Digitized by Arya Samaj Foundation Sa and eGangotri 


\ 


अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द भारतीय सस्कृति की 


आर्ष परम्परा के अग्रगण्य पुराधाओं में से एक थे । 
उनके उद्भास्वर व्यबितत्व ने आर्यसमा' ` और 
स्वाधीनता-आंदोलन--दोनों को सुदृढ़ किया, में 
जो परिवर्तनकारी तेजस्विता थी, उसके पीछे qerga 
मानवीय जीवन-मूल्यों का बल था; और यही. शत्रित 
उन्हें उनके महान बलिदानी शिखर तक ले गई \ 


पंडित सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा रचित स्वार्मः'जी 
का यह जीवनवृत्त उनके बहुआयामी गतिशील 
व्यक्तित्व को पूरी प्रामाणिकता से व्याख्याथित कत्रा 
है । विद्वानों की राय में स्वामी जी के जीवन के 
विभिन्न चरणों को उद्घाटित करनेवाली यह Bla 
उन पर लिखी गई प्रायः तमाम कृतियों की सिरमौर 
है और सर्वप्रथम प्रणीत भी । उल्लेखनीय है कि 
सत्यदेव जी द्वारा रचित अपने गुरुवर्य की यह जीवनी 
उनके बलिदान के ठीक सात वषं बाद १९३३ में 
प्रकाशित हुई थी । 


आकस्मिक नहीं कि पिछले ६०-६५ वर्षों में विभिन्न 
विद्वानों ने इस पुस्तक की सराहना की है । उदा- 
हरणार्थ, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति 
डॉँ०धमपाल का कहना है कि समसामयिक समस्याओं 
का निदान ढूंढ़ते हुए प्रत्येक राष्ट्रभक्त नवयुवक और 
नवयुवती के सामने यह कृति आलोक पुंज की तरह 
विद्यमान रहेगी।' Sto विष्णदत्त राकेश के शब्दों में 
स्वामी जी आधुनिक भारत के संस्कृति-निर्माता थे' 
और (पंडित सत्यदेव जी की यह कृति उसी महामानव 
के जीवन के विविध प्रेरणादायक प्रसंगों तथा पहलुओं 
को उद्घाटित करती है।' उनके अनुसार, 'स्वामी 
जी के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ आज भी प्रासं- 
 गिकहैँ। यदि हमारी नई पीढ़ी इनके आलोक में 
अपना जीवन-पट बुत सकी तो निस्संदेह कल का 


5 


yi 


_ *Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पस्तकालय 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, gare 


९३.६ आगत त्या “On 


Cai 6 र 
पुस्तक-दिवरण को तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि 
स्तक पस्तकालय में पापिस आ 


हिंद ३० वे दिन तक यह पु 
जानी हि । अन्यथा ५० A प्रति दिन के हिसाब से विलम्बः 

दण्ड लगेगा । यत NR ‘gate 
गा शग I 
wel {© prot 


वर्ग संख्या .« 


` 


Fr kn SA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द 
[जीवनी] 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


z 
6 
छ 
= 
छ 
oO 
D 
ke) 
È 
a 
T 
Š 
= 
o 
= 
O 
= 
2 
= 
© 
ss] 
£ 
> 
ठ 
LL 
T 
E 
© 
७) 
© 
= 
< 
> 
a 
छ 
D 
N 
i 
fp 
a 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai a eGangotri 


| स्वामी श्रद्धानन्द 


पं० सत्यदेव विद्यालंकार 


oS i E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E po > ee 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


माता के पवित्र चरणों में 


ee e 


`| ii 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(TC रः 
| 
{ 


पुरोवाक्‌ 


गुरुकुल विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद के सभी सदस्यों की यह इच्छा थी | 
¦ कि कुलपिता स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज की जीवनी प्रकाशित हो । श्रद्धेय 

। स्वामी ओमानन्दजी सरस्वती ने गुरुकुल के प्रख्यात स्नातक तथा हिन्दी | 

¦ पत्रकारिता के सुमेरु पण्डित सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा लिखित 'स्वामी | 

श्रद्धानन्द' पुस्तक को इस संदर्भ में पुन: प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव | 

रखा जो सर्वसम्मति से अनुमोदित हुआ । स्वामीजी पर उन्हीं के पट्ट शिष्य | 

| 

t 

| 


| 
| द्वारा लिखित पुस्तक सर्वाधिक प्रामाणिक हो सकती है, यह सोचकर हम 
| इस कृति को पुनर्मुद्रित कर रहे हैं । मैं इस कृति को स्वामी जी पर लिखी 
¦ गई पुस्तकों में मील का पत्थर मानता हूँ । यह कार्य पुरा ही न होता 
' यदि श्री मूलचन्द गुप्त प्रधान आर्यसमाज दीवान हाल, दिल्ली अपने संकलन 
| से पुस्तक की प्रति उपलब्ध न कराते । इस अवसर पर मैं श्री मूलचन्दजी 
| को विशेष धन्यवाद देता हूँ । 
} आयंजगत्‌ में अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द का नाम और कार्य बड़े 
। सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है । उन्होंने आर्यसमाज के संस्थापक 
| -i सहषि दयानन्द सरस्वती के कार्य को आगे बढ़ाया, उनके विचारों को 
। | क्रियान्वित किया तथा उनके उद्देश्यों को जन-जन तक पहुँचाया । उन्होंने 
| | स्वयं को कल्याण मार्ग का पथिक बनाया, जो महषि दयानन्द के दिव्य 
| 
| 


जीवन से प्रेरणा लेकर समस्त विश्व के कल्याण के लिए निरन्तर प्रगति 
'पथ पर बढ़ता रहा | वह एक साधारण पुरुष से महापुरुष बना | वह व्यष्टि 
से ऊपर उठकर समष्टि में लीन हो गया । प्रस्तुत पुस्तक में स्वामीजी की 
इसी प्रेरणादायक यात्रा का रोचक तथा प्रेरक वृत्तान्त देखने को मिलता 
है । भारतीयता, भारतीय अस्मिता, भारतीय संस्कृति की संरक्षा तथा 
प्राचीन-नवीन का अद्भूत समन्वय उनके जीवन का सार है। राष्ट्रो- 
त्यान की बलिवेदी पर समर्पित हो जाने वाले उस युग-पुरुष की शब्दमयी 
झाँकी से आज का हिन्दुस्तान अपने वर्तमान तथा अनागत को उज्ज्वल 


ngri Collection, Harid 


E> ee 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Ka 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 


a viii ) 


| 
| 
बनाएगा । स्वामी जी ने अपने लिए कुछ न लेकर मानव जाति के कल्याण । 
के लिए aida यज्ञ किया था । वैदिक शिक्षा, नारी शिक्षा, दलितोद्धार, | 
शुद्धि आन्दोलन, स्वाधीनता आन्दोलन, आर्यसमाज का संगठन, राष्ट्रीय | 
एकता, सांस्कृतिक पुनरुत्थान तथा हिन्दू-मुर्लिम एकता के लिए आजीवन | 
निष्काम कार्य करते रहे। उन्होंने जो कुछ किया, उतना उस युग के 
किसी अन्य महापुरुष ने शायद ही किया हो । जा सोचते हैं कि वे किसी | 
एक सम्प्रदाय के लिए सोचते थे, वे साम्प्रदायिक भावना से परिपूर्ण थे, वे | 
गलती पर हैं । स्वामीजी महाराज इन क्षुद्र सीमाओं से ऊपर उठ चुके थे । | 
वे कर्म, अकर्म और विकर्म का भेद जानते थे उनके विचार उदार | 
थे । उनका हृदय विशाल था । उनकी विनम्रता, निर्भीकता, बलिदानी | 
भावना तथा सुदुढ़ता उनके Slag Hr ATT थी । वे मनुजता का “मान | 
थे, शूरता की शान थे, ऋषियों की आनवान थे, आषं चेतना की पहचान | 
थे और थे भारतभारती के अभिमान | । 

श्री स्वामी श्रद्धानन्द अनुसंधान प्रकाशन केन्द्र ने स्वामीजी की इतिहास | 
सिद्ध जीवनी के प्रकाशन का निर्णय लेकर पुण्य कार्य किया है । स्वामी | 
श्रद्धानन्दजी का यह मंगलप्रद जीवन-चरित पाठकों के अन्त:क्रल्मष को 
'धो डालेगा; उन्हें उदात्त जीवन शिखर की ओर बढ़ चलने की प्रेरणा देगा | 
तथा सार्वजनिक जीवन-क्षेत्र में सदाचार, संगठन, सहिष्णुता, मानवता | 
तथा आत्मबलिदान का मार्ग दिखाएगा | 

मैं इस कृति के प्रकाशन पर अंत्यधिक प्रसन्न हूँ तथा आशा करता हूँ | 
कि सामधिक समस्याओं का निदान dea हुए प्रत्येक राष्ट्रभक्त नवयुवक 
और नवयुवती के सामने यह कृति आलोक पुंज की तरह विद्यमान रहेगी | | 
स्वामीजी के कतृ त्व के पुनर्मूल्यांकन के लिए भी यह आधारभूत सामग्री । 
का कार्य करेगी । इतिहासवेत्ताओं को स्वामीजी की प्रासंगिकता परि- 


भाषित करनी है । हमने इस कृति के प्रकाशन द्वारा चिन्तन-गंगा का 
मूलस्रोत उद्घाटित किया है । 


(sto) धर्मपाल आये 
र कुलपति 
गुरुकुल कॉगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


१४.३.९५ 


= 
z 
| 
z 
| 
4 


~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द और हिन्दी जागरण 


श्री सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा प्रणीत 'स्वामी श्रद्धानन्द' पुस्तक भारत के 
महान्‌ निर्माता की प्रेरक और प्रामाणिक जीवनी है। यद्यपि स्वामीजी ने 
'कल्याणमारगं का पथिक' नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी, तथापि श्री 
सत्यदेव जी ने उसे कलात्मक जीवनी का रूप देते हुए इस कृति की रचना 
की । रूपक की भाषा में कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि श्री सत्यदेवजी 
भगीरथ हैं जिन्होंने कल्याणमागे के पथिक रूपी ब्रह्मकमंडल में सुरक्षित 
= को सवेजन हिताय वैचारिक भूमि पर प्रशस्त तथा प्रथित रूप 
में अवतरित कराकर लेखन की भूमि को उर्वरा बनाया | पण्डित इन्द्र 
विद्यावाचस्पति ने 'मेरे पिता”, श्री विष्णू प्रभाकर तथा विष्णुदत्त राकेश ने 
“स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती' तया Sto धर्मपाल आये ने 'एकता के सूत्र- 
धार' लिखकर संस्मरण तथा जीवनी शैली को पुष्ट किया । डॉ० निरूपण 
विद्यालंकार तथा sio विनोद विद्यालंकार ने स्वामी श्रद्धानन्द : एक 
विलक्षण व्यक्तित्व” ग्रन्थ का सम्पादन कर स्वामी जी के जीवन पर संदर्भ 
सामग्री प्रस्तुत की । कालक्रम की दृष्टि से पण्डित सत्यदेव जी की पुस्तक 
इन प्रयत्नो में सर्वप्रथम कही जा सकती है । स्वामी जी के बलिदान के 
ठीक सात वर्ष बाद १६३३ में इस कृति का प्रकाशन हुआ । इन्द्र जी की 
पुस्तक 'मेरे पिता” १९५७ में प्रकाशित हुई । अतः यह स्पष्ट है कि स्वामी 
जी की आत्मकथा के बाद उन तथ्यों तथा घटनाओं का इस कृति में 
सत्यदेव जी ने उल्लेख किया है जिनका उल्लेख आत्मकथा में नहीं हो सका 
था। 

सत्यदेव विद्यालंकार १६२० में गुरुकुल के स्नातक बने । पत्रकारिता 
को अपना लक्ष्य बनाकर उन्होंने सावेजनिक जीवन क्षेत्र में पदापेण किया । 
भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में सक्रिय भाग लेते के कारण वह १९२०, 
१६३० तथा १६३२ में जेल गए | वह उत्तम कोटि के लेखक तथा सुवक्ता 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SSS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


थे। उनके अग्रज मित्रों में आचार्य अभयदेव, श्री जयचन्द्र विद्यालंकार तथा 
Sto मत्यब्रत विद्यालंकार के नाम उल्लेखनीय हैं जो उनसे एक वर्ष पूर्व 
स्नातक बने थे। दिल्ली से निकलने वाले 'विजय' पत्र के सम्पादन के 
साथ उन्होंने हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में पग रखा । दैनिक हिन्दुस्तान 
तथा दैनिक नवभारत के वह संस्थापक सम्पादक थे । राजस्थान केसरी, 
मारवाड़ी, प्रणवीर, नवयुग, स्वतन्त्र, विश्वमित्र तथा अमर भारत का भी 
उन्होंने सम्पादन किया । नागपुर, कलकत्ता, दिल्ली तथा उज्जंन-इन्दोर में 
रहकर पत्रों का सम्पादन करते हुए उन्होंने हिन्दी पत्रकारिता के दिग्विजयी 
रथ को सफलतापूर्वक संचालित किया । इसके अतिरिक्त लेखक के रूप सें 
भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया । गांधीजी का मुकदमा, दथानन्द दर्शन, 
श्द्धानन्द, लाला देवराज तथा महाशय कृष्ण की जीवनी उनकी प्रमुख 
रचनाएं हैं। पण्डित सत्यदेवजी को आर्यसमाज तथा सनातन धर्म के 
समाज-सुधारक महानुभाव समान रूप से आदर देते थे। प्रसिद्ध सनातन- 
धर्मी नेता गोस्वामी गणेशदत्त ने अपने पत्र अमर भारत दैनिक' का सम्पादक 
सत्यदेव जी को ही बनाया था । दयानन्द के राष्ट्रवाद के वह प्रामाणिक 
व्याख्याता थे | 

पण्डित सत्यदेव स्वामी श्रद्धानन्द जी के प्रमुख शिष्य थे। सद्धर्म 
प्रचारक तथा श्रद्धा का सम्पादन उन्होंने स्वामी जी के चरणों में बैठ 
कर संयुक्त रूप से किया था । पंजाब सरकार द्वारा उन्हें 'जय साहित्य” 
नामक अभिनन्दन ग्रन्थ भी भेंट किया गया । पण्डित जी का निधन ६८ 
वर्ष की अवस्था में २५ जून, १९६५ को हुआ । इस अवसर पर पण्डितजी 
का सादर स्मरण करना हमारा पुनीत कत्तव्य हो जाता है । 

यह लिखते हुए परम हषे हो रहा है कि पण्डित सत्यदेव जी की 
उस्तक स्वामी श्रद्धानन्द' का पुनमु दरण गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के 


स्वामी श्रद्धानन्द अनुसन्धान प्रकाशन केन्द्र से हो रहा है। इस पुस्तक से 
भारत की नई पीढ़ी को नव-निर्माण की प्रेरणा मिलेगी तथा मिलेगी वह 
मणिप्रभा, जिसके अव्याहत आलोक में निराश 
0000 सकता | 


स्वामी श्रद्धानन्द जी ने अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति और तदनुसार चलने 


। का अंधकार क्षण-भर नहीं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— 


( ४) | 


¦ वाले विश्वविद्यालयों को चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति की । 
| नींव डाली । राष्ट्रभक्त और चरित्रवान नवयुवकों के निर्माण के लिए । 
(२५ ¦ उन्होंने गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना की | महषि दयानन्द ने यदि हिन्दी को | 
¦ राष्ट्रभाषा का रूप देने का उद्योग किया तो स्वामी श्रद्धानन्द ने आर्यसमाज | 
के मंच से यह आवाज उठाई कि शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ होनी | 
चाहिए | स्वामी ओ म्वप्नों की दुनिया में विचरने वाले हवाई व्यक्ति नहीं । 
थे । वह जननेता तथा धरती से जुड़े हुए मंहामानव थे, दृढ़ संकल्पों को । 
मूर्त करने वाली शक्ति थे तथा भविष्य को चीर कर देखने वाली अन्त- 
दृष्टि के धनी विचारक थे । गुरुकुल काँगड़ी उनके विचारों के क्रिपात्मक | 
परीक्षण की प्रयोगशाला थी । दीनबन्धु एन्डू ज जब शान्ति निकेतन से | 
!  लौटकर स्वामी जी से मिले और गुरुदेव रदीन्द्रनाथ के काव्य-कानन में | 
| कूजने वाले छात्र कोकिलों की चर्चा की तो स्वामी जीने कहा था | 
| qea के आश्रम में विद्यार्थी कविता गाते हैं और गुरुकुल में विद्यार्थी i 
कविता जीते हैं ।' 
स्वामी जी प्राच्य विद्याओं के उन्नयन के साथ-साथ आधुनिक ज्ञान- 
|. विज्ञान की शिक्षा प्रदान किए जाने के प्रबल समर्थक थे । जहाँ उन्होंने वेद, | 
pe दर्शन, तुलनात्मक धर्म तथा प्राचीन भारतीय इतिहासः संस्कृति i 
तथा पुरातच्व को अध्ययन का विषय बनाकर प्राचीन की रक्षा की, वहाँ 
विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था कर एक नए युग का प्रारम्भ भी किया । 
। गुरुकुल भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला विश्वविद्यालय है जहाँ विज्ञान 
| का अध्यापन हिन्दी माध्यम से शुरू हुआ । आज जब तकनीकी शब्दावली 
¦ के निर्माण में देश ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर ली है तब भी fara- 
विद्यालयों में हिन्दी में विज्ञान-अध्यापन तथा लेखन के काम को दुरूह 
माना जाता है । तब १९०८ के युग में विज्ञान की पढ़ाई हिन्दी में हो, यह 
संकल्प कितना कठिन रहा होगा । उस समय वैज्ञानिक शब्दावली का 
हिन्दी गठन कल्पनातीत कार्य था । स्वामी जी ने अपनी उत्कट राष्ट्र भक्ति, 
आत्मगौरव तथा प्रबल इच्छा शक्ति से इस असंभव कारय को भी संभव 
कर दिखा दिया | उनकी प्रेरणा से गुरुकुल के अध्यापक श्री गोवर्धन शास्त्री 
ने भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान पर हिन्दी में. पुस्तक fadi । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लौटे वैज्ञानिक श्री महेश चरण सिन्हा 
ने वनस्पति शास्त्र पर पुस्तक लिखी । बाद में तो आचार्य रामदेव, चन्द्र- 
गुप्त वेदालंकार, जयचन्द्र विद्यालंकार, सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, Sto सत्य- 
केतु विद्यालंकार तथा अत्रिदेव विद्यालंकार ने भारतीय इतिहास, समाज- 
शास्त्र, नृतत्वशास्त्र, मनोविज्ञान, चिकित्साशास्त्र जैसे विषयों पर हिन्दी 
में उत्कृष्ट ग्रन्थों का लेखन किया | आचार्य रामदेव जी द्वारा सम्पादित 
‘afer मैगजीन” पत्रिका के प्रशंसकों में महात्मा गाँधी, लियो टालस्टाय 
तथा योगिराज अरविन्द के नाम उल्लेखनीय हैं । 

हिन्दी के माध्यम से उच्च से उच्च विषय की शिक्षा सुगमता से दो 
जा सकती है, यह प्रमाणित कर उन्होंने देशी भाषाओं को पराधीन भारत 
में वह प्रतिष्ठा दिलाई जिसकी ओर गांधीजी, विनोबा भावे, काका कालेल- 
कर तथा जाकिर हुसेन इशारा. करते रहे । तभी तो तत्कालीन कलकत्ता 
विश्वविद्यालय आयोग के प्रधान श्री सेडलर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था-- 
'मातृभाषा द्वारा उच्च शिक्षा देने के परीक्षण में गुरुकूल ने अभूतपूर्व 
सफलता ग्राप्त की है।' काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की अत्याधुनिकता पर 
इंगित करते हुए गांधीजी ने महामना मालवीय जी से कहा था--'गंगा के 
किनारे हरिद्वार के जंगलों में गुरुकुल खोलकर जब स्वामी श्रद्धानन्द 
हिन्दी के माध्यम से उच्च शिक्षा दे सकते हैं तो बनारस में गंगा के किनारे 
बेठाकर आप इन बच्चों को टेम्स का पानी क्यों पिला रहे हेत. 

(९ मई, १६१३ के सद्धमं-प्रचारक में स्वामी जी ने संयुक्‍त प्रान्त के 
भूतपूर्व लॉड सर एंटनी मैकडोनल्ड को ससम्मान स्मरण किया था, जिनके | 
सहयोग से आर्यंभाषा हिन्दी तथा देवनागरी अक्षरों को न्यायालय में कुछ | 
स्थान मिला था । इतना होने पर भी न्यायालय के अहलकार उर्दू में ही 
PO ल तने 
सरकारी पत्र मेरे पास पहुँच जाएँ जिनमें आर्य ल नार à 
FE न जाए जिनमे आर्यभाषा तथा देवनागरी लिपि 
के साथ निर्दयता का किया गया हो तो मैं इस विषय को इस प्रान्त / 
Ta कानूनी कोसिल में पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा । मुझे यह देखकर बड़ा | Ff 
शोक होता है कि बेचारी देवनागरी जिन भारतभूषणों को अपना एक- | | 


ures 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


M 
J 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( xiii ) 

मात्र सहारा समझती है उनकी सहानुभूति अपनी मातृभाषा के साथ कथन 
मात्र ही प्रतीत होती है ।' 

ua उद्धरण से सहज ही समझा जा सकता है कि न्यायालयों में हिन्दी 
में कामकाज कराने में वह अत्यन्त उत्सुक थे । न्यायालय का कार्य उस 
भाषा में होना चाहिए, जिस भाषा को न्याय चाहने वाला अच्छी तरह 
स उनके इस कायं में बाबू मदनमोहन जज, पण्डित विष्णु- 
लाल जज तथा बाबू मुसद्दीलाल जज ने भरपूर सहयोग दिया । 

स्वामी जी ने १८८६ में सद्धर्म-प्रचारक उर्दू में निकालकर पंजाब में 
उर्दू के गढ़ में संस्कृत और संस्कृति की नींव लगाई । ब्रिटिश सत्ता के 
विरुद्ध उग्र वातावरण का निर्माण किया । जब मराठी केसरी का हिन्दी 
संस्करण १६०७ में प्रकाशित हुआ तब स्वामी जी ने घाटा सहकर भी 
सद्धर्म-प्रचारक को १६०७ से ही हिन्दी में निकालना शुरू किया । दोहरा 
मापदण्ड स्वामी जी के जोबन से कांसों दूर था । इस पत्र में धर्म, शिक्षा, 
राजनीति, समाज-सुधार तथा राष्ट्रीय समस्याओं पर भरपूर सामग्री 
रहती थी । गाँधी जी के अफ्रीका सत्याग्रह तथा लोकमान्य तिलक के 
निर्वासन पर की गई बेबाक तथा निर्भय टिप्पणियों से यह पत्र सरकार 
की आँख की किरकिरी बन गया । उनके ga इन्द्र विद्यावाचस्पति ते 
१९१२ में दिल्ली से इसी तेवर का 'विजय' नामक हिन्दी साप्ताहिक 
निकाला । १६१८ में इसे दैनिक कर दिया गया। १६२० में स्वामी जी 
ने गुरुकुल से ova नामक पत्रिका निकाली । “श्रद्धा का महत्त्व इसलिए 
भी हो सकता है कि इसमें हिन्दी और राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति विषयक 
अनेक लेख प्रकाशित हुए । आचार्य पद्म सिह शर्मा तथा पण्डित रुद्रदत्त 
शर्मा को सत्यवादी' के प्रकाशन-सम्पादन में स्वामी जी से भरपूर 
सहायता मिली | यह बात १६०४ की है । 

ca जी वृहत्तर भारत के गौरव को प्रकट कर भारतीय नवयुवकों 
में औरमगोरव जगाता चाहते थे । उनके शिष्य चन्दरगूप्त वेदालंकार ने 
इस विषय पर सवंप्रथम हिन्दी म॑ ग्रन्थ लिखकर उनकी यह साध पूरी की | 
प्रचार की दृष्टि से उनके शिष्यों तथा अनेक आये-प्रचारकों ने भारत से 
बाहर जाकर हिन्दी-सेवा की । स्वामी जी की प्रेरणा से गोपाल नारायण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — ५ 


o NE Fe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( xiv ) 


पर्थिक फीजी पहुँचे । पथिक जी ने वहाँ प्रवासी भारतीयों में हिन्दी प्रचार 
का कार्य किया । उन्हीं की प्रेरणा से फौजी के युवक-युवतियाँ भारत में 
पढ़ने के लिए आए। स्वामी राम मनोहरानन्द ने १६१६ में वहाँ जाकर 
गुरुकुल की स्थापना की। भवानी दयाल संन्यासी ने दक्षिण अफ्रीका में 
१ हिन्दी-प्रचार का कार्य स्वामी जी की प्रेरणा से क्रिया । गुरुकुल के यशस्वी 
स्नातक अमीचन्द्र विद्यालंकार के कार्य को भी भूलाया नहीं जा सकता । 
मारिशस में हिन्दी-प्रचार को पृष्ठभूमि में भी आर्यसमाज की प्रमुख 
भूमिका रही है । 
i स्वामी जी ने आत्मकथा, संस्मरण तथा जीवनो विधा पर 'कल्याण- 
मागे का पथिक', 'बंदीघर के विचित्र अनुभव' तथा 'आर्य पथिक लेखराम' 
पुस्तकें लिखकर आत्मकथाकार, संस्मरणकार तथा जीवनीकार का सफल 
विरुद पाया । यही कारण है कि १९१३ में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन भागलपुर का उन्हें प्रधान बनाया गया । हिन्दो क सुप्रसिद्ध 
साहित्यकार डॉ० श्यामसुन्दर दास ने स्वामी जी के स्वागत में जो शब्द 
कहे थे, उनसे स्वामी जी के महिम व्यक्तित्व पर गहरा प्रकाश पडता है । 
हिन्दी के प्रारम्भिक निर्माताओं में महषि दयानन्द सरस्वती तथा भारतेन्दु 
T के साथ स्वामी जी का नाम आदर के साथ लिया जा सकता 
i 
स्वामी जी ऐसे विचारक और पथदर्शक थे, जिन्होंने रूढ़ियों और 
अत्धविशवासो पर चोट करते हुए सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया; 
धरम, संस्कृति ओर जीवन दर्शन की वैज्ञानिक व्याख्या की; एक साथ सबके 
उठकर खड़े होने तथा चलने की प्रेरणा दी; अपने आत्मगौरव को पहचानने 
का अवसर दिलाया तथा समान शिक्षा के लिए समान अवसर और व्यवस्था 
का विधान कर पीढ़ियों के निर्माण की प्रयोगशाला गुरुकुल के रूप में 
. स्थापित की । स्थापना क्या, शिक्षा के क्षेत्र में युगान्तर ही उपस्थित कर 
दिया । अछूतों के लिए सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने जो 
कु » वह उस समय तक किसी ने नहीं किया था, कांग्रेस ने भी 


सत्यदेव जी की यह कृति उसी महामानव के जीवन के विविध 


TA 


ee ICE co 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


r SI 


| 
| प्रेरणादायक प्रसंगों तथा पहलुओं को उद्घाटित करती है । स्वामी जी 
| के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ आज भी प्रासंगिक हैं । यदि हमारी नई 
। पीढ़ी, इनके आलोक में अपना जीवन-पट बुन सकी तो निस्संदेह कल का 
| उन्नत भारत. उनका होगा तथा उनका रहेगा । स्वामी जी आधुनिक 
| भारत के संस्कृति-निर्माता थे । e 
| अस्तु, इस कृति के प्रकाशन में रुचि लेकर कुलाधिपति श्री सूर्यदेव, 
| परिद्रष्टा न्यायमूर्ति श्री महावीर सिंह, कुलपति sto धर्मपाल आये, कुल- | 
| सचिव डॉ० जयदेव वेदालंकार, उपकुलपति Wo रामप्रसाद वेदालंकार | 
| तथा वित्ताधिकारी श्री जयसिह गुप्त ने जो सहायता की है, उसके लिए , 
हम चिरकृतज्ञ हैं । sto जगदीश विद्यालंकार ने भाग-दौड़ कर ग्रन्थ को! | 
मुद्रित करवा कर आपके हाथों में पहुँचाया, इसके लिए उन्हें साधुवाद । | 
इस पुस्तक का पुनर्मुद्रण कर विश्वविद्यालय आचार्य-ऋण से कुछ | 
अंशों में उऋण हुआ है, इस विनम्र विश्वास के साथ यह पुस्तक आपके | 
हाथों में सप्रेम समपित है । 


१३.३२.१६६५ Sto विष्णुदत्त राकेश 
Fe मानविकी संकाय तथा निदेशक 

स्वामी श्रद्धानन्द अनुसन्धान प्रकाशन केन्द्र 

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उ०प्र०) 


| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar s i 


ke 4 2 आ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह daca यस 


HER... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# दो शब्द % 
देर से इच्छा थी कि अपने जन्म ओर दीक्षा के गुरू 
स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द जी का Rega जोबन-चरित्र 
जनता की भट रख सकू । आवश्यक सामग्री एकत्र कर 
ली, कई बार उसे श्रारम्भ किया, परन्तु दो कदम आगे 
भी न चल सका । तरह तरह की बाधाओं ने रास्ता रोक 
रखा । यह भी विचार आता रहा कि शायद में अपने को 


qana से ऊँचा उठाने में समर्थ न हो सकूं। तब यही . 


सोचा कि इस कार्य को किसी दूसरे महानुभाव के erat 
में सौंप दूँ । श्री सत्यदेव क्खालङ्कार में गुरु का जीवन- 
लिखने के योग्य भक्ति और शक्ति दोनों ही वस्तुयं दिखाई 
दीं । : मैंने सब सामग्री उन को सौंप दी । विद्यालङ्कार जी 
ने जिस परिश्रम और तत्परता से उस कारय को किया 2, 
पुस्तक HIB उस की गवाही दे रहे दै । पुस्तक प्रेम ओर 
नियता से लिखी गई दै। आशा दै, प्रमी पाठक उसे 
पढ़ कर सन्तुष्ट होंगे | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RR RE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


x% z 3% 


| 
| 
| श्रीमहयानन्द्‌-निर्वाण-अधे-शताब्दी के अवसर पर उस ata 
| कै मिशन की पूर्ति के लिये ही उसके चरणों में सर्वस्व न्योछावर 
| करने वाले महापुरुष की जीवनी से अधिक सुन्दर भंट और क्या 
| हो सकती है ? जो अपने महान्‌ बलिदान द्वारा सुदीर्घ जीवन की 
| ater भी कहीं श्रधिक काम कर गया, उसकी अमर-जीवन- 
| कहानी से अधिक बढ़िया और क्या वस्तु, इस समय, जनता की 
| सेबा में उपस्थित की जा सकती है? लेखक अपने को धन्य | 
— है कि उसको अपने STAG की यह जीवनी इस संस्मर- 
णीय ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित करने का वह अहोभाग्य 
प्राप्त हुआ है, जिसकी कि-वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता 
था | गुरुकुल का कौन स्नातक इस जन्म में अपने दिवंगत 
SITÀ के उपकारों को भूल सकता है ? निरन्तर चौदह वर्ष तक 
। एक प्रकार से उनकी गोद में ही खेलते हुए जिस मातृ-पितृ-फ्रूषि 
AY से हम स्नातक क्रृणी हैं, उससे SHU होना सम्भव नहीं 
है । इस लेखक पर वह HY एक दूसरे नाते से और भी अधिक 
है । लेखक के स्वर्गीय नाना जी कट्टर श्रायसमाजी थे । उस नाते 
से उसके माता-पिता का शुभ-विबाह उन विवाहो में से था, जो 
आर्यसमाज की वैदिक-पद्धति से, जालन्धर-य़ायेसमाज के शुरू, 
के दिनों में, महात्मा युन्शीराम जी द्वारा ही सम्पन्न कराया राया. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| (a) 


था | HAF को इस शुभ-घटना वा पता बहुत दिनों बाद--शुझ- 
कुल से स्नातक होने के भी कुछ समय बाद--लगा था। पर, 
। उस दिन से उसके हृदय में कुछ विचित्र-सी भावना काम कर 
रही थी | उसमें श्राचाये के प्रति विशेष कृतज्ञता का भाव ही 
| अधिक था | Sa की इस जीवनी के द्वारा अपनी कृतज्ञता 
। को मृत्तरूप देने का यह दुष्प्राप्य सुयोग अनायास ही प्राप्त होने 
| पर, उसको कुछ थोड़ा-सा सन्तोष Hay हुआ है | | 
| आयेसमाज के लिये गौरव-स्वरूप महापुरुष की प्रामाणिक, 
| विस्तृत और श्वष्टलाबद्ध जीवनी के लिये श्रार्यसमाज में तो 
। सम्भवतः कोई विशेष चर्चा नहीं थी; किन्तु गुरुकुल के स्नातकों 
| में उसके लिये विशेष आन्दोलन श्वश्य था । सूपा-गुरुकुल के 
| ्रध्यापक श्री शंकरदेवजी विद्यालंकार ने “श्राय? और “ज्योति? में 
| अमर शहीद की श्रमर कथा कौन लिखेगा Y शीषक से लिखे 
== लेखों द्वारा उसके लिये कुछ आन्दोलन सावेजनिक तौर पर | 
भी किया था | श्री० रामगोपालजी विद्यालंकार ने Az सन्यासी 
Walaa? नाम से एक सुन्दर पर संक्तिप्त जीवनी लिखी भी थी। 
उसके प्रकाशक उसको जल्दी ही प्रकाशित करने पर तुले हुए 
थे, इस लिये सब सामग्री एकत्रित कर कुछ खोज करने का 
उनको अवसर नहीं मिल्ला था। प्रो० इन्द्रजी विद्यावाचस्पति 
भी उसके लिये लग कर उद्योग करना चाहते थे, पर उनको देश 
के राजनीतिक-आन्दोलन से फुसेत कहां थी ? दूसरे कुछ स्नातकों 
को भी उन्होंने इसके लिये प्रेरित किया था | कुछ ने इस काम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(कफ) 


को हाथ में लिया भी, पर कोई न कोई ऐसी अड्चन श्राती रहीं 
कि उस काम का रम्भ ही न हो सका | अन्य स्नातक-भाइयों 
की तरह अपने श्राचाये की प्रामाणिक और विस्तृत जीवनी की 
आवश्यकता को अनुभव करते हुए भी लेखक यह कभी खयाल में 
भी नहीं ला सकता था कि गुरुकुल से स्नातक होने के बाद SA- 
हयोग-अआन्दोलन की घोषणा के पहिले दिन, १ श्रगस्त सन्‌ 
१६२.०, से ही कांग्रेस के जेल-श्रान्दोलन में निरन्तर लगे रहने 
पर भी, उसको इस महान्‌ कार्य फे सम्पादन करने का सुयोग प्राप्त 
होगा | कलकत्ता से जेल से छूटकर देहली आने पर प्रो० इन्द्र्जी 
विद्यावाचस्पति ने इसके लिये प्ररित किया । यह जीवनी उनकी 
ही शुभ प्रशा का परिणाम दै । विचार तो इसको गुरूकुल 
के गत वार्षिकोत्सव पर ही प्रकाशित करने का था, किन्तु उस 
स*य यत्न करने पर भी वेसा न हो सका | देवी सुभद्रा के १५ 
मास बाद जेल से छूटने पर लेखक उनको लाने के लिये कलकत्ता 
गया | पहिले तो स्वयं ही कुछ दिन आर जेल में काटने पड़े । 
फिर देवी सुभद्रा के स्वास्थ्य के जेल में एक दम गिर जाने पर 
दो-तीन महीने कलकत्ता में ही उनके औषधोपचार के लिये रुक 
जाना पड़ा | जुलाई में कलकत्ता से लौट कर फिर काम को हाथ 
में लिया तो देखा कि पीछे व्यवस्थित किये हुए कागज़-पत्र 
पुलिस की कृपा से तलाशी में सब ढेर कर दिये गये थे। फिर 
उनको नये सिरे से सम्हाला गया और अ्रर्ध-शताब्दी पर जीवनी 
प्रकाशित करने के लिये रात-दिन एक किये गधे | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
z 0 > okt 


E v2 = Jambi) aI 


f A 
H 4 
i a VSR ४-2. S T o eae | ze le 


LS TŰ I याशा 


s Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Cs) 


इतिहास के समान ही जीवनी के लिये की जाने वाली खोज 
का भी कोई अन्त नहीं है और इस जीवनी के लिये भी अव 
श्यक-सामग्री श्रभी बहुत shee इकट्टो की जा सकती है, किन्तु 
लेखक को इतना सन्तोष है कि प्राप्त-सामग्री का उसने पूरा 
सदुपयोग किया है और कोई चालीस हज़ार पन्नों की उसने 
इसके लिये छान-बीन की है । विचार यह था कि जीवनी को 
पांच-सो प्रष्ठों से अधिक बढ़ने न दिया जाय | पर, साढे छः सौ 
पृष्ठ हो जाने पर भी उसमें श्रभी बहुत कमी अनुभव हो रही है | 
उस कमी को पुस्तक का आकार बढ़ाये बिना पूरा करना सम्भव 
नहीं था | यदि इस संस्करण का योग्य स्वागत हुआ, तो सम्भव 
है बह कमी दूसरे संस्करण में परी की जा सके । वैसे यह काम 
एक या दो व्यक्तियों के करने का नहीं था । जालन्धर-प्ा्- 
समाज, पञ्जाब-प्रतिनिधि-सभा, गुरुकुल-कांगड़ी और må- 
सार्वदेशिक-सभा पर स्वामी जी का जो उपकार और आण है, 
उसको देखते हुए उनमें से ही किसी संस्था को यह काम करना 
चाहिये था। अच्छा तो यह होता कि गुरुकुल की ओर से 
दो-एक योग्य स्नातकों पर गुरुकुल में ही बैठ कर उसके लिखने 


फा काम डाला जाता और पज्ञाब-प्रतिनिधि-सभा अथवा sar 


सार्वेदेशिक-सभा मिल कर श्रथवा दोनों मे से कोई एक य़ा थिक- 
भार की सब जिम्मेवारी अपने ऊपर लेती । इस यत्न में कमी 
या चुटि अनुभव करने वालों के लिये अब भी समय हैं कि आगे 
उसको पूरा करने का यत्न करें | 
५ 


© eves ean manson by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ce) 


जीवनी के कुछ हिस्से, सम्भव है, कुछ सज्जनों के लिये कटु 
श्रौर कठोर हो गये हों; सचाई को छिपाये बिना उनको सरल 
तथा प्रिय बनाना सम्भव नहीं था | इतिहास और जीवनी लिखने 
का काम इसी से अप्रिय और अरुचिकर भी है ! 


इस जीवनी के पहिले कुछ भाग तो एक प्रकार से चरित्र- 
नायक की लेखनी से “कल्याण माग का पथिक? नाम से fay 
गये आत्म-चरित की ही छाया हैं । आत्म-चरित को जीवनी का 
रूप देने के लिये ही उनमें अवश्यक परिवतेन किया गया है | 
जीवनी के लिखने की सम्पूण जिम्मेबारी लेखक पर है। उसके 
लिये किसी दूसरे को जिम्मेवार sacar अनुचित और अन्याय 
होगा । भाई श्री मुक्कुटबिहारी जी ने हस्तलिखित कापी को पढ़ने 
siz पंडित भ्रयोध्याप्रसाद जी ने उदूं-लेखों से सामग्री saz 
करने में जो सहायता की है, उसके लिये लेखक श्राप दोनों का 


श्रनुग्रहीत है | 


मराठी में श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकर द्वारा लिखित | 
भगवान्‌ तिलक के चरित्र के दो विशाल-खयड तथा अन्य लेखकों | 
द्वारा उनके लेखों तथा संस्मरणों का किया हुआ दिन्य-संग्रह 
पढ़ कर, श्री प्रथ्वीश्चन्द्र राय महोदय की देशबन्धु दास के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(Zz ) 


अदभुत ग्रन्थ देख कर और स्वामी रामतीर्थे, परमहंस रामकृष्ण, 
विवेक्रानन्द, राममोहन राय, टेगोर, गोखले झादि के लेखों तथा 
जीवनियों पर होते हुए सराहनीय कार्य का १रिचय प्राप्त कर्‌ 
और शआयेप्तमाज में श्रायेसमाज के विधाताओं--प० शुरुदत्त, 
yo लेस्वराम, स्वामी श्रद्धानन्द जी आदि--के सम्बन्ध में पूर्ण 
शान्तिपाठ होता हुआ देख कर यही wea पड़ता है कि sd- 
माज में ऐसा ठोस साहित्य उत्पन्न करने की अभी प्रवृत्ति ही 
“दा नहीं हुई है । आगे आने वाली सन्तति में ज्ञान, उत्साह, 
हते एवं प्ररणा पदा करने के लिये ऐसे ठोस साहित्य की सब 
! अधिक आवश्यकता है। ऐसा साहित्य ही वीरपूजा का 


नदशक दे । जिस समाज अथवा जाति में अपने वीरों की पूजा, ` 


उकी स्मृति की र्ता और भावी सन्तति के सामने उनके आदश 
। उपस्थित करने का यत्न ही नहीं होता, वह किस qd पर 
वित रहने की आशा रखता 2.2 “जीवन के लिये ऽप्रावश्यक 
तिक स्रोत को बन्द करके जीवित रहने को श्राशा रखना 
“थवा जीवन के लिये आवश्यक साधनों की खोज करना Fa- 


om फे समान दे ! आर्यसमाज की इस समय कुछ ऐसी ही 


x nN si a 
“अस्था ६ | aen AIST की जो भावना बंगाल, महाराष्ट्र, 
!जरात तथा मद्रास अःदि प्रान्तों में है, आर्यसमाज में उसका 
अत्यन्ताभाव है | अपने विधाताओं की अचना के लिये आबश्यक 


` चिरस्थायी वीरपूजा की ऐसी सामग्री के बिना आसमा के 


pa की qaaa धूप-दीप-नवेद्य से खाली थाली हाथ में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


uci | 


(z) 


ले मन्दिर में आरती उतारने के समान है | सिद्धांतों ओर 
Aiea gars के श्रनुस।र जीवन ढालने वालों क्री जीवनियों के 
साहित्य के बिना केवल उन 'सद्धान्तों ste aS को लकर 
लिखा गया महान से महान्‌ साहित्य भी प्राणशून्य देह ओर 
प्रकाशशुन्य दीपक के समान है | टेंगोर-स्मृ ति-प्रन्थ, दिवेदी-स्म[त- 
yey, ओमा-स्मृति-प्रन्य सरीखा कौन-सा उद्योग श्रायैसमाज में 
हो रहा दै ? अजमेर-शता ब्द पर 'दयानन्द-स्मृतिप्रन्थ' के लिये 
किया गया यत्न सराहनीय है, पर जो काम शतान्दी-कमेटी को 
सबसे पहिले हाथ में लेना चाहिये था, उसको सब के बाद हाथ 
में लेने से ऐसे साहित्य के सम्बन्ध में आयसमाज की मनोवृत्ति 
का पता लग जाता है | लेखक अपने कुछ स्नातक भाइयों के 
सहयोग से आचार्य श्रद्धानन्द्‌ नी का पत्न-व्यवहार, उनके चुने हुए 
लेख तथा उनके संस्मरण बड़े-बड़े तीन हिस्सों में प्रकाशित करने 
के लिये एक आयोजना तय्यार करना चाहता दै, जिसमें वह 
चेश्यवृत्ति से नहीं, केन्तु ब्र ह्मणवृत्ति से कुछ समय लगाने का 
भी विचार रखता हैं । इन पंक्तियों को पढ़ने और इस जीवनी 
को देखने के बाद य.दि किसी संहृदय सज्जन के हृदय में उस 


` ञ्रायोजना में कुछ सहयोग देने की भावना पेदा i तो वह 


Bar क साथ नीचे के पते पर पत्च5यवहार करने की कृपा 
अवश्य करे । आर्यसमाज में वीरपूजा की चिरस्थायी साहित्य- 
सामम्र। पैदा करने में सहयोग देना आपका कतेव्य है | आशा है 
आप उसका पालन करेंगे । आपके उस कतेव्य-पालन द्वारा ही 


en gi 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(z) 
aan इस जीवनी के लिये किये गये अपने यत्न की सार्थकता 
का श्रनुमान लगायगा | हि 


“अलंकार-वन्घु” 
कटरा बड़ियां, देहली 
गान्थी-जयन्ती, 

२ ग्रकतृवर १६३३ 


सत्यदेव विद्यालङ्कार 


न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Er: ं 


k विषय-सूची k 


पहिला-भाग 
ब्रह्मचर्य १---४४ 
_ 2. वृहस्पति ३--१२ 
_ २. बाल्यावस्था १२--१ ५ 
<..३. शिक्षा का प्रारम्भ TERR | 
_® नियमित-शिक्ता और स्वतन्व-जीवन का 
प्रारम्भ २६-३० | 
१. eaa जीवन के दुष्परिणाम A, AU ३७).. 
&. पतन का श्रीगणेश ३७--४२ 
७. मथुरा में दस दिन ७४२--४४ 
दूसरा-भाग 
वा. गृहस्थ ४५३ 


१. द्वितीय आश्रम में प्रवेश 

२. बरेली में श्रन्धकारमय जीवन 
__३: इस बीच में कालिज की पढ़ाई 
दिः 7 दिञ्य-प्रकार का दरशन 


| _.५, पतिव्रता पत्नी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(a) 

७. फिर से विद्यार्थी जीवन ६ ८--७ ३ 
=, स्वतन्ब आजीविका ७४--७६ 
ड £. वकालत की परींचा ८-८३ 
p at तन क! TA ८६--१२३ 

i ) ०) PS: ` ~ 
/ N Sra में प्रवेश ८५७--९३ 
| ks दृढ़ आये वनने की तय्यारी ६३--६ ५ 
| 3, मांस-भक्तण का त्याग CLES 
` ५. जालन्धर ्रा्यसमाज में पहिला भाषश ६७-६६ 
५. धम-संकट ६६-१०६ 
y £. पिता जी के विचारों में परिबतन १०७--१०६ 
न ७. मुख्तारी को दुकानदारी १०६--११९ 


`, =. पता जी की बीमारी और देहावसान १११--११६ 
£. वकालत की श्रन्तिम परीक्षा और उसका 
ग्रनुभव ११६-१२३ 


i Aafia .& उपक्रम 


५०” 


१२९--१७२ 
| O १. घाभिक उत्साह का प्रारम्भ | १२७ -१३१ 
__ >. विराद्री से खारिज किये जाने की धमकी १३१-१३४ 
रेः यभ-प्रचार का विस्तार १३४-१३४ 


ता जालन्बर श्रायेसमाज का पहला उत्सव १३५-१३८ 
४. 79 दौनदयालु जी से मुठभेड़ १३८- १४२ 
Be बम्बई की पहली यात्रा १४२-१४४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


h Ei 
BRS 


i ~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(a) 

७. पहिले पुत्र का जन्म १४४--१४५ 
८: जालन्धर-आयेसमाज का FATT उत्सव १४४--१४६ 
` ९. सत्य-प्रेम और धमे-निष्ठा १४६-१४८ . | 
१०. इन दिनों का व्यक्तिगत जीवन १४६-१५२३ 

११. धसे-प्रचार की घुन और जालन्धर-समाज 
का तीसरा उत्सव . १४४-- १६ ७ 
१२. दो-तीन दुःसह वियोग १६७-- १७२ 
घ. आयेसमाज का नेतृत्व १७३-२८६ 
१. महात्मा मुन्शीराम १७५-१५८ 
_ २. सद्धमे-प्रचारक १७६-१६८ | 
_ 2. हरिद्वार में कुम्भ-प्रचार १६८-२०१ | 
_ ४. स्री-शित्ता की लगन २०२-२०४ | 
४. ध्मे-पत्नी का देहान्त २०४-२१० | 
| ६. अआयैसमाज में ग्रह-कलह २१०--२४८ | 
| ७. आयै-पथिक का बलिदान और उस का | 
Ce च्षणिक प्रभाव २४८-२६१ 


_८- प्रतिनिधि-सभा के प्रधान-पद का दायित्व २५१-२६३ 
| D - पणित गोपीनाथ के साथ Meret और 


) मुकदमा २६२-२७२ 
/ Ro गुरुकुल का स्वप्न २७२-२८६ 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


P e ae x Fa NRE ve sep Te Pp ee ee =e Sie 
| Ce SN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| (a) 
| तीसरा-भाग 
| बानप्रस्थ 
| क. गुरुकुल २€१--१ ८२ 
| १. सवमेध-यज्ञ Ct 
| __ २. कांगड़ी में गुरुकुल ९९६२०५ 
| ३. विस्तार ३०४--३ ०६ 
| ४. गुरु-शिष्य सम्बन्ध ३०६-३१८ 
| ५. छोक-प्रियता ३१८--३२८ 
| ६. भ्रम और विरोध ३२८-३३३ 
| ७. गुरुकुल और प्रकाशपार्टी ३३३--३ ४ ० 
| ८. सरकार की तिरकी नजर ३४१--३५ ४ 
| . ६. आकर्षण और विशेषतायें ३५४--३६७ 
| Ron गुरुकुल और महात्मा गांधी ३६८-३७४ 
| ११. असिद्ध-स्वप्त ३७५--३७८ 
| ९१२. गुरुकुल से जुदाई ३७८-३८२ 
| सख. आर्यसमाज और सरकार ३८३४१० 
। २९.९: सरकारी कोप का कारण ३८५-३६९ 
/ २ कळ उदाहरण ३६१-३६६ 
m ff. ३. मुन्शीराम जी का सराहनीय कार्य ३९६--४१० 
प विविष ४९९---४४० 
| __.* १. आर्यसमाज का प्रचार ४१२--४२० 
२, आर्य-सावेदेशिक-सभा ४२१-४२६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


F P: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


FF a) 


३. परोपकारिणी-सभा ४२६-४२६. 
४. आयेकुसार-सम्मेलन ४२६-४३० 
५. हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन ४३१-४३५ 
६. महान व्यक्तित्व ४३५-४४० 


चोया-भाग 


y¥t— t= 


१. स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासी ४४३-४४४ 
२. संन्यासाश्रम में प्रवेश ४४६-४५१ 
„३. आर्यसमाज का इतिहास ४५१-४६५ 
४. गढ़वाल में दुभिक्तपीडितों की सहायता ४५५-४६३ 
k. धौलपुर का समाज-मन्दिर ४६३ 
६. राजनीति के विस्तृत क्षेत्र में ४६४-५३५ 
दै. गुरुकुल में फिर दो वषे .. ५२७-९६४ 


७. सावेदेशिक-सभा और मद्रास-प्रचार ५६५-६५८६ 
5८१०. हिन्वू-महासभा, संगठन और शुद्धि ४८४--६२२ 


~_ 2%. आयेसमाज ६२३--६ ३ ३ 
१२. अन्तिम-दिन ६३३-६३६ 

१३. अमर-पद की प्राप्ति ६३६-६४४ 

१,४: सिायलोकन ६४८ 
<< € ६ ४४--६ ४ 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


its केश | 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


d तर - 8 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हि भाग 


Ps 
+ 


ब्रह्म चय 


१, बृहस्पति, २. बाल्यावस्था, ३. शिक्षा का प्रारम्भ, 
४. नियमित शिक्षा और स्वतन्च जीवन का 
आरम्भ, ५. स्वतन्त्र जीवन के दुष्परि- 
णाम, ६. पतन का श्रीगणेश, 

७. मथुरा में दस दिन 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


|| 


ee 


—eeeeo———EE अ 


d 


१. d 


श्रायेसमाज फलित ज्योतिष और उस के आधार पर बनाई 

जाने वाली जन्मपल्लियों को नहीं मानता, तो भी घुणाक्तर न्याय ` 
से wend तय्यार करने वाले पाधों (परिडतों) की अटकल 
कभी-कभी बिलकुल ठीक चेठ जाती है। आआय्यसमाज ही में 
नहीं, समस्त हिन्दूसमाज में नास का बहुत महत्व हे | इसीलिये 
साता पिता यदि पुराण मतावलम्मी हुए तो पाधों की जन्मपत्रियों 
आर अआरयेसमाजी हुए तो संस्कार विधि? के अनुसार सन्तान 
` का नाम रखना बहुत आवश्यक सममे हैं । “यथा नाम तथा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


Tay की कहावत पर हिन्दू समाज का दृढ़ विश्वास है। हमारे 
चरित्रनायक मृत्युंजय स्वामी श्रद्धानन्द के माता-पिता कट्टर पुराण- 
मनावज्जम्बी Ti अतः यह स्वाभाविक ही था कि उन्होंने अपनी 
सन्तान का जन्म नास पाध की जन्मपल्नी क अनुसार बृहस्पति! 
रखा । ‘gaeita’ नास व्यवहार में कभी नहीं अया, किन्तु 
यह्‌ नाम चरित्रनायक की जीवनी के विलकुल अनुरूप था, 
मानो पाधाजो ने मुन्शीराम (वाद में स्वामी श्रद्धानन्द्‌ ) के 
भावी जीबन के सम्बन्ध में भविष्यवाणी करते हुए ही यह नाम 
रखा था । यह ठीक दे कि श्रारम्भिक ( (cok तक क ) 
स्वच्छून्द जीवन को देखते हुए यह कल्पना भी नहीं की जा 
सक्ती थ्री कि आचार-विचार. तथा ्रहार-व्यबहार में भी 
व-लगाम दौड़ने वाले मुन्शीराम जी “महात्मा” पद प्राप्त करेंगे, 
गुरुकुल विश्वविद्यालय' सरीखी संस्था की स्थापना कर के 
Bate वर्ष तक उस के “आचार्य? पद को सुशोभित करेंगे, 
जीवन के अन्तिम हिस्से में संन्यासाश्रम में प्रवेश करके न केवल 
दिन्ट्रसमाज प्रत्युत मनुष्यमात्र की दृष्टि में ‘TRI पर प्रतिष्ठित 
होंगे और इस प्रकार जन्म-नाम ‘aerate को सार्थक करेगे | 
परन्तु अपने चरित्र से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अपने यौबन 
म भांग ,वनास का सुखी तथा सम्पन्न जीबन विताने बाला 
व्याक्ति भी ब्रह्मचर्य का उद्धारक, महात्मा ओर संन्यासी बन 
सकता है, सरकारी नौकरी में पूर्ण ईमानदारी का जीवन 


AOT nme In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
Ree 


ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a 


है, संसार में नायब तहसीलदारी के लिवास में प्रवेश करने 
वाला भी सत्याग्रही बन कर न केवल जेल जा सकता है किन्तु 
नेताओं में भी sea हो सकता है, नास्तिकता की लहर में 
पूरी आजादी का निरंकुश जीवन बिताने वाला भी धर्म पर 
अपना तन-मन-धन wae न्यौछ्ाबर कर सेकड़ों-हज़ारों के 
लिये धर्म की दृष्टि से भी मागदशक बन सकता दै और यात्किचितू 
प्रलोभन में फंस कर युवावस्था की एक लहर में बरसों की 
कमाई को एक घरटे में डुबा देने बाला भी इन्द्र को माया तक 
को परास्त करने वालो संयमी, तपस्वी ओर दृढ़ ब्रती हो सकता 
| है | यही इस चरित्रनायक के जीवन का सार है | गहरे पतन के 


विताने बाले पिता के घर में भी राजद्रोही पुत्र पेदा हो सकता 


बाद इतना महान्‌ उत्कर्ष जिस जीबन में है, वह वस्तुतः आशा 
का जीवन है और आदश जीबन है | ऐसा पादश जीवन ही 
राष्ट्र की भाषी सन्तान में बलबती आशा का संचार कर उस को 
कत्तव्य-पथ की ओर अअसर कर सकता है । सावेजनिक जीबन 
की कौन सी ऐसी दिशा है जिस में यह जीवन प्रकाश-स्तम्भ 
का काम नहीं दे सकता ? एक देशभक्त के लिये देहली के 
घण्टाघर के नीचे गुरखा की feral के सामने छाती ताने हुए 
स्वामी श्रद्धानन्द से बढ़ कर ओर कौन सा चित्र स्फूतिदायक 
होगा ? देहली की शाही मसजिद के भिम्बर से भाषण देने वाले 
स्वामी श्रद्धानन्द से बढ़ कर और किसने हिन्दू मुसलमान दोनों 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aes oa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= स्वामी श्रद्धानन्द 


से एकसा सम्मान प्राप्त किया है? aaa निराशा तथा 
SF छा जाने के बाद भी अमृतसर में कांग्रेस के अधिवेशन 
को सम्भव बना देने वाले स्वामी श्रद्धानन्द्‌ किस निराश हृदय 
में श्रात्मविश्वास की स्फृति पैदा नहीं कर सकते! जहां भी 
गये वहां ही सदा आगे रहने वाले और जिस कामको भरी 
हाथ में लिया उस को ही पार लगाने वाले स्वामी श्रद्धानन्द 
का जीवन तो क्या, उन के जीवन की कहानी भी, नवजीवन का 
जीवित सन्देश है | समाजों और राष्ट्रों का इतिहास ऐसी 
ज्ञीवन-कहानियों के संग्रह से ही बनता है। देश के हजारों 
युवक अपने आत्मत्याग तथा स्स्व बलिदान द्वारा भारतवर्ष 
के जिस नवीन इतिहास का निर्माण कर रहे हैं, यह जीवनी 
उस के कुछ Wee यह जीवनी ऐसे ही आत्मोत्सम किंबा 
सवेमेधयज्ञ के श्रनुष्ठान की गौरवपूर्ण आख्यायिका है | 


(इस अनुष्ठान द्वारा SATA को प्राप्त करने वाले मृत्युजयी 
स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी महाराज का जन्म फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी 
fo १६१३ Ro को जिला जालन्धर के ग्राम तलबन में एक 
ऐसे कुल में हुआ था जो अपने ही उद्योग से साधारण से 
असाधारण श्रवस्था को प्राप्त हुआ था | 


सतलुज और व्यासा की गोद में खेलने के कारण पंजाब-प्रान्त 
के दुआवा-प्रदेश को प्रकृति की कुछ विशेष कृपा प्राप्त है। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 ७ 


sm की पेदावार इस प्रदेश में इसीलिये कुछ श्रधिक होती 
है। इस प्रदेश के सर्वसाधारण भी श्रन्य प्रदेशवासियों की 
sia कुछ अधिक सम्पन्न, सुखी और स्वस्थ हैं। इस दुझ्ाबा 
प्रदेश का मुख्य जिल्ला जालन्धर है, जिसके मुख्य शहर का नास 
भी जालन्धर ही है । यदि पौराणिक जनश्वति को ठीक माना 
जाय तो यह शहर बहुत प्राचीन है । पुराणों में प्रसिद्ध “ देत्यं- 
जलन्धर” की यही राजधानी थी, जहां कि वह मुरारि के हाथों 
मारा गया था ।/ जिला जालन्धर की पूर्वी हद्द पर सतलुज 
के किनारे 'तक्षवन' एक कस्बा है | कभी यह बड़ा शहर था और 
जिले के प्रमुख शहरों में इस की गिनती होती थी । इसी 
उपनगर में वह कुल rae तीन चार पीढ़ी से आकर बसा 
था जिस में कि हमारे चरित्र-नायक का जन्म हुआ |) एवे-जन्म 
के संस्कारों के साथ साथ बश-परम्परागत-संस्कारों का सन्तान 
के सुधारने या बिगाड्ने में बड़ा स्थान है ) इसलिये उस कुल 
की कुछ विशेषताओं का थोड़े में उल्लेख कश्ना आवश्यक दे | 
भगवदू-भक्ति उस कुल की परम्परागत विभृति थी | उस विभू- 
ति से पैदा होने वाले सद्गुणों से भी यह कुल खाशी नहीं था । 
बीरता, सज्जनता, निभेयता और स्पष्टवादिता आदि सव गुण 
स्वामी जो को विरासत में मिले थे। उनके परदादा श्री सुखा- 
नन्द्‌ जी आनन्द की मृति थे। उनके मुख पर सदा ही शान्ति 
बनी रहती थी और चित्त हर समय प्रसन्न रहता था १ क्रोध 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hi 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द 


-„ करना और गाली देना वे जानते ही नहीं थे । “सयाना” उनके 
मुंह से निकलने वाली सब से बड़ी गाली थी । उनके पाँच पुत्र 
थे, जिनके नाम थेः--कन्द्ैयालाल, drove, माणिकचन्द्र, 
गुलाबराय और महताबराय | श्री कन्हेयालालजी महाराजा रण- 
जीतसिंह के दरबार में कपूर्थला राज के प्रतिनिधि थे | दरबार में 
उनकी बाल बहुत चलती थी | अपने ग्राम तलवन में उन्‍होंने एक 
शिवालय बनवा दिया था । उसमें श्री सुखानन्द जी दोनों समय 
बराबर प्रज्ञा किया करते थे | चरित्र-नायक के दादा श्री गुल्नाब- 
राय जी को भी हरि-भक्ति की बड़ी लगन थी। बड़े सवेरे, 
ब्राह्म Gea में, उठ कर स्नान करके गीता प्रादि का पाठ करते 
ओर कबीर आदि भक्तों के शब्द गाया करते थे। कपूर्थला में 
वे रानी हीरादेवी के सुख़तार थे | महाराज नौनिहाल के गद्दी 
पर बैठने पर रानी हीरादेवी अपने पुत्रों, सरदार विक्रमसिंह 
अर कुंवर सुचेतसिह, के साथ जालन्धर आकर बस गई। 
जालन्धर शहर में 'हीरामाई का बुआ” उनके ही नाम पर प्रसिद्ध 
हे। श्री गुलाबराय जी महाराज के दबाव और प्रलोभन में नहीं 
we | वे भी रानी हीरादेवी के साथ जालन्धर चले आये | सवेरे 
` की प्रार्थना के बाद वह जब ऊँचे स्वर में भजन गाते तब महल 


i Tu yu SVS ttt 5 > 5 5... ...0...झ0झ..तझझ..... मम मीदनीक बदन म वीक नीदि नी मिशन भी नमन L 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रृहष्पति & 


| उत्तर दिया, “मेरे मन में तो सदा ही परमात्मा बसते हैं, परन्तु 
| जो मुख भजन के आमृतवेला में भी बेहोश हुए सोये रहते हैं, 

| ‘SF नको सचेत करने के लिये उच्च स्वर में भजन बोलता हूँ |” 
| श्री गुलाबराय जी के a सन्तान थीं। चरित्र-नायक के 
| पिता का नाम नानकचन्द था । श्री नानकचन्द जी अपने पिता 
| के सब से बड़े पुत्र थे | छुटपन से ही अपने पिता जी से शिव- 
। वजा की विधिवत्‌ शिक्षा प्राप्त करके उसको १४ वर्ष की आयु में 
| ज्ञो शुरू किया तो मृत्युपयन्त ५७ वषे की BIA तक बराबर 
| निभाया | स्पष्टवादिता (gene) का शुण आप में अपने पिता 
। | की अपेच्ता भो कुछ अधिक ही था । इसी से आपको नौकरी 
के लिये बड़ी ठोकरें खानी पड़ीं। कएथल्ला में थानेदारी की, पर 
वजीर दानिश्मन्द से कुछ कड़ी बातचीत होने पर त्यागपत्र दे 
| दिया । सियालकोट में फौजदारी में खजांची का काम किया । 
| वहां भी अंग्रेज हाकिम से नहीं बनी | उसके बाद अम्नतसर की 
तहसील में = हुए । तहसीलदारी के पद पर शोभाराम 
लंगड़ा काम करता था | उस पर घूस का मामला चला | तहसील 
के सब आदमी नौकरी से हटा दिये गये । पर आपके विरुद्ध 
| कोई भी शिकायत सुनने में नहीं आई । फिर भी आप खिन्न हो 
नौकरी छोड़ कर घर चले आये और पूजा-पाठ में ही अपना सब 
| समय विताने लगे | घर आकर आपने अलग रहना पसन्द 
| किया | घर से नकद कुछ, न लेकर केवल एक दालान ओर एक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हि श्रद्धानन्द 


कोठरी ले at | उसी में सपरिवार रहने लगे । कुछ दिन वाद 
लाहौर जाकर चौकीदारों के बख्शी नियत हो कर फिर नौकरी 
शुरू को | पर, वहां वेतन बहुत कम था और इधर बड़ी लड़की 
प्रेमदेवी के विवाह का अवसर भी सिर पर श्या गया । परिवार 
का गुजारा चलाते हुए STA Hae से विवाह का भारी खच 
सम्हालना कठिन था | घटनाचक्र का कुछ ऐसा परिणाम हुआ 
कि श्री नानकचन्द जी को भी सम्वत्‌ १६.१ र (सन १८५७) 
के विप्लब में अन्य अनेक देशवासियों की तरह देश को पराधीन 
करने वाले अंग्रेजों की सेवा या सहायता का ऐसा अवसर हाथ ˆ 
लग गया कि उनकी सोयी हुई किस्मत जाग उठी । घर-गृहस्थी के 
झंझट से तंग आकर श्रापने देहली जाने का निश्चय किया 
आर एक काने eee पर सवार हो लिये | हिसार में ठीक उस 
दिन पहुंचे, जिस दिन विप्लबियों ने शहर पर चढ़ाई करने की 
ठानी हुई थी। एक सिख-सरदार की बहादुरी से हिसार की 
मुठभेड़ में गोरों की जीत हुई | श्री नानकचन्द जी ने एक चौघरी 
के म त्रह्मभोज के लिये बना-बनाया सामान गोरी फौज के 
लिये लेकर उसके भोजन का आशातीत प्रबन्ध अनायास ही कर 
यि । इसी शुभ कार्य के पुरस्कार-स्वरूप आपको हिसार का - 
कोतवाल नियुक्त किया गया और विद्रोहियों को फांसी पर 
Dre अप 
Tat के विवाह के लिये 


Die Donan Curai kangri col Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
EOC iad 


a ny 
| 


A by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बृहस्पति = १ 


पर्याप्त धन जोड़ने के श्रल्लावा एक छोटी-सी घुड़सवार फौज भी 


खड़ी कर ली | अपने परिवार के २५ व्यक्तियों को अफसर 
नियत कर जाटों को फौज में भरती किया । इस फौज के साथ 
मेरठ mar रिसालदार नियत हो गये। रिसालदार हो कर 
2. पहला ‘gu काम? यह किया कि तीन महीने लगा कर 
सह! रनपुर जिले'को हथियारों से खाली कर दिया | उसके बाद 
ही नेपाल की तराई में मेलाघाट की लड़ाई हुई । वहाँ आप 
रिसाले के साथ गये और विजयी हो कर बांस-बरेली लौटे | 
सम्बत्‌ १६१४ के विण्लब में अंगरेजों की पूरी जीत हो चुकी थी | 
विजय के वाद्‌ शासन को सुव्यस्थित रूप में चलाने का काम 
शुरू हुआ । इस लिये फोज को तोड़ कर पुलिस की भरती होने 
लगी | श्री नानकचन्द जी की सेवा Hea सहायता को असा- 
धारण समझा गया, जिसके पुरस्कार में ञ्ापको १२०० बीघा 
जमीन, नहीं तो पुलिस इन्स्पेक्टर की नौकरी, लेने के लिये कहा 
गया | हिसार की कोतवाली की श्रामदनी आपके सामने थी। 
इस लिये खेती के उत्तम और चाकरी के निकृष्ट होते हुए भी 
आपने चाकरी को ही पसन्द किया । इन्स्पेक्टर होकर बरेली की 
पुलिस-लाइन्स का चाज संभाल लिया । फौज फे साथी ओर 
दूसरे सम्बन्धी भी पुलिस की ही नौकरी में लग गये | 

नैपाल की तराई में मेलाघाट की लड़ाई के पड़ाव पर ही 
छठी सन्तान होने का समाचार आपको मिला । यही छठी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
pe as, LE e 


SN EEE EE a aes 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= श्रद्धा नन्द 


सन्तान पहिले तो स्वनामधन्य महात्मा मुंशीराम ओर बाद में 
अमर-शहीद स्वामी श्रद्धानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुई । श्रापके 
तीन भाई और दो बहिने और थीं । आयु के क्रम से सब भाई 
बहिनों के नाम ये थे--(१) सीताराम, (२) प्रेमदेवी, (३) मूल- 
राज, (४) द्रौपदी, (५) आत्माराम और (६) सुंशीराम । 
मुशीराम का जन्म का नाम॑ पाघे का रखा हुआ 'ब्रुहस्पति' था | 
पर, यह नाम व्यवहार में कभी नहीं श्राया | 


~~ २, बाल्यावस्था 


| बालक मुन्शीराम की बाल्यावस्था का अधिक हिस्सा पिता 
जी की नौकरी के कारण खेल-कूद में ही बीता । नौकरी में पिता 
जी का तबादला भी बरावर एक जगह से दूसरी जगह होता 
रहा | इस लिये आवारागर्दी भी बचपन से ही साथ लग गई | 
फिर नौकरी भी ऐसी थी कि शहर में सर्वसाधारण पर पिता जी 
की राजा की-सी धाक जमी रहती थी] | ऐसी नौकरी में सब से 
छोटी सन्तान होने से घर वालों के अलावा शहर भर का लाड 
मिलना भी सहज ही था । इसी से बालक मुन्शीराम की बाल्या- 
वस्था का अधिक हिस्सा लाड़ लड़बाने और श्रावारागर्दी में 
बीता | इस लाड़ और आवारागदी के दुष्परिणाम भी थोड़ी 
या श्रधिक मात्रा में उसको भोगने ही पडे | 


_ CC-0. In ney lic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EE << re तक दमन किक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बाल्यावस्था १३ 


लड़ाइयों की मुठभेड़ से छुट्टी पाकर श्री नानकचन्द जी बरेली 
में पुलिस-लाइन्स की इन्स्पेक्टरी का Aga अथवा स्वच्छन्द 
जीवन बिताने लगे | sa आपने अपने परिवार को भी तलवन 
से बरेली बुला लिया | माता जी तीनों लड़कों को साथ लेकर 
क बरेली आई, तब बालक मुन्शीराम की आयु के तोन वर्ष 
पूरे हो चुके थे । बरेली आने के बाद बालक के अगले तीन वपे 
भी खेल कूद में ही व्यतीत हुए | सीताराम श्रौर आत्माराम की 
पढ़ाई के लिये मौलवी साहब नियत किये गये | उन दोनों की 
पढ़ाई नियमपूवेक -होने लगी और बालक सुन्शीराम पुलिस- ` 
लाइन्स में इधर से उधर लाड प्राप्त करते फिरने लगा । पर, 
फिर भी अपने भाइयों की श्रपेच्वा बालक सुन्शीराम प्रतिभा- 
सम्पन्न था | खेल-कूद में लगे हुए ही मौलवी,के पढ़ाते समय 
बालक जो सुन लेता, उसको तुरन्त याद कर लेता | दूसरे दिन 
जब दूसरे भाई मौलवी को पाठ न सुना सकते, बालक मुन्शीराम 
तुरन्त सब सुना देता | ; 

बरेली से कोर्ट इन्सपेक्टर नियुक्त होकर श्री नानकचन्द जी 
की बदली बदायू होगई | यहां भी तीन वप और लाड़-प्यार 
तथा स्वच्छन्दता में ही बीते | बरेली की पुलिस-लाइन्स में खेलते- 
कूदते बालक ने फौजी सलाम करना सीख लिया था। बदायू में 
फौजी सलाम की यह क्रिया काम आई । कचहरी के मुहरिर 
आर दुसरे सब लोग भी बालक से फौजो-सलाम कराते और 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 
LE E: 


A S A EEEE HMMM 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


X स्वामी श्रद्धा नम्द्‌ 


| 


उसको इनाम में कागज़-कृलम देते | बालक घर में आकर 
दावात लेकर 3A HHA और HAA का सदुपयोग यह करता 
कि फ़ारसी की किताब लेकर usa) पर मक्खी मारता हुआ ' 
लिखने का अभ्यास करता । बरेली में मौलवी के सुने सुनाए 
पाठ को याद करने और बदा! में इस प्रकार HTS को काला 
करने से ही झुंरीराम की शिक्षा का श्रीगणेश हुआ सममना 
चाहिये | 

बदायू से श्री नानकचन्द जो का तवादला एक दर्जा और 
उन्नति पाकर वनारस को हुआ | यहां आप विजिटिंग कोटे- 

, इन्स्पेक्टर नियुक्त किये गये | यह समय सम्भवतः सम्वत्‌ १६.२२ 
के अन्तिम मास का था । विज़िटिंग कोटइन्सपैक्टर होने से 
प्रायः आपको जिले के थानों का निरीक्षण करने के लिये दौरे पर 
रहना पड़ता था। घर पर आप बहुत कम रहते थे | मकान | 
बहुत बड़ा था और शहर से बाहर एकान्त में था। कोई पास- । 
पड़ोस न होने से माता जी ने एक और पंजाबी परिवार को 
बिना किराया लिये ही उस घर में बसा लिया था | उस परिवार 
À ग्रहदेवी श्रीमती निहालदेवी पेजाबिन होने पर भी छूत-छात 
में बनारस वालों के भी नाक-कान काटती थीं और घर में सब 
का नाकों दम कर रखती थीं । ठिठुरते जाड़ों में भी बालकों को 
सब कपड़े उतार कर टट्टी जाने और स्नान करके कपड़े पहिरने 
का इुक्म था | कहीं किसी ऐसी-बैसी चीज़ को पैर तक छू गया 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ee o OOOO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बाल्यावस्था 


| 
| 
| 
| 
| या मोरी में ही कहीं पेर पड़ गया तो कपड़े धोये ड स्नान 
किये बिना छुट्टी नहीं मिलती थी | माता जी इससे तंग अआगई | 


निहालदेवी जी से अपना घर खाली करवा लिया और वाद में 

बय भी उस मकान को छोड़कर लाहोरी टोले में चारों ओर 

से खुला एक हवादार मकान ले लिया [बरेली अर aar 

के लाडले जीवन का सिलसिला वनारस में भो जारो रहा | 

एक दिन पिता जी किसी मामले की रिपोट लिखने में तट़ीन थे | | 

wise बेटे ने शोर मचाया | पिता जी ने मिड़क दिया | जिस | 

बेटे की स्वच्छन्ता पर किसी ने अंगुली तक नहीं उठाई थी, वह | 

इस मिड़की को केसे सहन कर्ता ? लाडले वटे ने सीढ़ी में | 

जाकर 'त्रहां लगी हुई रस्सी में लटक कर फांसी लगाने की | 

धमकी दी | पिता जी आये ओर बालक को एक चपत लगाकर 
| 
} 
| 


। रस्सी से छडा लाये । Seat वषे के asa जीवन को 
Í स्वच्छन्दता में यह पहला ही STATA था) वालक ने रो-रो कर 
| : | घर सिर पर उठा लिया । पिता की ताडना से BS हुए या रोते 


हुए बेटे को चुप कराने का काम माता का ही दै । माता जी ने 
बालक को गोद में लिया ओर किसी तरह चुप कराया | 
शिक्षा का प्रारम्भ 
काशी आने के बाद भी बालक की fanas पढ़ाई शुरू 
नहीं हुई, पर प्रतिभा-सम्पन्न कुशागबुद्धि होने से वह सुना-सुनाया 


तर a S सता न =, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 
Erde Ses 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न स्वामी श्रद्धानन्द 


। बहुत-सा याद कर लिया करता था | पिता जी की पुजा के समय 
। पाठ करते हुए सुने हुए बहुत से स्तोत्र और काशो-माहात्म्य आदि j 
इसी प्रकार याद किये थे | सम्वत्‌ १६२३ के आरम्भ में बालक 
को यज्ञोपवीत पहिनाने का विचार किया जाने लगा। यज्ञोप- 
बीत-संस्कार का सम्वन्ध शित्ता से है और en का सम्बन्ध 
| है गुरु से | इसलिये प्राचीन काल में गुरुकुल सें प्रवेश करने के 
। समय ही बालक को यज्ञोपवीत पहनाया जाता aT | आजकल 
| ये सब संस्कार नाम-मात्र के रह गये हैं | यज्ञोपवीत-संस्कार की | 
विधि तो इतनी ही रह गई है कि यज्ञोपवीत धारण करने के वाद 
वेदारम्भ हो चुकने पर जब बालक काशी पढ़ने के लिये जाने | 
को घर से बाहिर निकलता है, तब बहिन आकर रास्ता रोक कर | 
खड़ी हो जाती और भाई को घर में ही पढ़ाने का प्रवन्ध करने | 
का वायदा करके लौटा लाती है | उसी दिन उसका anaia- | 
संस्कार भी हो जाता है। बालक सुंशीराम के इस संस्कार में | 
दो दिक्कत पेश हुई । एक तो यह कि उसकी अपनी कोई बहिन 
वहाँ थी नहीं, जो उससे घर में पढ़ने का वायदा करती और 
| दूसरी यह कि काशी में ही होने से कहां पढ़ने जाने का नाटक 
र्चा जाता ? दोनों को सहज में हल कर लिया गया । एक 
| धमकीोवहिन बनाई गई और काशी की जगह काश्मीर का 
' नाम रख लिया गया | काश्मीर भी काशी के समान कभी तो 
i का केन्द्र था ही । संस्कार का नाटक पूरा होगया और 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a ee ee eee > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RT का प्रारम्भ १७ 


बालक की पढ़ाई का भी कुछ सिलसिला शुरू हुआ | पढ़ाई 
~ की समाप्ति का ( समावतेन ) संस्कार साथ ही में न करके 
पिता जी ने एक ated रखकर हिंदी की पढ़ाई शुरू करा दी | 
परिडत की पढ़ाई को सन्तोषजनक न देखकर मुंशीराम को 
अपने बड़े भाई के साथ पिता जी ने एक हिंदी-पाठशाला में 
भरती करा दिया । मुंशीराम पाठशाला का काम पाठशाला सें 
ही समाप्त कर लेता और घर में आकर पिता जी की तुलसी-ऋत 
रामायण लेकर नित्य प्रति पढ़ने लगता | पिताजी के दैनिक 
पूजा-पाठ का भी वालक-हृदय पर इतना प्रभाव पड़ा कि आई 
के साथ मिलकर एक मंदिर से शिवलिंग उठा लाया और पिता 
जी के समान ही उसको धूप, दीप, नेवेद्य और फल-कूल आदि | 
से विधिवत पूजा करने लगा । सवा डेढ़ वषे से धिक पढ़ाई | 
| का यह क्रम जारी नहीं रह सका, क्योंकि श्री नानकचन्द जी की / 
| बदली काशी से बांदा होगई | बांदा SBT पढ़ाई का क्रम कुछ 
बदला । वहां के स्कूलों में हिंदी की शिक्षा का प्रबन्ध बिलकुल 
3 ' नहीं था | sf का कुछ भी ज्ञान न होने से पढ़ाई का क्रम फिर 
| ` प्रारम्भ से शुरू हुआ । पर, वनारस में रामायण से जो अनुराग 
| O हुआथा, वह वांदा में आकर बहुत अधिक बढ़ गया । यहां 
महाभारत का हिन्दी अनुवाद भी पढ़ना शुरू किया | 'रामचरित- 
मानस? से प्रम पदा होने की घटना का संयोग कुछ अनहोना 
सा Èl मुन्शीराम को विषम ज्वर ने आ दुबाया । डाक्टरों 


आ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= ‘Ss स्वामी श्रद्धानन्द 


आर हकीमों की दवा से कुळ लाभ न हुआ । लोगों के कहने 
पर Fay भगत को बुलाया गया | उसकी दवा Har कर गई 
आर भगत जी परिवार के डाक्टर वन गये। वल्मीक की तरह 
उनके जीवन में भी एकाएक ही परिवतत हुआ था और उस 
परिवंतेन का कारण था रामायण का उत्तरकांड | परिवनन से 

। पहिले बुदूधू हर एक छल-फरेब और चालबाजी में प्रबीगा थे | 
मुकददमे लड़ाना और झूठे गवाह खड़ा करना उनका पेशा था। 
पर, रामायण से ऐसी काया पलट हुई कि सव छोड are कर 
कौड़ियों की दुकान कर ली, बीमारों का मुफ़्त औषधोपचार करने... 

| लगे और रात को नित्य प्रति जनता को रामभक्ति का मधर-रस | 

| पान कराने लगे। श्री नानकचन्द जी पर भी इस रासभक्ति का 

ऐसा असर हुआ कि रात को थाने के सब लोगों के साथ उस 

कथा में शामिल होने लगे | न केवल सिपाही और अफसर ही. 

किन्तु गेरफ़्तार किये हुये अपराधियों को सी उस कथा में ला 

जाता | बालक मुन्शीराम पर उस कथा का अदभुत प्रभाव 

पड़ा । बशपरम्परागत भक्ति-भाव-पण संस्कारों पर उस सत्संग 

( ने श्रपना पूरा रंग जमाया | (शनिवार को स्कूल से लोटन के 

बाद रामायण का पाठ शुरू करके रविवार की रात तक उसको 

कर देते और रविवार के सवेरे एक टांग खड होकर . | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— का प्रारम्भ १९ 


| 
| 
| 
| 
| रहे आर वालक के अभ्यास का यह क्रम भी प्रायः तीन वषे 
P जारी रहा.। पर; उसमें विघ्न भी कुछ कम नहीं पड़ा | बांदा का 
एक “सब-डिवीज़न” करवी है | श्री नानकचन्द जी को दो बार 
वहां का चाज लेकर जाना पड़ा | उससे बालक की पढ़ाई का 
क्रम तो दो वार टूटा, पर उसको चित्रकूट के प्राकृतिक श्रौर 
` ऐतिहासिक सब दृश्य देखने का अवसर सहज में मिल्न गया | 
| वालक के साधारण ज्ञान में जो उन्नति हुई, उसकी तुलना में 
पढ़ाई की हानि कुछ अधिक नहीं थी । 
फाल्गुन Ho १६२८ वि० में श्री नानकचन्द जी की मिर्जा- 
। पुर को बदली होगई | मिर्जापुर में चल्न के नवरात्र में विन्घ्याचल 
पर विध्यवासिनी देवी का सुप्रसिद्ध मेला लगता 2 | वहां पहुँचने 
के कुछ ही दिन बाद मेले का वह वसर आगया | श्री नानकचन्द्‌ 
| ' जी मेले के प्रबन्ध के लिये वहां गये । झुन्शीरास भी साथ में था। | 
| ' पूरा एक महीना इस मेले का श्रानन्द्‌ लूटने में निकल गया | 
पढ़ाई में उससे भी बहुत बाधा पहुँची, पर अनुभव का ज्ञान यहां | 
भी कुछ कम नहीं प्राप्त हुआ। जो घड्नाए सबै साधारण के 
लिये बिलकुल साधारण होती हैं, वे ही किसी विशेष हृदय पर | 
BERSE का-सा SAL कर जाती हैं । महापुरुषों के जीवन-निर्माण 
का काम करने वाली घटनाओं का पता लगाना बहुत कठिन 
कास है । यहां की ऐसी दो घटनाओं का वणन चरित्रनायक के 
शब्दों में ही करना ठीक होगा। उन्होंने लिखा है--“उसी 


“>> 


| 
e 
| 
| 
| 


IT nn Me > 7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ro . स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


स्थान में पिता जी के श्रदली साजेणट जोखु मिसर की लीला 
देखी | देवी पर जो बकरे चढ़ते, उन में से सात की सिरिये = 
सिसिर ज्ञी की पेट पूजा के लिये भट आतीं सात बकरों के 

सिर मुफ़्त, कणडों ( उपलों ) की 'प्राग मुफ़्त, मिट्टी की हंडिया 

मुफ़्त, नमक व हल्दी भी मुफ़्त--हां, पाव भर चून ( Ber ) 

मोल लेना पड़ता | जोखू मिसिर जितने लम्बे उतने ही चौड़े थे, 

सातों सिरिया का सफ़ाया करके शेष थाली पाव भर चून की 

feel (बाटी) से cig और कुल्ला करके पेट की तूंबड़ी पर हाथ 

फेर दिया करते थे । एक दिन हंडिया पकते पकते पिता जी का 

नौकर चिमटे से चिल्लम में आग धर लाया | मिसिर जी आग- 

बबूले हो गये, और जब कारण पूछा गया तो बोले--'अरे sG 
सरकार ! इम आपन धर्म Hag नाहीं छोड़ा। अरे ! कूठ 

बुश्राला, जुआ खेला, गांजा का दम लगावा, दारू चढ़ावा, 

रिसवत लिहा, चोरी दगाबाजी किहा-कौन फन फरेब बाटे 

जोन हम नाहीं रिहा । मुल सरकार ! आपन धरम नहीं 

छोड़ा सरकार तो भुस्करा कर चल दिये और मेरे पेट में r 
हँसते-हँसते बल पड़ गये | जोखू मिसर का मामला तो मनोरंजक 

था, परन्तु थाने की छत से जो एक राजा को स्त्री नरन करके 

देवी Sl पूजा करते देखा उस aa मुझे ऐसे धनाढ्य 

पुरुषों से बड़ी gar दिलाई ।” जब कि मनुष्य स्वयं ही अपने 

जीवन के चढ़ाव उतराव की कारण-भूत घटनाओं का ठीक ठीक 


r 
| 
| 
| 
डड कड 07 007 2 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : ड 
------“--- RR 


ह... a gee A 
॥ | 


पाप्श्न्हापाक ० PE Owndation Chennai and eGangotri 


6 no LS ~ 
r FY 
षुस्तकालय 


शिक्षा का प्रारम्भ an 
aaa IO i So 4 


विश्लेषण नहीं कर सकता, तब दूसरे इस सम्बन्ध में क्या कह 
सकते हैं? फिर भी यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि 
बालक मुन्शीराम का गहरे अन्धकार में पतन होने के बाद जो 
चमत्कारपूरण उत्थान हुआ है, उसमें ऐसी सब घटनार्य अपना 
पूरा स्थान रखती हैं और पिता जी द्वारा किये गये इस भ्रमण में 
प्राप्त अनुभव अगले जीवन मे बहुत काभ आते हैं। इसलिये 
इस समय सें नियमित पढ़ाई न होने पर भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि यह समय बिलकुल निरथंक गया | 

मिर्जापुर में देवी के मेले से लौट कर सरकारी स्कूल के 
तीसरे दज में प्रवेश पाकर उदू फ़ारसी के अलावा अरबी का 
अभी अभ्यास ही शुरू किया था कि Go १६२८ के श्रावण मास 
के आरम्भ में पिता जी की फिर काशी बदली हो गई | अब 
श्राप अव्बल दर्ज के इन्स्पेक्टर नियुक्त किये गये और निश्चित 
वेतन के अतिरिक्त सौ रुपया माणिक म्युनिसिंपेलिटी से मिलना 
तय हुआ | काशी में दूसरी बार आकर पहले तो ब्रह्मनाल BE- 
TH के पास BAT की धमेशाला में डेरा डाला गया। कुछ 
समय बाद उसी मुहल्ले में एक खुला चार-मंजिला मकान किराये 
पर ले लिया गया । काशी की कोतवाली नबाबी के ही समान 
समझी जाती थी | इस लिये ल्लाड-प्यार में पले हुए मुन्शीराम 
के लिये काशी का इस बार का जीवन युवराज के जीवन से कुछ 
कम नथा। यहां पढ़ाई एक बार के लिये फिर रुक-सी गई | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= स्वामी श्रद्धानन्द 


वर्षा ऋ्ूतु का सुहावना मौसम था । गाने-बजाने और न 
| का चारों ओर दोरदौरा था । कोतवाल के दरवाजे पर सदा ही 
| रईसों की गाड़ियां खड़ी रहती थीं और जहाँ-तहाँ के नाच-रंग 
| में शामिल होने के सिवा बालक को दूसरा कुछ काम नहीं था | 
| बरसात के मौसम से ही काशी में मेलों की धूम मची रहती है | 
| पितरपक्ष के श्राद्ध प्ररे होते न होते रामलीला की तैयारियों के 
| दिन श्या जाते हैं। गंगा-पार में महाराज रामनगर और अस्सी- 
घाट में महाराज विजयानगरम्‌ की शोर से होने बाली रास- 
लीलाओं की बहार का कहना ही क्‍या था ? राजकुमारों के 
लिये सोने-चांदी के हौदे वाले हाथी आने लगे ओर SART- 
गर्दी भी सीमा पार करने लगी । 

रासलीला के बाद श्री नानकचन्द जी ने बालकों की पढ़ाई 
के लिये 'लाला भइया' नाम के मुन्शी को नियत किया । मुन्शी 
जी पढ़ाई की ster शजकुमारों की प्रसन्नता का ही धिक 
ध्यान रखते थे। पुस्तकों को पढ़ाई कुछ हो या न हो, पर 
एक-दो कहानियां नित्य प्रति जरूर सुनाते थे। पढ़ाया हुआ 
| सवक भी इसी लिये नहीं सुनते थे कि कहीं शिष्य नाराज़ न 
दो जायें | ऐसी लापरवाही अधिक दिन तक नहीं चल सकी | 
ने युन्शीजी को विदा दी और बालकों को करणा- 
ॐ gerang श्री देवकीनन्दन के सिपुर्द किया | 
धर पर पढ़ाने के बाद मास्टर साहब ने बालकों को 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिक्षा का प्रारम्भ २३ 


| 
| 
| | 
| अपने स्कूल में भरती कर लिया | बालक मुन्शीराम का नाम | 
a चौथी श्रेणी में लिखा गया | काशी ने के पांच-छः मास बाइ | 
सम्बत्‌ १९२६ के शुरू में विद्यालय में नाम लिखा गया और | 
भाद्रपद के अन्त में पिता जी को बलिया की बदली हो गई। | 
स्कूल में भरती होने के बाद भी होली और बुढ़वामंगल के मेलो. | 
पर फिर श्ावारागर्दी जारी हो गई । इस आवारागर्दी की । 
| कल्पना इसी से की जा सकती दै कि स्कूल के नौ मास में मुश्किल | 
। से १२५ दिन की हाज़री लगी होगी | सम्बत १६.३० के दशहरे | 
| पर भो इसी प्रकार मौजे लूटी और हाथियों की सवारी की। | 
| सारांश यह है कि काशी का इस बार का जीवन हकूमत का | 
। मज्ञा चखने और रंगरेलियों के मनाने में ही गया | इसके अलाथा | 
| सवेरे गंगास्नान और विश्वनाथ आदि मन्दिरों के दशनों के 
साथ-साथ व्यायास का भी मुन्शीराम को एक व्यसन-सा हो 
गया | प्रति दिन खबेरे बाय हाथ में डलिया, दाये में कारी और 
बगल में धोती-अंगोछा दबा कर वह धर से निकल पड़़ा। | 
| खाड में जाकर लैंगोट कस लेता | कुछ डंडबेठक कश के | 
| कुश्ती लड़ता और उसके बाद पसीना सुखा कर गंगा में स्वान 
करता | लौटते हुए रास्ते के सब शिवालयों पर मारी से पानी 
चढ़ाता श्राता और विश्वनाथ, सनीचर, महावोर, अन्नपूर्णा और 
गणेश आदि की विधिपृवक बड़ी श्रद्धा से चन्दन, अक्षत, धूप | 
, दीप, नेवेद्य आदि से पूजा करता | यह नियम बिना किसी ' 


क pa TT 
4 


Ta eS SS i O 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ स्वामी श्रद्धानन्द 


विशेष बाधा के इस काशी-बास में प्रायः बराबर ही निबाहा 
गया | te 

बलिया के लिये बदली होने का समाचार पाकर माताजी 

बड़े भाई सीताराम को साथ लेकर घर तलवन चली गई | पिताजी 

मुंशीराम SNL आत्माराम के साथ जल-माग से बलिया को श्वाना 

| हुए | बलिया इस समय तो स्वतन्त्र जिला है, पर उस समय 

| जिल्ला गाज़ीपुर का एक हिस्सा था । इस लिये वहाँ के स्कूल में 

केबल चार दजे तक की पढ़ाई होती थी | पर स्कूल के मुख्या- 

घ्यापक श्री मुखर्जी-वाबू बड़े विद्या-व्यसनी थे । वे स्वयं ही श्री 

नानकचन्द जी के पास आये और मुन्शीराम की परीक्षा लेकर 

उसको अपने स्कूल ले गये | बालक के अंग्रेज़ी के अभ्यास से 

सन्तुष्ट हो कर एक बार एक अम्रेज-कमिश्नर ने उसको पारितो- 

षिक दिया, दूसरी बार राजा शिवप्रसाद सी? एस ० sgo 

इन्स्पेक्टर आफ़ स्कूल्स ने उसको एक दर्ज की विशेष तरक्की दी। 

बलिया में पढ़ाई के अ्र्नावा कुश्ती लड़ने, गतका खेलने आर 


लाठी चलाने की भी शिक्षा प्राप्त की। सेर का भी विशेष शौक्र F 
पैदा हो गया | 


रामायण पर श्रद्धा बढ़ाने वाली वहाँ की एक घटना का 
यहां उल्लेख करना श्वश्यक है | नानकचन्द जी नित्य नियमानु- 
सार बलिया में भी रात को रासायण की कथा किया 
करते थे । कथा में पुलिस बालों तथा मुहले वालों के अलावा 


| 
| 
| 
श्री 
। 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिक्षा का प्रारम्भ २४ 


मुकदमों के सब असामी भी उपस्थित हुआ करते थे । एक दिन 
r वह प्रायश्चित्त की महिमा बखान रहे थे और कह रहे थे कि 
अपने दोष को स्वीकार करना ही सब से बड़ा प्रायश्चित्त है | 
श्रासामियों में से अकस्मात्‌ एक विशालकाय हृष्ट पुष्ट व्यक्ति 
खड़ा हुआ और यह कहता हुआ उनके चरणों में लेट गया कि-- 
| ‘oad सुजस सुन आयो, प्रभु भंजन भव भीर | 
त्राहि त्राहि अरत हरन, सरन सुखद रघुवीर | P 


श्री नानकचन्द जी के श्राश्चये का पारावार न रहा। उन्होंने 
उसको उठा कर अपनी असमर्थता प्रकट की, तो उत्तर सिला कि 
“शाम ते अधिक राम कर दासा |? नानकचन्द जी को हार 
मान कर सब कहानी सुननी पडी । श्रासासी ने चोरी तथा खून 
का सब दोष यहां तक स्वीकार किया कि “इकबाल” पर अपने 
हस्ताक्षर भी कर दिये । चरित्रनायक ने स्वयं लिखा है कि “मुझ 
पर उस दृश्य का बड़ा प्रभाव पड़ा और अपने जीवन में कडे 
बार उसका स्मरण आया |” 


pa 

| बलिया में सन्शीरास के चारों ओर का वातावरण कुछ 

| अच्छा नहीं था । तहसीलदार, नायब-तहसीलदार, मुर्नासफ़, 

| सरिश्तेदार, दारोग़ा और हेड मुहरिर वगैरह प्रायः सभी वेश्या- 
गामी तथा पतित चरिल्न के थे। पर, पिता जी सब विषय-वास- 
नाओं से मुक्त थे । इस लिये मुन्शीराम पर उस वातावरण का 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 न स्वामी श्रद्धानन्द 


कुछ असर नहीं हुआ | रामायण पर जो श्रद्धा थी, उसने भी | 
इस पतित वातावरण से मुन्शीशाम को बचाये रखा | | का 


का आरम्भ 


किसी विद्यालय विशेष में निममित शिक्षा न होने पर भी 
पिताजी के साथ इधर-उधर घूमने में मुन्शीराम ने बहुत कुछ 
। सीख लिया था। हिंदी, उद्‌ और अंगरेज़ी का भी विशेष अभ्यास 
) । कर लिया था | अब श्री नानकचन्द जी को बच्चों की पढ़ाई की 
। विशेष चिन्ता हुई । अब वे इतने सयाने भी होगये थे कि उनको 
विद्याध्ययन के लिये कहीं अकेला छोड़ा जा सकता था | कुछ 
विचार के बाद बनारस में ही छोड़ना तय किया । तीसरी बार 
बनारस आने पर वास्तविक विद्यार्थी-ज्ञीटन का श्रीगणेश हुआ । 
अब तक मुन्शीराम का जीवन पिताजी की नौकरी के आधीन | 
रहा था | इस विद्याथी-जीवन से स्वतन्व-जीवन.का भी श्रीगणेश | 
gar । बनारस का कीन्स कालेज उस समय संयुक्त प्रान्त में | 
सबश्रेछठ विद्यालय सममा जाता था | उसकी श्राधारशिला सम्बत्‌ 
१६१४ के विषुव से पहले ही रखी ज्ञा चुकी थी | इमारत, 
अध्यापक और शिक्षा-पद्धति की दृष्टि से प्रान्त का दूसरा कोई | 
भी विद्यालय उसका मुक्राबला नहीं कर सकता था । इसीलिये न 


| ४. नियमित शिक्षा ओर स्वतन्त्र-जीवन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नियमित शिक्षा और स्वतन्त्र जीवन का प्रारम्भ २७ 


विद्याथियों की योग्यता के लिये भी यह विद्यालय प्रान्त में एक 
ही था | पौष सम्वत्‌ १६३० में कालेज की दूसरी कक्षा में 
विद्यार्थी मुन्शीराम को सहज में प्रवेश मिल गया | सम्वत्‌ 
१६३४ के ज्येष्ठ-मास के अन्त तक कोई Vil वपे मुम्शीरास ने 
बनारस में ही विद्यार्थी-श्रवस्था में पूरे क्रिये । बीच में १६३३ में 

एक वर्ष रेवड़ी तालाब के 'जयनारायण कालेज? में शिक्षा प्राप्त 

की, बाकी विद्यार्थी-औवन उक्त कालेज में ही बिताया | वष के 

बीच की छुट्टियां बलिया आकर पिताजी के पास बिताई | 

छुट्टियों के वाद काशी आकर परीक्षा की तय्यारी शुरू को | 

Fora की परीच्ता थी, जो कि शिक्षा विभाग द्वारा ही होती थी | 

परीक्षा के लिये पूरी तय्यारी करने के बाद भी एक आकस्मिक 
घटना के कारण परीक्षा में सफलता नहीं मिली । पिताजी का 
पत्र आ चुका था कि परीक्षा होते ही तलवन माताजी के पास 
चले जाना, वहां विवाह का शगुन अर्थात्‌ सगाई को रस्म अदा 
की जायगी । परीक्षा बृहस्पतिवार को समाप्त होनी थी और 
शुक्रबार को ही तलवन के लिये विदा होने का कार्यक्रम बनाया 
जा चुका था | बृहस्पतिवार की शाम को, जब कि परीक्षा-भवन 
में बैठे हुए फ़ारसी का दूसरा पर्चा लिखने की तय्यारी हो रही 
थी, सुपरिंटेणडेणट ने हुक्म सुनाया कि smth के पचे पहले 
ही निकल चुके थे, इसलिये सोमबार को अंगरेज़ी की परीक्षा 
फिर से होगी | चाहिये तो यह था कि सोमवार तक के लिये 


nested vo 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SSS MMIII HE SE मा 
am 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र्ट स्वामी श्रद्धानन्द 


तलवन जाना स्थगित कर दिया जाता, पर तलवन में तारधर 
नहीं था और माता जी के प्रेम के सामने परीक्षा का महत्व ही 
क्या था ? शुक्रवार की शाम को ही काशी A तलवन के लिये 
प्रस्थान कर दिया और रविवार के सवेरे फिल्लौर उतर कर ठुपहूर 
को तलबन पहुँच माताजी HT SG आशीर्वाद प्राप्त कर अपने 
को कृतार्थ किया | 
श्रगरेज़ी में अनुत्तीण होना निश्चित था | घर से लौट कर 
काशी आने के बाद कालेज में जाने पर पुराने सब साथियों को 
ऊंची श्रणी में पढ़ते हुए देखा तो हृदय बहुत खिन्न होगया । 
Rea की पढ़ाई की सब gets पहिले ही रटी हुई थीं । उनको 
दोबारा पढ़ने में मन नहीं लगा | नई पुस्तकों की खोज में कबा- 
feai की दुकान टटोलनी शुरू कीं | वहां से अंगरेज़ी के पुराने 
उपन्यास बटोर कर पढ़ने शुरू किये। खिन्न हृदय और उदास 
मन पर उनका बहुत बुरा असर हुआ । स्कूल जाने में भी ढील 
होने लगी । अन्त में स्कूल से नाम ही कट गया | पिताजी को 
' इसका कुछ भी पता नहीं चला और इधर विद्यार्थी मुन्शीराम 
| SSRI हो अवारागर्दी में दिन विताने जगा । छुट्टी के दिन आये 
तो कवाड़ियों के यहां से उपन्यास, नाटक, जीबनी तथा मनोरंजक 


फिर बलिया चला आया। अंगरेज़ी उपन्यासों का कुछ 


As 


P लगा कि गरमी और पतंगों से बचने के लिये 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नियमित शित्ता और स्वतन्त्र जीवन का प्रारम्भ RE 


मुन्शीराम ने चन्द्रमा करे प्रकाश में ही उनको पढ़ना शुरू किया | 
पिताजी समभते थे कि वालक पढ़ाई की तय्यारी में लगा रहता 
हे | उनको कया मालूम था कि बालक नेतिक-पतन की गहरो 
खाई के किनारे खड़ा हुआ galaa का शिकार होने जा रहा 
दै | छुट्टियां समाप्त करके काशी आकर किसी स्कुल में भर्ती 
होने का विचार किया | पर, स्कल का निणय करने सें हो 
अक्तृवर पूरा होगया | इतने ही में दशहरा और दिवाली के 
त्यौहार श्रागये | इन त्योहारों की मौज लूटने का पुराना चस्का 
फिर जाग उठा | इसलिये स्कूल में भर्ती होने का विचार कार्य- 
रूप में परिणत नहीं हुआ | इन्हीं दिनों में पिताजी किसी सर- 
कारी काम पर वनारस आये आर वह मुन्शीराम के पास ही 
ठहरे | वटे से पूछा कि स्कूल कब जाओगे ? वालक ने असत्या- 
चरण करते हुए भी पिताजी के प्रति असत्य भाषण कभी नहीं 
किया था | श्राज असत्य भाषण का भी पहिला परीक्षण सफल 
होगया । कह दिया कि स्कूल में छुट्टी है! शाम को सरकारी 
काम से लौटते हुए स्कूल से आते हुए लड़कों से मालूम हुआ 
कि मुन्शीराम का नाम स्कूल से कट चुका है । श्री नानकचन्द 
जी को सवसे अधिक लाडले, विश्वासपात्र और होनहार पुत्र के 
HAI भाषण पर बहुत दुःख हुआ | उन्होंने इतना ही कहा, 
“में तुम पर इतना विश्वास करूं और तुम ऐसा अविश्वास 
Meme” । यदि दिल नहीं लगता था तो मुझको क्यों न लिख दिया !? 


टा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३० स्वामी श्रद्धानन्द 


पिता जी इस पर भी दूसरे दिन स्कूल के हेडमास्टर से मिले 
और मुन्शीराम का नाम विद्यालय में लिखा दिया । परीक्षा में 
केवल एक महीने का समय था । गणित, इतिहास, भूगोल सब 
सफ़ाचट हो चुके थे । परीक्षा में बैठकर अलुत्तीयी होने की अपेच्ता 
स्कूल से अलग होना ही अच्छा समझा और स्कूल से फिर 
नास कटवा लिया | इस प्रकार दूसरा वषे भी यों ही बीत गया । 
सम्बत्‌ १६३३ में काशी आकर किसी विद्यालय में भरती 
होने की धुन सवार हुई । कीन्स कालेज में जाते हुए लज्जा प्रतीत 
होती थी | लगडन मिशन स्कूल भी पसन्द नहीं आया | जय- 
नारायण कालेज, जो कि समीपस्थ तालाब के कारण रेवडी 
तालाब के स्कूल के नाम से मशहूर था, पसन्द किया गया | 
पौष माल में इसी विद्यालय में नाम लिखवाया गया | लगभग 
३० विद्याथी gua की श्रणी में थे । कहना न होगा कि अंग्रेज़ी 
को योग्यता में मुन्शीराम की बराबरी कोई नहीं कर सकता 
था । इस कक्षा के दो भाग किये गये | 'क' विभाग के लिये 
मुन्शीराम के अलावा आठ विद्यार्थी और योग्य समभे गये | 
इस विद्यालय मे भी अध्यापकों का सत्संग बहुत अच्छा मिला | 
फ़ारसी की कठिनाई को दूसरी भाषा उद्‌ लेकर हल्ल कर लिया 
गया। Sash मे विशेष मेहनत करने की ज़रूरत ही न थी। 
बाकी पढ़ाई भी प्रायः एक बार तो की ही हुई शी | इस लिये 
विद्यालय की पढ़ाई का बहुत-सा समय श्रावारागर्दी में वीतने लगा | 


कका काका ë रा 


सल्फर Sie le aaaagraiors 


ene 
DPS 
APs 
p a 


लाला नानकचन्द 
(पिता) 


| anes = < eet 
| : ae == Rods ee i 
| ede" x S% 
: Sr 
ee - 

| >. iF - ठर £ € 
| ‘at 
|| = 
| 4 
| + i $ = 

2 2 


बेठे हुए पिता 
लाला नानकचन्द; 
खड़े हुए बाई सेदाई  ।' 
ओर को बड़े भाई f 
) 


लाला आत्माराम, स्वयं 
लाला मुंशीराम( मुख्तार 
तथा भतीजा रामनाथ 


(०-0. In Public Dd 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बैठे हुए--लाला मुंशीराम तथा कनिष्ठ पुत्र इन्द्र 
अड हुए--पुत्री वेदकुमारी तथा ज्येष्ठ पुत्र हरिशचन्द्र 


CC-0. In Public Domain 


हरिश्चन्द्र विद्यालंकार इन्द्र विद्यावाचस्पति 
(ज्येष्ठ पुत्र (कनिष्ठ पुत्र) 


श्रीमती वेदकुमारी श्रीमती चन्द्रावती | 
(ज्येष्ठ पुत्री ) (पुत्र वधू पत्नी श्री इन्द्र) 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Sd ——————————— ममम्ज्ण्भण्भ्म्भ्ल््म्म्भ्ज्स्‍्न्न्न्््भ्ध 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


F बुरी संगति के लिये आवश्यक सामग्री भी जुटनी शुरू हो | 
| गाइ | आस्तिकता को गहरी ठेस लगाने बाली एक साधारण-सी 
घटना इन्हीं दिनों में हो गई | सवेरे और शाम प्रति दिन विश्व- 
| नाथ का दशन नियम से होता था | पौष सम्बत्‌ १६३२ के अन्त 
| ` में एक दिन शाम को ८ बजे विश्वनाथ के दशन के लिये जो गली 


l के मोड़ पर पहुंच, तो पहरे पर वैठे हुए पुलिस के सिपाही ने 


| : रोक दिया | कारण यह था कि रीवांकी रानी दर्शन कर रहीं 
| atl उस समय दूसरा कोई जा नहीं सकता था। सब जरत्‌ 
के स्वामी के दरबार में राव-रंक का यह मेद देख कर सुन्शीराम 

के कोमल हृदय पर ऐसी ठेस लगी कि विश्वनाथ पर से ही उसका | 

विश्वास उठ गया | सन में तरह-तरह के संकल्प-विकल्प उठने | 

' लगे। मनको सममाने की सब कोशिशें व्यर्थ खाबित हुईँ। | 

-` .| मूतिःपूजञा पर से एकाएक श्रद्धा जाती रह्दी। काशी के दूसरे 
निवास-काल में लगभग एक वषे और अब लगभग डेढ़ व्ष | 
नियमप्रवेक जिस पूजा को निबाहा था, वह छूट गई । ईसाई- | | 
धर्म की ओर प्रवृत्ति हुई, पर तार्किक विद्यार्थी के संशय को | | 
कालेज के प्रिंसिपल ल्यूपोल्ट (जो पादरी भी थे ) भी दूर न 
कर सके | प्रोटस्टेयट ईसाइयों से निराश हो कर किसी गुरु की 
' सखोजमेंथे कि एक दिन रोमन कैथोलिक पादरी फादर लीफू 
¦ से मुलाकात हो गई। उनके विनयशील, शान्त, सहिष्णु और 
श्रद्धालु स्वभाव ने मुन्शीराम को सहज में अपनी ओर खींच 


=F moses rs 


१: ! a ५7 T है | ६ १, - .. 3”... :.. किसी 


Bs PR SRN 


RRS Rie i NINN ISR SE 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eee — = 


३६ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


लिया । रोमन कथोलिक गिर्जाघर में बप्तिस्मा लेने का भी 
निश्चय हो गया । पाद्री साहब के यहां उसके लिये दिन नियत 
करने के लिये जाने पर एक श्रौर घटना ऐसी घटी कि वहां से 
भी मुंह फिर गया | पादरी साहब घर पर थे नहीं, परदा उठाते 
ही भीतर जो देखा तो एक दूसरे पाद्री एक “नन” के साथ बड़ी 
ghd अवस्था में पड़े हुए थे। इस प्रकार ईसाइयों से भी | 
निराश हो मुन्शीराम का धर्म की दृष्टि से नास्तिकपन की ओर. ` ' 
| झुकाव हुआ । धमै या मज़हब एक ढकोसला जान पड़ा और 

| यह प्रतीत हुआ कि उसकी सृष्टि कुछ चालाक लोगों ने श्रांख के 
| 
| 


~ 


अन्धे और गांठ के पूरों को फैसाने के लिये की हुई है। पर 

इस नास्तिकपन सें भी प्रातःकाल का उठना, व्यायाम-कुश्ती, 
| गंगास्नान रौर श्रमण का नियम जारी रहा | 
| . कालेज में प्रवेश पाने के समय विद्यार्थियों के जीवन में 

कुछ विशेषता आ ही जाती हे। मुन्शीराम ने कालेज प्रवेश 
| करने के ठीक पहिले ही हुक्का गुड्गुड़ाना सीखा था और पन्द्रह 
' ही दिन में इसमें प्रण योग्यता प्राप्त कर ली थी | मुन्शीराम का | 
| निवास-स्थान ssa का अड्डा था । सब मित्रमणडली के | | 
SMS नाम लिखे स हुए हुके बैठक में पड़े रहते थे और 
शाम को जब दरबार लगता था, तब प्रायः सभी gH गुड़गुड़ा ये 
जाते थे । मित्रमगडली भी अपने ढंग की एक ही थी। प्रिंस 
teas के काशी आने पर इसी मयडली के साथ छुट्टियाँ बिताने 


. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
= ee ae Cb अध 


š EONS di 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| पतन का श्रीगणेश | ३७ 


उस वषे की होली और बुढ़वामंगल के त्यौहार भी इस मण्डली 
के साथ ही मनाये थे | होली गुणडों के वेष में और बुढ़चा मंगल 
ख़ूब मेहनत से सजाई हुई शानदार क्िश्तियों पर गश्त करने में 
वीती | इसी मित्रमंडलो की संगति में भांग भी छूनने लगी और 
उसका सेवन भी कुळ समय के लिये नियम-तवा हो गया | रविवार 
| को इसी मित्रमएडली की use Ñ शतरञ्ञ कः खेल, श्रुशायरा 
| आर उपन्यासों का पाठ हाता था । 


६. पतन का श्रीगणेश 


बुराई से अच्छाई sz होने को घटनाय साधारणतया 
बहुत सुनने में आती हैं । पर, श्रच्छाई से बुराई का पैदा होना 
असाधारण घटना है। एसी असाधारण घटना से ही हमारे 
चरित्रनायक के नैतिक-पतन का श्रीगणेश होता है | कालेज में 
पहिले वषे की छमाही के बाद की दो मास की छुट्टियां अलिया 
सें बिता कर मुन्शीराम ने काशी आने पर देखा, तो उसकी 
3 मित्रमगडली का कोई भी साथो अभी नहीं लौटा था । कुछ खिन्न 
. हृदय ओर आकस्मिक ज्वर से fae हो विद्याथी मुन्शीराम 
दशहरे की छुट्रियों से एक सप्ताह पहिले ही फिर बलिया चला | 
गया आर कुछ दिन वहां बिता कर फिर काशी वापिस 


nn i ME 


in ENP 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


35 ` स्वामी श्रद्धानन्द | 


थे । घर से लौटने के बाद तीसरे ही दिन की घटना है कि नित्य की 
भांति सवेरे गगा-तट पर अखाड़े में गये तो वहां सुनसान मिला। | 
पूछा तो पता चला कि गुरुवार की छुट्टी थी | कुश्ती का समय 
टहलने में बिताने के विचार से राजघाट की ओर का मागे 
पकड़ा | मणिकर्शिका से होकर संधिया घाट पहुँचने पर एक 
चीख सुनाई दी | चीख घाट के नीचे बनी हुई गुफा की ओर से | | 
sg थी और थी किसी आपद्ग्रस्त महिला की | मुन्शीराम | | 
ने तुरन्त वहां पहुँच कर देखा तो एक स्त्री पूरा ज़ोर लगा कर | | 
गुफा से निकलने की कोशिश कर रही थी । उसका सिर बाहिर 
था, भुजाएं गुफ़ा के दरवाज़े पर ओर वाकी सब हिस्सा गुफा 
के भीतर | धड़ से पकड़े हुए कोई उसे भीतर घसीट रहा था! 
भीतर के कामान्ध पिशाच व्यक्ति की शक्ति का वह अबला क्या 
मुकाबला कर सकती थी ? मुन्शीराम ने डस परवश देबी को 
खींच कर बाहिर किया | उसकी उम्र सोलह वष से अधिक नहीं 
थी | इतने ही में एक अधेड़ खी वहां और आगई | वह मुन्शीराम 
' के परिचित परिवार की ही थी | पीछे मालूम हुआ कि पति 
महाशय तो वकालत की परीक्षा में व्यग्र थे और उनकी भौजाई 
उनके दूसरे विवाह की खरी अपनी देवरानी को सन्तान दिलाने 
की ग्राशा से सवेरे तीन बजे ही मिठाई और पूरी का थाल | 
 लेकरवहाँा पहुँची थी। देवरानी को गुफा का द्वार दिखा 
SRT खडी हुई थी। अबला के कपड़े सब चीर-चीर 


| 
| 
| -n 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
ii 

] 
| 
ij 
| 
| 


होगये थे, सब देह रगड़ से लहू-लुहान होगया था, भय के मारे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पतन का श्रीगणेश ३६ 


वह बाहिर आने पर भी कांप रही थी । मुन्शौराम ने गले में 
डाली हुई अपनी बनात की चादर से उसका सब शरीर ढक 
दिया और दोनों देवियों को घर पहुँचा कर पति-देव को भविष्य 
के लिये चौकन्ना भी किया | यह परिवार सदा के लिये मुन्शीराम 
का Sad बन गया और चह देवी भाई-दूज पर मुन्शीरास 
को टोका लगाने क्या आई, उसके प्रति भ्रालुभाव की पवित्रतम 
भावना को व्यक्त कर अपनी कृतज्ञता भी प्रगट कर गई | हिन्दू 
समाज को रसातल में पहुँचाने वाली इस अन्ध-श्रद्धा के सम्बन्ध 
में चरित्र नायक के ही कुछ शब्दों को यहां उद्घृत करना 


- श्रावश्यक है | उन्होंने लिखा है कि “घाट पर लौटा तो उस नंगे 


पिशाच को जूतों की मार पड़ रही थी और पुलिस के जमादार 
भी आगये थे | एक भली देवी को इज्जत का सवाल था | मेरे 
कहने पर उस पिशाच से नाक रगड़वा और यह प्रतिज्ञा लेकर 
कि वह फिर कभी काशी नहीं लौटेगा, पुलिस वाले इसे राज- 
ae से पार पहुँचा आये। परन्तु हिन्दू समाज की विचित्र 
अन्धी श्रद्धा का मुझे उस समय पता लगा, जब सन्‌ १८७१ 
So के अगस्त मास में गाजीपुर जाते हुए मेंने बनारस ठहर उसी 
दुष्ट पिशाच को घाट के मागे में नंगे बेठे और ख्त्री-पुरुषों को 


— उपस्थेन्द्रिय पर जल्न-पुष्पादि ward देखा | प्रयागदत्त . 


जमादार से जब प्रका तो उत्तर मिला, अरे बाबू ! धरम का 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Pes 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४० स्वामी श्रद्धानन्द 


मामिला ठहरा | अंग्रेज हाकिमों कतरा जात बाटे | खेद है 
कि हिन्द्र-समाज में से अब तक भी इस पाप का मुँह काला नहीं 
हुआ दै!” 

पाठक, बिलकुल भी विश्वास नहीं करेंगे क्रि यह ही साहस- 
पूरण, पवित्र और सात्विक घटना मुन्शीराम के पथ-श्रष्ट होने का 
कारण बनती है | sash उपन्यासों के प्रभाव रू दृषित 
आर नास्तिकपन की लहर में बे-लगाम छूटे हुए मन पर 
OA को ऊँचा उठाने वाली इस पवित्रतम घटना ने उलटा ही 
असर किया ¦ मन की सरल भावनाओं आर पवित्र कामनाओं 
ने कुछ दूसरा ही रूप धारण कर लिया | एक देवी के जीवन 
की र्धा करने के बाद मुन्शीराम ने अपने को हीरो? (बहादुर) 
तथा “नाइट” (वीर-रक्तक) और मन ही मन उस देवी को अपनी 
“प्रिया” समझना शुरू कर दिया | इधर मामा की संगति से 
मद्यपान का भो व्यसन लग गया था और तिस पर वीर बनने 
की आकांक्षा समाई हुई थी। इसी बीच में एक घटना और 
हुई | Wat पर दशमो के स्नान की भीड़ थी । भोर समय था । 
भीड़ में घबराई हुई युवा खी युन्शीराम के सामने से निकली | 


कोई दुष्ट उसके पीछे था। दुष्ट को मुन्शीराम ने ऐसा चपत 


किया कि वह दीवार के सद्दारे से गिरता-गिरता बचा | 


हाल पी ल eee os ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पतन का श्रीगणेश ४१ 


Brat मुन्शीराम के मकान में ही टिक गये | मकान aga वड़ा 
था | चरित्र नायक के ही शब्दों में इस घटना का लिखना अच्छा 
होगा । वे लिखते हैं क्रि “में अपनी बेठक में चलो गया और 
उन्होंने ऊपर आराम किया | दोपहर पीछे में बाहर चला 
गया | `"""*६ बजे के लगभग घर लौट शया | 
उस समय प्रलोभन में Ga गया | हा ! बरसों की कमाई एक 
घरटे में ga गई | उस रात मेने भोजन नहीँ किया | रात झा 
व्याकुल रहा | दूसरे दिन प्रातः रामायण का फिर स्मरण आया |" 
“यदि अपने प्राचीन इतिहास पर श्रद्धा होती तो पी! इत i- 
जाति का रक्ताबन्ध भाई बनकर उसकी Tall का त्रत देता | 
परन्तु मेंने अपनी सभ्यता को जंगलीपन और अपने साहित्य 
को मूखेता का भगडार समझ रखा था, फिर उससे मुझे सहाः 


: यवा कब सिल सकती थी 2” 


रेबड़ी तालाब के जयनारायण कालेज के स्कूली जीवन ओर 
फिर कीन्स कालेज के कालेजी-जीवन के साथी पशुपतिशरणर्सिह, 
जो बाद में 'रायबहादुर' और 'सी० श्राई० इ०' तथा अलवर 
में 'एसिस्टेन्ट पोलिटिकल अफ़सर' हुए, मुन्शीराम के बड़े गाढ. 
दोस्त थे । इनका Ta नाम था “सहजी | आपत्ति के समय | | 
मनुष्य पास के ही सहारे at goat है । मुन्शी रे 
लिये वह पतन एक भयानक आपत्ति था। इस ' 


कनक 7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


पैदल ही उनके गांव को बिना अन्न-जल ग्रहण किये चल दिये । 
दोपहर को बारह बजे वहाँ पहुँच कर मित्र को सब घटना ज्यों 
की त्यों कह सुनाई | अपने दोष को संचाई के साथ स्वीकार 
करके भविष्य में उससे बचने का संकल्प करना ही सच्चा 
प्रायश्चित्त है । प्रायश्चित्त की यह भावना अपराधी सुन्शीरास के 
दोषी हृदय में पैदा हो चुकी थी। मित्र ने सान्त्वना दी और 
व्याकुल हृद्य को पूरी तरह शांत किया | 

पतन की कोई सीमा नहीं | उत्थान का मागे एक ही है, 
अर पतन के हज़ारों | ऐसे नेतिऋ-पतन की घटना चरित्र-नायक 
के जीवन में फिर नहीं घटी, किन्तु मद्य-मां् के सेबन का 
व्यसन अगले कुछ वर्षा में बढ़ता चला गया । इस वषे की 
दिवाली पर मद्य-मांस के साथी जुए ने भी अपना रंग आ जमाया | 
पर, जुए के पतित साथियों की गन्दी बोल चाल से इतनी घृणा 
पदा हुई कि श्रीगणेश के साथ ही उसकी इतिश्री भी होगई | 


७. मथुरा में दस दिन 
काशी से विवाह के लिये तलवन जाते हुए मुन्शीराम ने 
मथुरा में दस दिन पिता जी के पास बिताये । पिताजी मथुरा . 
में स्थायी तौर पर आये थे और मथुरा से उनको बरेली की 
a. | का चाज लेने का हुक्म भी आ चुका था । इसी से 
उनको पुत्र की शादी के लिये केबल दस दिन की छुट्टी मिली । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i ARE "MS 4“. 
oo ae \ å aes. 
SNS NR Sil rs tk £ Ge = AS ५: 


...._.__________ल्‍__३_॒_॒_॒_३$__॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒___ | की -3नीप्ी डील i O 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मथुरा में दस दिन ४३ 


I NNS ल्न A eS T 


x मथुरा के दस दिन के जीवन में कोई विशेष घटना नहीं हुई | 
बहां की दो घटनाओं का वर्णन चरित्रनायक ने किया है। 
पहिली घटना मथुरा के चौबों की अपने जजमानों के यहां माल 
उड़ाने की है । उसका चरिक्वनायक के चरित्र के साथ कोई 
विशेष सम्बन्ध नहीँ है दूसरी घटना गुसाई जी की लीला की 
है | दक्षिण के एक डिपुटी कलेक्टर अपनी धर्मपत्नी, लड़के ओर 
लड़की के साथ काशी की तीथे-यात्रा के बाद त्रजयाल्ला के लिये 
युन्शीराम के साथ ही आये थे | लड़की १४-१५ वषे की आयु 
की थी और अंग्रेजी अच्छी पढ़ी हुई थी | एक दिन गोपाल: 
मन्दिर की झाँकी थी | पाँच बजे शाम का समय था । मुन्शीराम 

- पुलिस के सफ़ेदपोश जमादार के साथ झांकी देखने लिये गया 
हुआ था | वह भीतर के महल की सेर कराने के लिये भी 
मुन्शीराम को अन्दर ले गया | अमी पांच ही मिनट हुए होंगे 

| । कि एक कमरे के भीतर से चीख सुनाई दी | कमरे का दरवाजा 

| “ धक्का देकर खोला गया | भीतर पहुँच कर देखा तो एक अबला 
| ' कुमारी को गुसाई अपनी ओर खींच रहा था और वह उसके 

पापी पंजे से छुटकारा पाकर भागने की चेष्टा कर रही थी। 
| पास ही एक अधेड़ स्री खड़ी थी। पापी ने अपना पाप छिपाते 
| | हुए कहा--“भगवान्‌ के दशेन से यह घबरा गई, में चुप कराता 

: | ee ।” कुमारी ने ra gaat विश्वास मत कीजिये | में इस 

Rimes चर्णास्पश कर रही थी | तब इसने a पकड़ लिया और में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection BERET EIN 


a n 


= MER M न कान Eo E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४४ स्वामी श्रद्धानन्द । | 
चिह्लाई | मुझे मेरे पिता के पास ले चलो |” मुन्शीराम ने कन्या | 


`| . को पिता के पास पहुँचाया । पिता उसको नीचे कहीँ न देख कर E 
ऊपर GE रहे थे | डिपुटी कलेक्टर को इस घटना पर इतना खेद 
| हुआ कि गुसाई का मकान AIS कर दूसरी जगह चले गये । 
i मूर्ति पूजा और तीथ arar से भी उनका दिल ऐसा हॅट गया क्रि 
i अन्य सब तीर्थों पर जाने का विचार त्याग कर वे मधुरा से 
| कं सीधे अपने घर ही लोट गये | 
Fr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दूसरा भाग 


Te 


१. द्वितीय अश्नाम में प्रवेश, २. बरेली में अन्धकारमय 
जीबन, ३. इस बीच में कालेज की पढ़ाई, ४. दिब्य 
प्रकाश का दशन, ५. पतित्रता पत्नी, ६. दो 
दिन की चाकरी, ६. फिर से विद्यार्थी 
जीवन, ८. स्वतन्त्र आजीविका, 
६. वकालत BI TT | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— | 


१, द्वितोय-आश्रम में प्रवेश 

दूसरे भाइयों का विवाह जितनी छोटी अवस्था में हो गया 
था, उतनी छोटी अवस्था में मुन्शीराम का नहीं हुआ | इसका 
कारण यही था कि पहिले जिस कन्या से विवाह करने का 
निश्चय हुआ था उसका देवयोग से देहान्त हो गया | उसके बाद 
जालन्धर के प्रसिद्ध साहूकार और तहसीलदार राय शालिप्रास | 
ने अपनी लड़की के साथ मुन्शीराम का सम्बन्ध करने का निश्चय | 
किया और माता-पिता से यह वचन ले लिया कि 'मुन्शीरा 
`का कहीं और नाता नहीं किया जायगा |” उनका यह विचा 
था कि वर-वधू की आयु में पांच वषे का अ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४८ स्वामी श्रद्धानन्द 


सगाई सम्बत्‌ १९३२ में हो गई, विवाह सम्वत्‌ १६३४ में हुआ । 
माताजी को लाड़ले बेटे की शादी का बड़ा शौक था। पर, 
उसको अपने हाथों स*पन्न करना उनके भाग्य में नहीं बदा था । 
बलिया में प्राणोत्सगे होने से दो घरटे पहले माताजी ने, पिताजी 
का हाथ अपने हाथ में लेकर, श्रपनी अन्तिम इच्छा इन शब्दों 


? 


f में प्रगट की थी--“एक ही इच्छा मन में रह गई | अपने सुन्शी _ 


| का विवाह अपने हाथों से करती । श्राप भूलना मत । मेरे प्यारे 
i बच्चे का विवाह उसी हौसले से करना, जेसा में करना चाहती 
. थी। में तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी, जब मेरा बच्चा 
aha बनेगा और में अपनी पुत्रवधू सहित उसका tas 
देखूगी | अच्छा, भगवान्‌ की यही इच्छा हे तो यही सही |” माता 
जी की इस इच्छा के अनुसार विवाह पूरी तय्यारी और घूमधाम 
Slava किया गया | पिताजी को अधिक छुट्टी नहीं मिल सकी | 
वे बिवाह से तीन ही दिन पहिले घर पहुंचे थे और विवाह के 
बाद तुरन्त ही वापिस लौट गये | 
विवाह पौराणिक पद्धति से हुआ । नास्तक होते हुए भीं 
 सुन्शीराम ने-चुपके-से सब रस्में अदा कीं | बुढ़िया पुराण के 


_ आगे माथा टेका | वधू के साथ गाँठ जोड़े आशीर्वाद प्राप्त करने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीय आश्रम में प्रवेश ४६ 


| 

| 

f ५७०५३ ५००० ५-५८ NIAN ष्य SES EEEE SANANA SI SRANAN ताऽ mot | 

इतनी धूमधाम से विवाह होने पर भी मुन्शीराम को कु | 

| सन्तोष नहीं हुआ, श्रपितु निराशा ही हुई | मुन्शीराम का दिल | 
six दिमाग sei उपन्यासों के रंग में रंगा हुआ था | अपनी 

भावी पत्नी के सम्बन्ध में जिस कल्पना के घोड़े दौड़ाते हुए वह | 

घर पहुंचा था, विवाह के बाद वह BINT ही साबित हुई | | 

उपन्यासों की नायिकाओं के सच गुणों से सम्पन्न सत्रीकेसाथ | 

srarena भावी जीवन बिताने के : सुनहले विचार इन्द्र 

धनुष की तरह आंखों के सामने चमक रहे थे, पर विवाह के 

बाद पता चल्ला कि बह्‌ सव स्वप्नावस्था की सृष्टि थी | 


| 
चरित्रनायक ने इस सम्बन्ध में लिखा है--”में विबाह के । 
| धूमघड़के से निवृत्त हो कर बहुत निराश हुआ | मेंने समा था... 
| कि वधू युवा मिलेगी ! परन्तु वह अभी बाल्यावस्था में हीथी। | 
| फिर यह निश्चय किया कि में उसे स्वयं पढ़ाऊँगा और इस विचार 
| ने मुझे बहुत सन्तोष दिया । ÑA उसी समय बालविवाह की | 
| कुप्रथा के भयङ्कर परिणाम अनुभव किये थे और इसी लिये । 
l ग्रायेसमाज में प्रवेश करते ही HA इसके संशोधन में बड़ा भाग. 
| ` लिया । मेरा निश्चय है कि यदि उस समय विवाह का ख्याल | 
| ही मेरे श्रन्दर न डाला जाता, तो काशी से म्रेज्युएर बनकर. 
| मै किसी अन्य ऊँची दशा में चला जाता। कम से कम यदि | 
| धमपत्नी की आयु सोलह TT की होती और परस्पर की प्रसन्नता | 
| | 


ह 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` र म 


Haa EAEE Se ee a ह 


| 
I 
| 
| 
| 


` सङ्गति से शराव के व्यसन की far ग्रहण की थी, जुआ भी 


से बरच जाता, जिसमें आगामी दो-ढाई वर्ष गिरा रहा ।” 


२. बरेली में अन्धकारमय जीवन 


विवाह और विवाह के बाद डेढ़ वषे तलवन में बिता कर 
सुन्शीराम को इच्छा शिक्ताध्ययन के लिये बनारस जाने की थी | 
पर, पिताजी का आदेश मिला कि बनारस न जाकर बरेली पहुंचा 
जाय। सम्बत्‌ १६३४ के आश्विन मास में बरेली जाना हुआ | 


बरेली का सामाजिक जीवन उस समय नैतिक दृष्टि से बहुत. । 
पतित था | रईसी का लक्षण कुछ विचित्र-सा ही था | दो घोड़ों | 


वाली चौपहिया गाड़ी, घर में डाली हुई वेश्या और सिर पर 
किये हुए कजे के बिना सेठ, साहूकार और ज़मींदार को भी 
“रईस” का पद नहीं मिलता था । ऐसे बातावरण के प्रभाव से 
` सुन्शीराम का बचना कठिन या असम्भब ही था | मुन्शीरास 
के चरित्र में उस समय सब से बड़ी कमजोरी यही थी कि 
आस-पासके वातावरण से ऊपर उठना उसके लिये असम्भव 
था । “गङ्गा गये गङ्गादास और जमुना गये जसुनादास” 
की लोकोक्ति उस पर ठीक बेठती थी | जब कि बनारस में ण्ह 
कर Tet का-सा वेष धारण करने में संकोच नहीं किया था, 
बलिया में लाठी-गतका के हाथ तुरन्त सीख लिये थे, मामा की 


< 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बरेली में श्रन्धकारमय जीबन ५१ 


= 


“ एक ऐसे ही साथी की सङ्गति का फल था और हुक्का गुड़गुड़ाना 
भी ऐसे ही सीखा था, तब भला बरेली के सभ्य-समाज की रईसी 
का रंग मुन्शीराम पर क्यों न चढता ? पिताजी बरेली शहर के 
कोतवाल क्या थे, राजा थे; और मुन्शीराम युबराज | ऐसी 
स्थिति में agai के साथ मेल-मिलाप होने का रास्ता बिलकुल 
खुला था | इसी मे aaa पहिली दोस्ती राय लदम्मीलाले साहब 
( कायस्थ ) से हुई, जो रईसी की उपर्युक्त परिभाषा के sg- 
सार डवल रईस कहे जा सकते थे और उनके यहाँ एक की 
जगह चार-पाँच फ़िटन गाड़ियाँ थीं, दो हाथी बधे रहते थे 
ओर एक के बजाय दो वेश्याये उन्होंने अपने घर में डाली हुई 
थीं | अन्य भी कई-एक साधारण wel से दोस्ताना होगया 
था, पर राय छदम्मीलाल के बाद उल्लेखनीय नास हकीम लल्ला 
का है। उनका मकान मुन्शौराम के मकान के साथ ही लगा 
हुआ था । कमाल के हकीम थे | एक बार मुन्शीराम को भी 
सर्त बीमारी से उन्होंने बचाया था । हकीमी की बदौलत ही 
लल्लाजी के यहां बिना पैसा खर्चे किये ही नाच-सुजरा हो जाता 
था और दत्तिणा में मिठाई के थालों की भेंट भी पहुंच जाती थी | 

रायसाइव छदम्मीलाल की फ़िटन गाड़ी प्रतिदिन सवेरे 
हवाखोरी के लिये आ जाती | कोई सप्ताह नाच-रँग से खाली | 

न जाता | उस पर हुकूमत का नशा | बस, फिर कहना ही | 

कया था ? इलाहाबाद के कालेज के एक वषे के जीवन को छोड j | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२ स्वामी श्रद्धानन्द 


कर वरेली का बाक़ी सब जीवन इसी अन्धकारमय अवस्था में 
बीता | इलाहाबांद में परीक्षा में असफल हो जाने का परिणाम 
आर भी बुरा हुआ । परीक्षा की असफलता के दुःख को 
“ऐकशा नम्बर वन” की बोतल के प्यालों से धोने की कोशिश 
की जाने लगी | रात को बोतल और गिलास मेज़ पर रख, 
वैसी ही पुस्तकें हाथ में लेकर, समय विताना शुरू किया | 
एक बजे तक पूरी बोतल समाप्त हो जाती | पिता जी नित्य- 
कमे से न्वित्त हो सवेरे पांच बजे कोतवाली चले जाते । दिन 
का भोजन वहां ही करते। रात को आठ बजे घर आते और 
भोजन कर के नौ बजे सो जाते | फिर सारी रात पर मुन्शीराम 
का ही अधिकार रहता | पिता जी अब भी यही सममते रहे 
कि पुत्र कालेज की पढ़ाई में लगा रहता है। इधर रात को 
प्याले के अलावा रईसों की महफ़िलों में भी अआना-जाना शुरू 
हुआ | सात मास तक यह क्रम वराबर जारी रहा | एक बार 
लाला भाइयों ( कायस्थों ) .क यहां की शादी की महफिल में 
पियक्कड़ों की gia देख कर बेसी महफ़िलों से कुछ घृणा हुई | 
पर, शराब का नशा उस घृणा से भी नहीं टूटा | घर लौट कर 
उसी दिन ख़रीद कर लाई हुई शराव का जाम पिया । उसने 
न्धा कर दिया | चरित्रनायक ने लिखा है--“में अपने जीवन 
में दूसरी बार ऐसा पतित हु्रा कि पुरानी गिरावट का संस्कार 
` फिर जाग खड़ा हुआ। RÄ बेहोश सा पड़ा रहा, परन्तु 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a बीच में कालेज की पढ़ाई 


| आम्मा में कोलाहल मचा हुआ था | प्रातःकाल अ्रमणार्थ द्र 
| ! निकल गया और एकान्त में बैठ कर अनुताप करता रहा । उस 
दिन शाम को ही लौट कर भोजन किया | दूसरे दिन से ही 
काया फिर पलट गई । नाच, तमाशे, दावतों में जाना बन्द 
हुआ और फ़िलासफ़ी का स्वाध्याय शुरू हो गया । बोतल और 
गिलास भी कुछ काल के लिये विदा हो गये ।” 


३. इस बीच में कालेज की पढ़ाई 


नहीं मालूम क्यों मुन्शीराम को कालेज को शिक्षा में यत्न 
करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं हुई । बनारस की आकस्मिक 
असफलता कळो घटना पाठक पीछे पढ़ चुके हैं । इस बीच में 
बरेली रहते हुए इलाहाबाद जाकर एफ़० ए० पास करने का 
जो यत्न किया, उस में भी वैसा ही विघ्न आ उपस्थित हुआ | 
सफलंता की चोटी पर से मुन्शीराम का पेर फिसल गया । 
पहले तो पिता जी ने मोहवश लाडले बेटे को पढ़ने के लिये 
कहीं जाने न दिया, फिर बरेली की संगति में पड़ कर wee 
बेटे का अपना ही दिल मचल गया। जब पढ़ाई का समय 
आया तब बनारस जाकर निचली श्रणी में भरती होने में लज्जा 
मालूम होने लगी । स्वयं इलाहाबाद जाने का निश्चय किया | 
इलाहाबाद जाकर सम्बत्‌ १९३५ के पौष भास में म्योर सेन्ट्रल 
कालेज में नाम लिखवाया । यहां भी अध्यापकों की संगति अच्छी 


| = Jy In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — catered es OF; d 
: हि thes lca 2H 


esos me 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५४ स्वामी श्रद्धानन्द 


थी । मुन्शीराम को श्रध्यापक्तों का प्रेम और कृपा प्राप्त करने 
में अधिक समय नहीं लगा | मद्यपान का व्यसन एक दम छूट 
गया। विद्याथियों की सभाओं में होने वाले वादविवादों में 
विशेष भाग लेना शुरू किया । कालेज का जीवन सम-अवस्था 
सें चलने लगा और सारा समय विद्या की चर्चा में ही व्यतीत 
होने लगा ! कालेज के इस जीवन का प्रभाव छुट्टियां में बरेली 
अने पर भी कायम रहा | डेढ़ मास बरेली में विताने पर भी 
मद्यप और नाच-रंग के प्रमी मित्रों की संगति से बचा रहना 
एक असाधारण घटना थी । परीक्षा पास आने पर उस के 
लिये सिरतोड़ कोशिश की जाने लगी । रात को तीन घन्टे से 
अधिक सोना नहीं होता था । स्वास्थ्य गिरने लगा | qT 
के तीन [दन ता निकल गये, पर रात को ज्वर ने आ दबाया! 


उसकी कुङ् भी परवा न कर चौथे दिन भी परीन्त्ता-भवन को 


चल RIL पर, परीक्षा-भवन में Aad ने ऐसा ज़ोर पकडा 
कि आंखें वन्द हो गई । डाक्टर को बुलाया गया । उबर कम 
नहीं हुआ । ज्वर सरसाम के रूप में परिणत हो गया i 
पारयाम यह्‌ हुआ कि अन्तिम प्रश्‍नपत्न रसायन का चिना किये 
ही रह गया | परीत्ञा-फल में प्रथम तीन विषयों में ७० प्रति 
` शतक अङ्क प्राप्त किये, न्याय में ५० में स २५ आर रसायन 
` में शून्य । रसायन और न्याय को मिला कर पास होने के लिये 

आठ अंकों को कमी रह गई | यूनीवर्सिटी से लिखा पढ़ी करने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a 

i 

|| 

| का भी कुछ फल न हुआ। केवल sre अ्रकों के लिए ऐफ़० 
| ए० की परीक्षा में सफलता नहीं मिली । 

| फिर सात मास बरेली के अन्धकार में बिता कर ऐफ़० wo 
| की परीक्षा देने की सूमी । पर, वह किसी कालेज के द्वारा ही 
| दी जा सकती थी | मुन्शोराम के बनारस के सहपाठी और 
Bada मित्र श्री श्माशङ्कर मिश्र एम० Wo सर सय्यद MENG 
| के श्रलीगढ़ के मुहम्मडन कालेज में गणिताध्यापक थे | उनको 
| लिखने पर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से मुन्शीराम को अपने पास 
बुला लिया । पर, वे भी नम्बर एक के flares और whe 
युवक थे | संगति ने अपना रँग जमाया | शराब तो चल्षती 
ही थी, एक दिन मुजरा भी हो गया। श्रलीगढ़ ने प्रयाग के 
अभाव को बिलकुल मिटा दिया । यहां भी कालेज की पढ़ाई 
सुन्शीराम की किस्मत में लिखी न थी। कालेज खुला और 
एक सास के लिए फिर बन्द हो गया, क्योंकि अलीगढ़ में हैज़ा 
फेल चला था । निराश मुन्शीशास को बरेली जौटना पड़ा। 
बरेली का घोर अन्धकारमय जीवन इसी निराशा का दुष्परिणाम 
था | 


| ९ 
४. दिव्य प्रकाश का दशन 
ऐसी घोर अन्धकारमय पतित अवस्था से ऊपर उठ कर 
सुन्शीराम को महात्मा मुन्शीराम ओर बाद में मृत्युञ्जय स्वामी 


| है 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar $ a 
d 22 कन 3 24 कक es ET = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६ स्वासी श्रद्धानन्द 


TANNIN SSIS SS SS NSIS TORS IRR 2 5 


श्रद्धानन्द बनना था, यह कौन जानता था? नास्तिक ste इस 
प्रकार पतित होने पर भी मुन्शीरास का जीबन बिलकुल ही ऊसर 
नहीं था । उस पर संगति का सहज में केसा असर पड़ता था, 
पाठकों ने पीछे भली प्रकार देख लिया है। वतेमान युग के 
निर्माता, विनष्टप्राय भारत की पुरातन आर्य संस्कृति के पुनरु- 
द्वारक, श्रगाध पांडित्य एवं अलौकिक तार्किक शक्ति से सामा- 
जिक एव धामिक अन्धकार को विलुप्त करने की चेष्टा में सदा रत 
रहने बाले और अपने व्यक्तिगत प्रभाव से सैकड़ों-हजारों की 
कायापलट करने वाले महषि दयानन्द सरस्वती की सत्संगति का 
ही यह परिणाम था कि उनके पदचिन्हों पर चलते हुए अपने 
जीवन को सफल बना कर उसको उनके मिशन की ही परति में 
लगा देने बालों में महात्मा मुन्शीराम किंवा स्वःमी श्रद्धानन्द 
संन्यासी का नाम अनन्त ताराओं में चन्द्रमा के समान चमक 
रहा है। इसके सम्बन्ध में चरित्रनायक ने स्वयं ही लिखा है-- 
“ऋषिवर ! तुम्हें भौतिक शरीर त्यागे इकतालीस वर्ष हो चुक; 
परन्तु तुम्हारी दिव्य मूर्ति मेरे हृदय-पट पर अब तक, ज्यों की 
त्यां, अंकित है । मेरे निबल हृदय के अतिरिक्त कौन मरणाधर्मा 
मनुष्य जान सकता है कि कितनी बार गिरते-गिरते तुम्हारे 
स्मरणमात्र ने मेरी आत्मिक रक्षाकी हे । तुमने कितनी गिरी 


हुई आत्माञ्ओों की काया पत्लट दी, इसकी गणना कौन मनुष्य . | 


कर सकता है ! परमात्मा के बिना, जिनकी पवित्र गोद में तुम 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


a 0. की ia 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 प्रकाश का दशेन ko 


विचर रहे हो, कौन कह सकता है कि तुम्हारे उपदेशों से निकली 
हुई अमि ने संसार में प्रचलित कितने पापों को दग्ध कर दिया 
है ? परन्तु अपने विषय में में कह सकता हूँ कि तुम्हारे सहबास 
ने मुझे कैसी गिरी हुई अवस्था से उठा कर सच्चा जीवन लाभ 
करने के योग्य बनाया ?” पहिले ही दशन के वारे में ater 
नायक ने लिखा 8—“sa दिव्य आदित्य मृति को देख कुछ 
श्रद्धा उत्पन्न हुई ; परन्तु जब पादरी Ao जे० स्काट se दो 
तीन अन्य यूरोपियनों को उत्सुकता से बैठे देखा, तो श्रद्धा और 
भी बढ़ी | अभी दस मिनट भी sacar नहीं सुनी थी कि मन में 
विचार किया--यह विचित्र व्यक्ति है कि केवल संस्कृतज्ञ होते 
हुए ऐसी युक्तियुक्त बात करता है कि विद्वान दंग हो जाय | 
व्याख्यान परमात्मा के निज नाम ओम! पर था। वह पहले 
दिन का आत्मिक आहाद कभी भूल नहीं सकता | नास्तिक रहते 
हुए भी आत्मिक आहाद में निमग्न कर देना ऋषि आत्मा का 
ही काम था |” 

यह सत्संग भी मुन्शीराम को श्रनायास ही प्राप्त हो गया 
था। १४ श्रावण सम्बत्‌ १६३६ के दिन महपि दयानन्द बरेली 
'पधारे थे | उनके पहुंचते ही पिता जी को हुक्म मिल्ला कि सभा 
में किसी प्रकार की गड़बड़ न होने देने का सब प्रबन्ध कर | 
प्रबन्ध के लिये वे स्वयं ही गये । उन पर पहले दिन के व्याख्यान 
| >> इतना प्रभाव पड़ा कि रात को घर आते ही अपने नास्तिक 


| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Parc 027 PS र 


an 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


KG स्वामी श्रद्धानन्द 


पुत्र से उसके सुधरने की कुछ आशा रखते हुए कहा--“बेटा 
मुन्शीराम ! एक दरडी संन्यासी आये हैं, बड़ विद्वान और 
योगीगाज हैं | उनकी वक्‍तृता सुन कर तुम्हारे संशय दूर हो 
जायेगे । कल मेरे साथ चलना ।” केवल संस्कृत जानने वाले 
साधु के मुख से बुद्धि की कोई बात सुनने की आशा न रखते 
हुए भी वहां पहुंचने के बाद दस ही मिनट के व्याख्यान का 
नास्तिक हृदय पर असाधारण प्रभाव पड़ा। व्याख्यानों का 
सिलसिला जारी रहा और मुन्शीराम का हृदय महर्षि की ओर 
अधिकाधिक आकर्षित होता चला गया जैसे कि भटके हुए जहाज़ 
का कप्तान SHIM का प्रकाश पाकर बड़ी तेज़ी से अपने 
जहाज को उस ओर ले जा रहा हो। नमस्ते. पोप, पुरानी, जेनी, 
किरानो, कुरानी के बाद मूति-पुजा और अ्रवतारबाद के खगडना- 
लमक व्याख्यान शुरू हुए | Ras पिता तो इतने घबरा गये 
कि व्याख्यानों में जाना ही वन्द कर दिया और नास्तिक पुत्र 
की श्रद्धा सुर्योदय के साथ खिलते हुए सूर्यसुखी की तरह 
खिल उठी | मुन्शीराम दिन का भोजन करके दोपहर को ही 
महदपि के निवास-स्थान, वेगम-वाय की कोठी, पर पहुंच कर 
भीतर जाने की प्रतीक्षा में Saal पर बैठ रहता । २॥ से ४ बजे 
तक राका-समाधान होता था | लोग अपने सन्देह प्रगट करते और 
प उनका निराकरण करते थे। भीतर जाने की आज्ञा मिलने 


न की पड न मेणाय 


I !, ee झ/त0्््््ख-खमर्र<-ः<्र. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दिव्य प्रकाश का दशन Ke 


शिष्य होता, जिसने निकट-भविष्य में ही उनके मिशन के लिये 


सवेस्व न्यौळ्लावर कर अपने को अमर बना लिया । वह चुपके-से 
बैठा हुआ सब प्रश्नोत्तर सुनता रहता । - वहाँ से व्याख्यान सुनने 
के लिये सीधा टाउन-हाल पहुंच जाता । व्याख्यान के बाद भी 
तब तक वहां खड़ा रहता, जब तक कि महषि वहां से चल न 
देते | २५-२६ और २७ श्रगस्त को पुनजेन्म, ईश्ररावतार और 
मनुष्य के पाप बिना फल भोगे क्षमा किये जाते हैं कि नहीं, 
इन विषयों पर पादरी स्काट के साथ wes हण | शास्त्राथ 
में लेखक का काम करने वालों में उनका यह भावो. शिष्य भी 
ar] पर, दूसरी रात के शास्त्रार्थे के बाद सन्निपात-आक्रान्त 
हो जाने से वह तीसरे दिन के शास्त्रार्थ में शामिल न हो सका 
आर न फिर महर्षि के दशन का लाभ ही प्राप्त कर सका | 


. मुन्शीरास की काया पलटने में महर्षि क इस सत्संग ने जादू 


का काम किया आर यदि कहीं मुंशीराम को यह सत्संग प्राप्त न 
हुआ होता तो बरेली के अन्धकारमय जीवन से उसका उद्धार 
होना भी सम्भव न था। चरित्रनायक ने स्वये लिखा दै 
“हून दिनों में ऋषि-जोवन-सम्बन्धी अनेक घटनाये मेंने देखीं, 
जिनमें से कुछेक का प्रभाव मुझ पर ऐसा पड़ा कि अब तक वे 
मेरी आंखों के सामने घूम रही हैं |” 


यह सत्संग अधिक दिन नहीं निभा । मुन्शीरास को बीच में | 
ही ज्वर ने आ दबाया और महषिं बरेली से शाहजहांपुर चले ae 


ct Ve 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पा 


६० स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


गये | पर श्रद्धा का भाव मुन्शीराम के हृदय में घर कर गया | 
नाच-तमाशों से भी कुछ विरक्ति हो गई और मद्यपान का व्यसन 
भी कुछ दब गया । पिताजी इसको संन्यासी के सत्संग का ही 
परिणाम समभते थे और मूति-पूजा तथा अवतारवाद्‌ आदि के 
aed से sarge होते हुए भी उस संन्यासी को अपने पुन्न के 
इस सुधार के लिये धन्यबाद दिया करते थे । उपजाऊ भूमि में 
वे बीज इसी समय वखेरे गये थे, जो कि आगे चल कर उस 
उद्यान के रुप में प्रगट हुए जिसकी शीतल छाया में बैठ कर 
आत्म-सुधार करने का अनुपम लाभ हजारों व्यक्तियों को ही 
नहीं, सकड़ों परिवारों को भी मिला | 


५. पतिब्रता पत्नी 
. गहरे अन्धकार से ऊपर उठते हुए मुन्शीराम को 

विशेष सहारा देने बाली दो पारिवारिक घटनाय थीं। बीमारी 
से उठने के वाद पिताजी ने मुन्शीराम को अपनी धर्मपत्नी को 
बरेली ले आने $ लिये घर भेजा । मुन्शीराम घर से ससुराल 
| (जालन्धर) जाकर अपनी धर्मपत्नी शिवदेवी को तलबन होते हुए 
_ बरेली लिंबा लाये | शिवदेवी की आयु कुछ अधिक नहीं थी 
और शिक्षा का तो सर्वथा अभाव ही था | फिर भी हिन्दू नारी 
पति-भक्ति ` की पवित्र भावना उसमें कूट-कूट कर भरी हुई 


"कका ननयम मम _ ७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


पर 


पतित्रता पत्नी AQ 


° “एक दिन मुन्शीराम साथी-संगियों की कुसंगति में पड़कर 
खूब पी गये | शराब ने अपना पूरा रंग जमाया । उसी नशे में 
दो मित्रों के भुलावे में पड़कर एक वेश्या के घर भी जा पहुँचे | 
उस समय तक hae महफ़िलों में नाच-तमाशा देखा था, पर 

! वेश्या के घर पर जाने का यह पहिला ही अवसर था | न मालूम 

| ' भीतर क्या भाव पैदा हुए कि वहाँ अधिक देर नहीं sat । 

“नापाक? 'नापाक' कहते हुए नीचे उतर आये । घर पहुँचे, तब 

भी नशा नहीं उतरा था | बैठक में जाकर तकिये पर सिर देकर 

पड़ गये । नौकर ने जूते उतारे | नौकर के सहारे ही सीढ़ियों से 
ऊपर गये । बरामदे में पहुँचते ही उलटी होने लगीं | पत्नी ने 
अकर सम्हाला, मुह घुलाया और मेले कपड़े उतारे | बिस्तर पर | 

लिटा कर माथा ओर सिर दवाना शुरू किया | घृणा, ster | 3 

या तिरस्कार की वहां गन्ध भी नहीं थी | स्नेहमयी माता की 

ममता, सहोदरा बहिन का प्रेम, आदरश पत्नी की भक्ति, स्वामि- | 

|. भक्त सेवक की सेवा और परोपकारी पुरुष की उदारता के सव 

प भावों का उस व्यवहार में कुछ श्रभूत-परवे मिश्रण था । न सोने 

वाले को भी ऐसे समय नींद आ जाय | मुन्शीराम की पथराई 

आंखें गहरी नींद में बन्द होगई । रात के एक बजे नींद खुली | 

तो शिवदेवी बैठी हुई पेर दबा रही थी । पानी मांगने : देखी ने, 


enema enna is ot 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६२ स्वामी श्रद्धानन्द 


कारण पूछने पर देवी ने कहा--श्रापके भोजन किये बिना में 
केसे खाती ? sa इतनी देर में भोजन करने में कुछ रुचि 
नहीं ।' मुन्शीराम ने अपने पतन की सब कहानी सुना कर क्षमा 
मांगी, तो देवी ने तुरन्त कहा--श्राप मेरे स्वामी हो । यह सब 
सुनाकर मेरे सिर पाप क्यों चढ़ाते हो ? मुझे तो माता का 
उपदेश यही दै कि आप की नित्य सेवा करूँ |” चरित्र-नायक ने 
लिखा दै-“उस रात विना भोजन किये दोनों सो गये और 
दूसरे दिन मेरे लिये जीबन ही वदल गया |” 

दूसरी घटना शिवदेवी के उदार चरित्र पर और अधिक 
प्रकाश डालती है | शराव के पारसी व्यापारी का बिल इतना 
ag गया कि तीन सौ रुपये मुन्शीराम को देने होगये | उसको 
तो किसी तरह कुछ दिन के लिये टाल दिया । पर, fax पर 
एक चिन्ता सवार होगई | शिवदेबी ने उसको भंप लिया और 
भोजन के समय कारण जानने के जिये size किया | चिन्ता 
की सब कारण मालूम कर भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन 
करने से पहिले ही देवी ने हाथ के कड़े उतार कर सेवा में 
उपस्थित कर दिये । मुन्शीराम ने संकोच-भाव से कहा-- यह 
केसे हो सकता है ? तुमको आशभूषित करने के स्थान में तुमको 


Sarasa से रहित करने का पाप केसे लूं १” देवी ने तुरन्त | 


इसरो जोड़ी दिखा कर कहा--“एक जोड़ी पिताजी ने और 


दसरी श्वसुर जी ने दी थी | इनमें से एक व्य पड़ी है । यह 


q 


en यू जज ब्लड चा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a दिन की चाकरी 


६३ 


संकोच क्यों है ? आपकी चिन्ता दूर करने को यह कोई महँगा 
सौदा नहीँ |? कड़े वेच केर विल अदा किया गया | बाकी रुपये 
शिवदेवी की सन्दूकची में ही रख दिये और यह संकल्प किया 
कि कमाने के बाद इस रकम को पररा करके पहिले ये जोड़ी बन- 
बाई जायगी | घटना साधारण 2, किन्तु सुन्शीराम के जीवन को 
बदलने में इस घटना का असाधारण हाथ है । ख्ी-जाति के 
प्रति मुन्शीराम का दृष्टिकोण उपयुक्त दोनों घटनाओं से बदल 
गया । अग्रेजी उपन्यासों की नायिकाओं के चंचल चरित्र का 
जो चित्र sidi के सामने सदा gar करता था और उसी से 
अपनी जी के सम्बन्ध में भी निराशा की जो हलकी-सी रेखा 
कभी कभी सामने faa जाया करती थी, वह सदा के लिये दूर 
होगई | गृहस्थ की समस्त कल्पना-सृष्टि का अन्त होकर वास्त- 
विकता का कुछ ज्ञान हुआ । हवाई किले बांधने छोड़ दिये । 
शिवदेवी को शिक्तिता एवं गुणवती बनाने का यत्न किया जाने 
जाने लगा । 


६, दो दिन की चाकरी. 


कालेज की ऊँची पढ़ाई मुन्शीराम के भाग्य में नहीं लिखी 
थी | पिता जी ने समझ लिया कि पुत्र कालेज की पढ़ाई के 
saa है | बड़े भाई तलवन में ज़मींदारी और साहकारी का 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle: 
ee dE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= ४ स्वामी श्रद्धानन्द 


सब काम सम्हालते थे | दूसरे और तीसरे भाई मिर्ज़ापुर और 
हमीरपुर में थानेदार थे | चौथे पुत्रको भी पुलिस के महकमे 
में भर्ती कराने के लिये उस समय के कमिश्नर एडवर्ड्स के पास 
ले जाया गया | पिताजी उसके कृपापात्र थे आर मुन्शीराम की 
अंग्रेज़ी वात-चीत से भी वह बहुत प्रसन्न हुआ | नायब तहसील- 
दार छुट्टी पर जा रहा था | इसलिये मुन्शीराम को तीन मास के 
- लिये नायब तहसीलदार नियुक्त कर उसका नाम तहसीलदारी 
को उम्मीदवारी के लिये भेज दिया | तहसीलदार मुनीरुद्दीन के 
पिता श्री नानकचन्द जी के पुराने स्नेही थे | इसलिये 
मुन्शीराम को तहसीलदारी का काम वह बड़े प्रेम और तत्परता 
से सिखाने लगा । एक मास बाद तहसीलदार के छुट्री जाने पर 
उसका स्थानापन्न भी मुन्शीराम को ही बनाया गया | पुत्र 
को इस प्रकार उन्नति करते देख पिता का प्रसन्न होना स्वा- 
भाविक था। पर, पुत्र के श्रन्तःकरग के बदलते हुए भावों को 
सममना उनके लिये कठिन था | तहसीलदारी के पन्द्रह दिनों 
में कलक्टर और ज्वाइयट मजिस्ट्रेट से सीधा व्यवहार होने पर 
मुन्शीराम को अनुभव हुआ कि लोग जिस नौकरी में इतना 
मान-सन्मान समझे हुए हैं, बह अपमान के ज़हर से भरा 
हुआ कांच का प्याला है | तहसीलदार के छुट्टी से लौटने पर 
उससे अपने मन का सब भाव कह दिया | उसके समझाने 
` बुझाने पर किसी तरह एक मास और पूरा किया; पर उसके 


| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दो दिन की चाकरी ६५ 


| बाद एक ऐसी घटना हुई कि कि उससे मुन्शीराम का दिल 
| नौकरी से बिलकुल ही हट गया | बरेली से आठ या दस मील 
= सेना पड़ाव डालने वाली थी | रसद वगैरह का सव प्रबन्ध 
नायब तहसीलदार के नाते मुन्शीराम पर आ पड़ा। फ़ौज के 
गोरों ने श्रणडे वाले के श्रणडे बिना कीमत चुकाये लूट लिये । 
कनेल के पास शिकायत ले जाकर मुन्शीराम ने साफ़ ही कह 
दिया कि यदि sue वाले गरीब के दाम न चुकाये गये तो में 
सब दूकानदारों को लौटा दूँगा | कनेल को ऐसे स्पष्टवादी काले 
आदमी से पहिली ही बार पाला पड़ा होगा | उसने श्राग- 
बबूला होकर कहा--“तुम ऐसा करोगे तो हानि उठाओगे । 
तुम्हारी इस शुस्ताखी का मतलब क्या है १? इस पर मुन्शीराम 
| भी अपने को सम्हाल न सके और बोले-- में अपने आदमियों 
| को ले जा रहा हूँ ! में यह अपमान नहीं सह सकता । आप जो 
| कर सकते हैं, करें ।? कमैल आगे बढ़ा। पर; वह था निहत्था 
आर मुन्शीराम के हाथ में “था हयटर | हयटर सम्दाला और 
| रकाब पर पेर रखते हुए अपने सब आदमियों को लोटने का 
7 हुक्स देकर घोड़े को एड़ दी इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है 
| कि gasti की निभेयता, वीरता और स्पष्टबादिता सबकी सब 
| विरासत में केवल मुन्शीरास को ही मिली थीं | जहां दो जर 
| भाई पुलिस की नौकरी में सांसारिक दृष्टि से भी सफल हुए 
j वहां मुन्शीराम उनसे ऊँचे ओहदे पर नियुक्त होने पर भी तीन... 


— In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A A स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


माह से धिक पुलिस की चाकरी नहीं निभा सके | लौटने पर 
तहसीलदार को जब घटना सुनाई, तो उसके Jet का रंग एक 
दम बदल गया | रात को उक्त घटना की सब रिपोडे लिखी . 
Si की प्रति तहसीलदार को देकर झेंग्रेजी की प्रति लेकर 
कलकंटर के बंगले पर पहुँचे | वहां कनेल पहिले ही से उपस्थित 
था | कलक्टर ने देखते ही कनेल्-साहब को अपमानित करने का 
कारण पूछा ओर कत्तेव्य-पालन से विमुख होने के लिये सज़ा 
देने की धमकी दी | मुन्शीराम ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा 
कि इसको पढ़ने के बाद न्याय कीजियेगा । रिपोर्ट पढ़ने और 
कनेल के साथ एकान्त में परामशे करने के बाद कलक्टर ने 
भुन्शीराम को कनेल से माफ़ी मांगने के लिये कहा | मुन्शीरास को 
बैठने तक के लिये नहीं कहा गया | इस व्यवहार ने अपमान के 
गहरे घाव पर नमक छिड़कने का काम किया | मानसिक श्रवस्था 
के उत्तेजित होने पर भी कुछ सम्हल कर मुन्शीराम ने साहब 
को सल्लास किया ओर तुरन्त कमरे से बाहर आकर तहसील 
का रास्ता पकड़ा। इधर कमिश्नर का सवार बुलाने आया हुआ 
था | कमिश्नर मुन्शीराम को स्थिर नौकरी दिलाने की फिक्र में था 
रौर फिलहाल बाहिर की तहसील में खाली जगह पर भेजना चाहता 
थां | कनेल के साथ की सब घटना और कलक्टर का सब व्यवहार 
बता कर मुन्शोराम ने नौकरी से सदा के लिये छुट्टी लेनी चाही | 
पर, कमिश्नर ने छुट्री देने से इन्कार किया और उक्त घटना में 


. In Public Domain. 0 | Collection, Haridwar 
AngII | 4022 02: हि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a दिन की चाकरी ६७ 


मुन्शीराम को बेदाग बचा दिया । नायब तहसीलदार के छुट्टी 
से लौटते ही उसको चाज सम्हलवा कर मुन्शीराम ने चाकरी से 
अपना पिणड छुड़ाया । पर, पुत्र को किसी न किसी काम में 
लगाने की चिन्ता पिताजी को बरावर बनी रही | पुलिस की 
नौकरी के सिवा sani che sie किस काम पर जा सकती थी ? 
सम्बत्‌ १६३७ के प्रारम्भ में ही नानकचन्द जी की बदली 
gal को होगई, जहाँ कि उन्होंने सबडिवीज़नल पुलिस अफसर 
का काम सम्हाला | मुन्शीराम भी धर्मपत्नी-सहित पिता जी के 
साथ सर्जा गये | पहिले के पुलिस इन्स्पेक्टर जनरल और 
तत्कालीन बोडे आफ़ रेवेन्य के उच्च अफसर Mo alo fio 
कारमाइकेल नानकचन्द जी के पुराने सुपरिचित व्यक्ति थे | बह्‌ 
जब दौरे पर बुलन्दशहर आये तो नानकचन्द जी मुन्शीराम को 
साथ लेकर उनके पास गये । उन्होंने मुन्शीराम को १५० से ३४० 
रुपये के ग्रेड में ले लेने का आश्वासन दिया अर यह भी 
कहा कि चार बरस में मुन्शीराम डिपुटी कलक्टर बन जायगा | 
मुन्शीराम ने दो मास में इलाहाबाद पहुँचने की प्रतिज्ञा करके 
उस समय तो छुट्टी ली । परु, मुन्शीराम का भाग्य-चक्र दूसरी 
ओर घूमने वाला था । पुलिस के महकमे की गन्दी और बद्नाम 
नौकरी में अपना जीवन बरबाद करना उसके प्रारब्ध में नहीं 
लिखा था । सेशन-सिपुदे किये गये wa के एक मामलेकी « 
पैरवी के लिये नानकचन्द जी को मेरठ जाना पड़ा और वहां 


SS | In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a OS RAE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


éc स्वामी श्रद्धानन्द 


अकस्मात्‌ जालन्धर के वकील श्री ड्रगरमल से मुलाक़ात होगई | 
उनसे बातचीत करने पर नानकचन्द जी ने निश्चय कर लिया 
कि मुन्शीराम से वकालत की परीक्षा पास कराई जाय | मेरठ 
से लौटते ही उन्होंने मुन्शीराम के सामने अपना विचार प्रगट 
किया | श्रन्धे को क्या चाहिये ? दो sta मुन्शीराम की 
प्रसन्नता का पारावार न रहा | चाकरी तथा कारमाइकेल-साहब 
के साथ की हुई प्रतिज्ञा से भी मुक्ति मिली और उसका दोप भी 
अपने सिर नहीं पड़ा । बड़े भाई घर से अलग होकर अपना 
स्वतन्त्र कारबार करने लग गये थे | इसलिये फ़िलहाल घर और 
जायदाद का प्रबन्ध करने के लिये मुन्शीराम को पिताजी ने 
घर भेज दिया | साथ में यह भी ताकीद कर दी कि पौष सम्वत्‌ 
१६२५ में लाहौर में कानून का अध्ययन अवश्य शुरू कर दिया 
जाय | पांच-छः महीने साहूकारी और जमींदारी में निकल गये | 
पढ्ने-लिखने का काम कुछ था नहीं | सारा दिन शतरंज के खेल 
में बीतने लगा | अन्य व्यसन छूट जाने पर भी मद्य मांस का 
सेबन नहीं छूटा । 


७, फिर से विद्यार्थी-जीवन 
पिता जी के श्रादेशानुसार पौष सम्वत्‌ १६.३७ के दूसरे 
में कानून की परीक्षा की तय्यारी करने के लिये मुन्शीराम 
i ले गये | कानून की श्रेणी में भरती तो हो गये; पर 


ल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


फिर से विद्यार्थी-जीवन ६६ 


परीक्षा के लिये आवश्यक तीन-चौथाई व्याख्यानों की संख्या पूरी 
नहीं हुई । उसमें पांच की कमी रह गई । इसके लिये मुन्शीराम 
इतने दोषी नहीं थे, जितना कि घर वाले थे। पहिले के दस 
पन्द्रह दिन मकान gen में लग गये । कुछ ही दिन पढ़ाई करने 
के बाद अंग्रेज़ी उपन्यासों तथा कथा-कहानियों के पढ़ने का शौक 
फिर जाग उठा और थोड़ी आवारागर्दी ने भी आ घेरा। 
विद्यार्थी-जीवन शुरू करने के बाद भी घर के काम की सब 
जिम्मेवारी मुन्शीराम पर थी | होली पर घर के काम का निरी- : 
च्तण करने आये तो चार-पाच दिन अधिक लग जाना साधारण 
बात थी | आषाढ़ में बड़े भाई मूलराज की लड़की का विवाह 
श्रा गया । पिताजी की आज्ञा पर उसके प्रबन्ध के लिये छुट्टी 
लेकर तलवन जाना पड़ा। पढ़ाई के कुछ दिन खराब होने ही 
थे। मुन्शीराम को पिताजी ने भाई आत्माराम की पत्नी को 
उनके पास पहुंचाने का श्रादेश दिया । भाई गाज़ीपुर जिले में 
किसी थाने में थानेदार थे। बनारस, बरेली और खुर्जा आदि 
में पुराने मित्रों से मिले बिना केसे रहा जा सफला था ? लम्बी 
यात्रा में इसी से दुगना समय लग गया । पिताजी पशन के 
लिये दरख्वास्त दे चुके थे । इस लिये Gata लौटते हुए पिताजी 
ने बहुत-सा सामान घर पहुंचाने के लिये साथ में कर दिया | 
इस यात्रा से व्यांख्यानों की संख्या और भी कम हो गई | इस 
बार घर से लाहौर जाते हुए मुन्शीराम शिवदेवी को भी साथ 


— - ONES +मकनन++न 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी भ्रद्धानन्द 


ले गये। पढ़ाई का काम नियमपू्वेक चलने लगा | परीक्षा में 
महीना भर रहा होगा कि प्रोफ्रेसर छुट्टी पर चले गये । उनके 
स्थान पर कोई दूसरा प्रोफ़ेसर नहीं आया । व्याख्यानों की कमी 
का पूरा होना श्रसम्भव हो गया । परीक्षा की सब तय्यारी 
करी-कराई रह गई । श्रांखों के सामने नाचती हुई सफलता 
निराशा में परिणत हो गई | वकील बनने की अभिलाषः सन की 
मन में रह गई | पर, इस पर भी हिम्मत नहीं हारी | पौष १६ ३८ 
में फिर कानून की श्रेणी में प्रविष्ट हो कर नियमपूर्क व्याख्यानां 
में शामिल होना शुरू al उपस्थिति ८८ प्रति सैकडा 
कर लेने के बाद घर में ही तय्यारी करने के विचार से मुन्शी 
राम घर चले आये | तलबन में शि कत मयडली का अभाव था | 
इस लिये जालन्वर अधिक पसन्द आया | पर, जालन्धर की 
संगति सत्संगति साबित न हो कर कुसंगति ही साबित हद | 
ससुराल में मांस-भक्षण का बहुत अधिक प्रचार था और मद्य- 
पान सभ्यता का पहिला लक्षण माना जाता था | मन्शीराम 
सरीखे व्यक्ति का इस प्रलोभन से बचना सम्भव नहीं था | 
जालन्धर का सब समय प्रायः खाने-पीने और मौज उड़ाने में 
ही बीता | यह अनुभव होने पर कि जालन्धर में परीक्षा की 
तय्यारी होना सम्भव नहीं, मुन्शीराम फिर लाहौर चले गये । 
यहाँ जीवन कुछ सुधरा, मद्यपान का यसन भी कुछ दबा ओर 
आयसमाज एव ब्राह्मसमाज के सत्संगों में भी आना-जाना शुरू 


nnn RE 


Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj A Chennai and eGangotri 


2 से विद्यार्थी-जीवन 


FS RRR RPDS AES PRED EERE ~ 


किया | परु, परीक्षा की तय्यारी में मन नहीं लगा । परीक्षा में 
उत्तीश होने की सम्भावना न होते हुए भी परीक्षा में बैठ गये।' 
sada होना निश्चित था। पिताजी को इस समाचार का 
तब पता लगा, जब वे HATS! की पंशन लेने जालन्धर TÀ 
पुत्र को उदास देख श्रपने साथ ही तलवन ले गये । इसी समय 
मुन्शीराम के प्रथम सन्तान हुई, जिसका नाम वेदकुगारी रखा 
गया । तलवन में तीन मास गृहस्थ के नन्द में बीते | प्रथम 
सन्तान के लाड्-प्यार ने सांसारिक चिन्ता और परीक्षा की 
SAHA से पेदा हुई सब निराशा को एक बार तो भुला ही 
दिया | पर, इस प्रकार सांसारिक feast से सदा के लिये 


किसको gA मिली है ? संसार के इन्हों से संसार में रहते हुए 
_ किसने छुटकारा पाया है ? सुन्शीराम का यह चिन्ता-रहित 
ऽप्रानन्दसय गृहस्थ-जीवन अधिक दिन नहीं निभ सका | 
भाई आत्माराम भी नौकरी छोड़ कर घर चले आये। 
पिताजी के साथ दो परिबार रहने लगे। शिबदेवी जी की 
| आज़ादी में विघ्न पड़ने लगा। इससे वे तो न घबराइ, पर 
। 3 मुन्शीराम घवरा उठे और स्वतन्क्ष-जीवन बिताने के लिये स्वतन्त्र 


आरजीविका का उपाय खोज निकालने में चिन्तित रहने लगे। 
इस चिन्ता को दबाने के लिये दूसरा कोई उपाय न सूभा, तो 
लगी शराब उड़ने | पर, उसको दबाने या दूर करने की ओषधि 
शराब नहीं थी। फिर मुन्शीराम थे भी ऐसे पिय्यकड़ कि तेज़ 


= + 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar व कती $ EE ee 
pines = > SRF 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७२ _ स्वामी श्रद्धानन्द 


ल्या ~ ~ pronor ~ 


से तेज़ और अधिक से अधिक पी जाने पर भी दूसरों की 
SIM उनको बहुत कम नशा होता था । इससे एक लाभ भी 
था | वह यह कि श्रधिक पी जाने पर मी मुन्शीराम आपे से 
बाहर न होते थे, farm को काबू में रख कर नशे के वाद की 
बुराई से बचे रह सकते थे। पर इस श्रति के दुष्परिणाम से 
मन रौर आत्मा का बंदाग़ बना रहना सम्भव नहीं था । शराब 
को सहायता से यदि स्वतन्त्र आजीविका की खोज का सवाल 
हल हो सकता तो दुनिया में बेकारी की समस्या इतना जटिल 
रूप धारण न कर पाती | seg, तीन मास इसी उधेड़-बुन में 
शराव के साथ निकल गये। नौकरी और परीक्षा को मन की 
तुला पर तोलते तो कभी नौकरी का पलड़ा waa दीख पड़ता 
आर कभी परीक्षा का । कभी कारमाइकेल-साहच की fants 
हुई आशा सामने झूमने लगती, तो कभी वकीलों के स्वतन्त्र 
जीबन का सुनहरा चित्र सामने शआ खड़ा होता | परीक्षा देने 
के विचार ने विजय प्राप्त की और रात-दिन एक करके परीक्षा 
की तय्यारी की गई। पर, नौकरी का प्रलोभन सामने बना ही 
रहा । शिवदेवी से अनुमति लेकर एक बार नौकरी करने 
. का विचार भी दृढ़ कर लिया | घर वालों को परीक्षा देने की 
बात कह कर और मन में नौकरी करने की ठान कर मुन्शीराम 

: जाने का निश्चय किया | लाहौर जाते हुए मन फिर 


अपमानास्पद नौकरी के स्वतन्त्र (!) जीवन 


काकड्या कापा प्पट प्लस ज.  __. य यऑयऔयऔ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


\ 


फिर से विद्यार्थी-जीबन ७३ 


| की याद आते हो नौकरी से मुँह फिर गया। परीक्षा देने का 

निश्चय किया | लाहौर पहुंचने पर मुझ्तारी की परीक्षा में बैठने 
| वाले एक और मित्र मिल गये | उनके साथ मिल कर परीक्षा 
| की तय्यारी शुरू कर दी और भोजन आदि भी उनके साथ ही 
| होने लगा । राग-रंग और गुलल्ारे सब भूल गये। दिन-रात 
सव का सव समय परीत्ता की तय्यारी की भट होने लगा | इस 
| परीक्षा का वही परिणाम हुआ, जो होना चाहिये था । परीक्षा 
में सफलता प्राप्त हुईं। gaat इस सफलता पर पिताजी के 
आनन्द की सीमा न रही । तलवन में आनन्दोत्सव मनाया गया । 
| ठाकुरों का शगार किया गया, त्रह्ममोज हुआ ओर सम्बन्धियों 
| के आग्रह पर वेश्या का नाच भी | 


| | मुन्शीराम की कायापलट करने वाले महर्षि दयानन्द का 
देहान्त उसी वर्ष (१३ कार्तिक सम्वत्‌ १६४० at) हुआ, 
जिसमें मुन्शीराम ने कानून ( मुख्तारी ) की परीक्षा में सफ- 
लता प्राप्त करने के बाद जालन्धर में क्रानूनी पेशे में पैर रखा 
था। जालन्धर में श्री शिबनारायण जी वकील के यहां महषि ' 
के देहावसान के अ्रत्रसर पर जो शोक सभा हुई, वह सुन्शी- | 

राम की ही प्रेरणा का परिणाम था । मुन्शीराम के अन्तःकरण | 

में पैदा हुई इस प्रेरणा को बरेली में महषि के साथ हुए सत्संग | 
का ही सुफल समभना चाहिये | = 7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७४ स्वामी श्रद्धानन्द 


८. स्वतन्त्र आजीविका 


स्वतन्त्र श्राजीविका की चिन्ता मुन्शीराम को देर से सता रही 


प्रथ हल हो गया । जालन्धर के वकीलों में नाम दजे हो गया | 
श्री बालकराम जी (सुंशीरामजी के बडे साले) ने मौलावर्श नाम 
के चलते-पुरजे बीस वरस के एक युवक को मुन्शी रख दिया | 
उसक साथ यह शते हो गई कि अच्छा काम दिलाने पर महीने 
के याद उस को स्थिर किया जायगा | वह एक फ़ौजदारी 
सुश्मा ले आया, जिसकी पेशी फ़िल्लौर में तहसीलदार के 
यहाँ होनी थी । इस मुकदमे के लिए मुन्शीरास जी को फ़िल्लौर 
जाना पड़ा | वहाँ जाकर पता चला कि तहसीलदार की कचहरी 
शास की लेगती है । तहसीलदार सय्यद आत्रिदहुसैन मुन्शी 
रामजी के पिता जी को अपना gal मानते थे, क्‍योंकि उन 
के पिता सय्यद हादीहसन इन के पिता के साथ वरेली में डिप्टी 
कलक्टर रहे चुके थे। मुन्शीराम जी उन के ही यहां ठहरे थे | 
दिन के समय का भी सदुपयोग हो गया । HAG के दो मुकदमे 
दाथ झा गये, जिन में २४ हपये की आमदनी हो गई | कुछ 
इस सफलता से और कुछ तहसीलदार साहब की सलाह से 
फ़िल्लोर में ही वकालत करने का निश्चय किया गया। घोड़ा- 

| डी, वरतन, नौकर और सब ज़रूरी सामान भी तलबन से 


ANN NAA SISA SSIS SS SS rN SSS 


थी । Beat की परीक्षा में पास होने से स्वतन्त्र आजीविका का. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i आजीविका wk 


| आरा गया । फ़िल्लौर में यदि कोई seat, उन्नत एवं शिक्षित 
। संगति नहीं थी, तो कोई कुसंगति भी नहीं थी । इसलिये 
sed बहुत सुधर गई । बहुत कम खच में काम चलने लगा | 
पहले ही महीने में खच काट कर बचत के wk रुपये पिता जी 
के चरणों में सेट किये और दूसरे में १२४ | पिता जी को इस 
से बहुत सन्तोष हुआ । उन्होंने पुत्र कों सपरिवार फ़िल्लौर में 
स्वतन्त्र रूप सें रहने की आज्ञा दे दी । परिवार सहित eR 
mA की तय्यारी में थे कि भाई मूलराज पर मेरठ में मुकदमा 
चलने और नौकरी से हटा कर पुलिस लाइन्स में लाए जाने 
का समाचार sar! साथ में ही पिता डी को किसी पुराने 
मुकदमे में साक्षी देने जाने का सम्मन भागलपुर ( बिहार ) से 
मिला! पिता जी का आदेश हुआ कि उनके साथ मेरठ 
जाना होगा। मुन्शीराम अकेले ही फ़िल्लीर गये । दाथ से 
लिए हुए मुकदमे निवटाए और सामान सव तलबन सेज दिया । 
पिता जी एक दिन मेरठ ठहर भागलपुर चले गये ओर वहां से 
बीस दिन में लौटे. | सुन्शीराम मेरठ में सुकदमे की तय्यारी मं 
लग गए | दो-ढाई सास इस मुकदभे में वीत गय । भूलशज 
मुकदमे से aa बरी हो गये और अपनी नौकरी में लग 
गये | पर, पिता जी की सम्मति यही हुई कि उन को नौकरी 
छोड कर घर चले आना चाहिए। एक मास वाद यूलराज 
नौकरी छोड़ कर घर आ गये । घर आकर मकानों में अपता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७६ स्वामी श्रद्धानन्द 


[a rr TS 
IR I I IN IL IN III I 


हिस्सा अलग ले कर उन्होंने अपने लिये नया मकान बनवाना 
शुरू कर दिया | 

मेरठ से लौटकर श्रावण ( जुलाई ) में जालन्धर MPT 
वहीं वकालत करने का निश्चय किया | दूकान ठीक करते न-करते 
छुट्टियां अआ” गई । छुट्टियों के बाद कार्तिक से जालन्धर में ही 
मुख्तारी शुरू की । काम अ्रच्छा चल निकला | आमदनी भी 
अधिक होने लगी। सिर पर किसी का नियन्त्रण नहीं था । 
फिल्लौर में दिये जाने वाले अ्रामद्नी के हिसाब का बन्धन भी 
ge चुका था । शिवदेवी जी पुत्री सहित मायके रहती थीं, इसलिए 
भी पूरी स्वच्छन्दता थी। स्वच्छन्दता के इन दिनों में फिर 
शराब का दौरा शुरू हुआ se लगी पूरी की पूरी बोतल 
चढ़ने। दिनारा पर इस का बुरा असर हुआ। श्राध घयटा 
से अधिक पढ़ना लिखना और पांच मिनिट से अधिक 
किसीं एक विषय पर मन स्थिर नहीं होता था | इस पर भी 
मांस-मदिरा का व्यसन कुछ कम नहीं हुआ । वह्‌ बढ़ता ही 
गया | tat की दावते भी इस का प्रधान कारण थीं | 
मुन्शीराम जी को पौष सम्वत्‌ १६४१ (दिसम्बर सन्‌ १८८४) 
में जब यह पता चला कि एक वर्ष बाद से वकालत पास करने 
के लिये बी० ए० पास करने का प्रतिबन्ध क्षगने वाला है, तब 
उन्होंने लाहौर जाकर वकालत पास करने का निश्चय किया | 


वकालत पास करने की आवश्यकता इसलिये भी प्रतीत हुई 


Í 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aara भ्राजीविका ७७ 


MOO E aaam 


कि मुख्तार हर एक मुकदमे में परवी नहीं कर सकता था। 
अदालत उस को जिस मामले में चाहे पेरवी करने से रोक 
सकती थी az दिनों से पहले ही मुख्तारी की दुकान उठा कर 
लाहौर जाने का विचार ठीक कर लिया गया । पर, मित्रों की 
aida वरी तरह पीछे लग गई। प्रत्येक शाम को किसी न किसी 
मित्र के यहां सुगो के गले काटे जाते, BUS भूने जाते और 
प्याले के दौर लगते | नित्य दिन को लाहौर चलने की तय्यारी 
करते और Ret ही सायकाल वह की-कराई तय्यारी प्याले की 
लहर में वह जाती। ae अति भी मुन्शीराम जी के लिए 
लाभदायक ही साबित हुई और उस ने मदिरा से सदा के लिय 
छुट्टी दिला दी | 
एक दिन शाम को एक बड़े वकील के यहां निमन्त्रण था 

यहां शराब का खव खुला दौर चला। भोजन के बाद और 
सब ने अपने अपने घर की राह पकड़ी । पर, एक मुख्तार 
साथी पीछे मुन्शीराम जी के साथ रह गए। ये नशे में चूर 
धर । बाहिर पर रखते ही लगे लड़खड़ाने और अनाप-शनाप 
बकने | युन्शीगाम जी उस को सहारा देते हुए उस के घर ले 
चले | वह सहारा छुड़ा कर गली में एक घर में घुस गया | 
मुन्शीराम भी पीछे पहुँचे तो देखा वह वेश्या का घर था । किसी 


प्रकार उस को वहां से धकेल लाये और लाकर घर पहुंचा - | 


दिया । जब अपने यहां पहुंचे तो आप के मेहमानदार मित्र, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CC णआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआ Sac ow 


i 
RTE” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ष्ठ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


जिन के यहां आप set हुए थे, बोतल खोले बैठे थे । रात के 
श्राठ ही बजे थे। फिर रंग जम गया। पहली बोतल समाप्त 
हुई कि दूसरी खुल गई । दूसरी बोतल का एक ही एक “पेग” 
चढ़ा था कि मित्र आपे से बाहर हो गए। saat सोने के 
लिए तय्यार कर कमरे में भेजा और इधर एक प्याला चढ़ा कर 
दूसरा भरा ही था कि भीतर से एक ददे-भरी चीख सुन पड़ी। 
सुन्शीराम किसी श्राकस्सिक दुर्घटना की कल्पना कर भीतर घुसे 
तो देखा, उच के वह मित्र राक्षस का रूप धारण कर एक युवती 
स्त्री को अपने हाथों में दवोचे हुए उस पर पाशविक आक्रमण 
करने की तय्यारी में थे। स्री बुरी तरह छूटपटा रही थी। 
मतवाले मित्र के इस घृणित व्यवहार के बीभत्स दृश्य ने 
युन्शीराम के श्रन्तःचक्षु खोल दिये । उस नर-पशु से उस देवी 
कौ रक्षा क्या की, मदिरा के व्यसन से सदा के लिए अपने 
को दी वचा लिया | उस दिन प्रत्यच्ष अनुभव हुआ कि मदिरा- 
पान मनुष्य को किस गढ़े में ले जा गिराता है । मन ही मन 
अनेकों संकल्प विकल्प पैदा हुए। बनारस का राजरानी की 
रक्षा का पवित्र दृश्य और सच्ची हिन्दू पत्नी शिवदेवी की अलौ- 
किक सेवा का बरेली का भव्य चित्र एक-एक करके आंखों के 
सामने शा गार पिछला सारा ही जीवन एक बार सिनेमा के 
j चित्रों की ee सामने नाचने लगा | उत्थान और पतन की, 
दृता और Aamar की, सब घटनाय स्मरण हो आई | मदिरा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a शाजीविका ७६ 


से जी फिर गया | पर, सामने पड़ी हुई शराब की बोतल को 


'कंकने की हिम्मत न हुई । गरीब भिक्षुक भेले कुंचले कपड़े फट 
जाने पर भी बदन से नहीं उतार सकता । वही श्रवस्था 
मुन्शीराम की भी हुई । सोचा कि इस बोतल को तो पूरा कर 
दिया जाय | उस के बाद सदा के लिए उस से मुक्ति प्राप्त कर 
ली जायगी | यह सोचकर बड़ा गिलास भरा ही था कि आत्मा 
में फिर असाधारण क्रान्ति पैदा हुई । इस बार उस को दवाना 
कठिन हो गया | सड़क की ओर दूसरे मकान की दीवार पर 
गिलास दे मारा और साथ में बोतल भी। मन की दुवेलता पर 
आत्मा की दृढ़ता ने विजय प्राप्त की | वर्षों का व्यसन जो छूट- 


. छूट कर फिर फिर आ लगा था, एक ही क्षण में दूर हो गया । : 


मानसिक अवस्था इतनी बदल गई कि दूसरे दिन सवेरे निवृत्त 
हो सीधे स्टेशन चल दिए। ला हौर के लिए गाड़ी दस बजे 
छूटती थी | पर, आप लगभग सात बजे ही स्टेशन जा पहुँचे । 
मित्र मनाने आए, पर उनको अन्तरिक परिवत्तन का क्या 
पता था ९ शाम को लाहौर पहुँचे और सीधे रहमतखां के 
अहाते में चले गए, जहां कि स्वर्गीय रायज्ञादा भक्तराम ने आपके 
लिए एक कमरा ठीक कर रखा था । कमरे में सब सामान ठीक 
करने के बाद भोजन किया और कोई आधा घण्टा पुस्तका- 
बलोकन कर सो गये। दूसरे दिन सवेरे से ही लाहौर में नये 
जन्म का सूत्रपात हुआ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


So स्वामी श्रद्धानन्द 


६, वकालत की परीक्षा 


नये जन्म की कथा शुरू करने से पहले वकालत की परीक्षा | 
को कहानी पूरी कर देनी चाहिए। लाहौर में पहले ही दिन 
v से लॉ क्लास” में जाना शुरू कर दिया और रात को भी कानूनी. É 
' पुस्तकों का अभ्यास नियमपूवेक किया जाने लगा । लॉ-कालेज 
i . उस समय अलग नहीं था | सरकारी कालेज के ही एक कमरे 
. में डिस्ट्रिक्ट जज Ño ई० sgo पारकर बकालत-परीक्षा के 
| उम्मीदवारों को क़ानून-सम्बन्धी व्याख्यान दिया करते थे। 
K मुन्शीरासजी को मि० पारकर का कृपापात्न बनने में अधिक 
| 


समय नहीं लगा । अंग्रेजी धमेशास्त्र का ग्रन्थ हालेणड्स जूरिस्पू- - 
डस बड़ा कठिन था | उसके सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रश्नों 
पर मि० पारकर भी चकरा जाते थे । एक दिन उनकी श्रनुमति 
से डसके सम्बन्ध में की गई एक विद्यार्थी की शङ्का का मुन्शीराम- 
जी ने समाधान कर दिया । बात यह थी कि झुन्शीराम जी 
विद्या<्यसनी तो थे ही। किसी भी विषय में बीच में ल्लटके 
रहना उनको पसन्द नहीं था | कानून का उन्होंने और भी 
gay अध्ययन इस लिये किया था कि उनके मन में लाहौर के 
चीफ़ कोर्ट का जज बनने की महत्वाकांत्ता समा गई थी। इस , 
लिये परीच्या के लिये नियत पाठविधि से कहीं अधिक कानून की. 
am Fre पारकर उनकी योग्यता पर इतने मुग्ध 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वकालत की परीक्षा Sk 


नट्ट 


हुए कि विद्यार्थियों की वाग्वद्धिनीसभा स्थापित करके उनको 
उसका प्रधान बना दिया । सहपाठियों पर भी उनकी योग्यता 
की इतनी धाक जम गई कि वे शाम को घूमने जाने के समय उनको 
घेरे रहते और वे गोलबागर में बेठ कर उनको कानून पर 
व्याख्यान दिया करते | स्मरणशक्ति इतनी तीब्र थी कि 
पुस्तकों की सहायता के बिना ही यह सब अभ्यास मौखिक ही . 
होता था | 

सम्बत्‌ १६४२ की छुट्टियां जालन्धर और तलवन बिताने 
के बाद लाहौर लौटने पर परीक्षा की तय्यारी बड़े जोर-शोर 
से आरम्भ कर दी गई । मागेशीषे के अन्त, दिसम्बर के मध्य, 
में परीक्षा होने को थी | परीक्षा से महीनाभर पहिले मलेरिया 
ज्वर का भयकर आक्रमण हुआ और ATT के मध्य, नवम्बर 
के अन्तिम दिनों, में लाहौर Haars के उत्सब का भी पूरा 
आनन्द लूटा! सब साथी तो परीक्ता-भवन में पहुँचने तक 
तोता-र्टन्त लगाते रहे, किन्तु gaia ने अपने पुराने 
अभ्यास के अनुसार परीक्षा से दो दिन पहले सब पुस्तकों को 
हट्टी दे दी। परीक्षा इस आसानी से दी कि तीन-तीन घयटों 
के प्रायः सभी पे डेढ-डेढ़ घण्टे में कर आये । केबल राज- 
व्यवस्था-सम्बन्धी प्रश्नपत्र में ढाई घरटे लगे, क्योंकि 
बह कुछ लम्बा था। सब पाँ में पास होकर और दूसरों की 
sitar बहुत अधिक अंक लेकर भी फ़ौजदारी कानून की मौखिक 


| | d | 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar || Ss Pe 


CC Ch CO SS! „si a च 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द 


NESTS TPE > 


परीक्षा में केबल दो अंकों के लिये श्रनुत्तीगा होना पड़ा | वह 
भी इस लिये कि कानून की श्रधिक योग्यता के ज़ोर पर श्राप 
परीक्षक-महाशय श्री योगेन्द्रनाथ बसु से ही उलक पड़े । पहिले 
ही प्रश्न पर उनके साथ कुछ बहस हो गई । वे कुछ खिसिया-से 
गये और ५० में से २३ अंक देकर केवल दो अंकों के लिये 
सारी योग्यता पर पानी फेर दिया | इधर तो फ़ौज़दारी-कानून 
की परीक्षा में पास होने में दो अंकों की कमी रही, उधर 
दीवानी-क़ानून की मौखिक परीक्षा मे ४० में से ४५ अंक प्राप्त 
हुए और उस वष कानून की परीक्षा में सवे-प्रथम ठहरने वाले 
महाशय से भी आपके पूर्णाक लेगभग ५० श्रधिक थे | इतनी 
योग्यता पर भी केवल दो Sei के लिये श्रनुत्तीणे होना पड़ा | 
मुन्शीराम जी की ही तरह श्रनुत्तीणे हुए परीक्षार्थी उनके 
मकान पर एकत्र हुए। सब मि० कार स्टीवन साहब के बँगले 
पर गये | श्राप मि० पारकर की जगह आये थे और पिछले 
दिनों में आप ही उनकी जगह क़ानून की क्लास लेते थे | साहब 
ने मुन्शीराम को अलग लेजाकर कहा कि सब के साथ कुछ 
न हो सकेगा | अकेले प्राथना-पत्न दोगे तो में सिफ़ारिश कर 
दूंगा | मुन्शोराम जी को अकेले प्रार्थना-पल्र देना उचित प्रतीत 
नहीं हुआ | इधर कई-एक अनुत्तीश साथियों की gore हुई 
आशा फिर लहलहा उठी और वे उत्तीण हो कर वकील-साहब 
भी बन गये | बात यह थी कि पेजाब यूनिवर्सिटी के उस समय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वकालत की परीक्ता ८३ 


के रजिस्ट्रार fro लारपेयट ने रिश्वत लेकर श्रनुत्तीण लोगों 
को भी उत्तीण करना शुरू कर दिया था | मुन्शीराम जी के पास 
भी इस प्रकार उत्तीण होने का प्रस्ताव BAT । उनसे कहा गया 
कि दूसरों ने पांच-पांच सौ दिया है, आप दो-ढाई सौ ही दे दे 
तो काम बन जाय। ऐसा करने से स्पष्ट इनकार करते हुए आपने 
रजिस्ट्रार साहब को पत्र लिखा कि यदि वे ्रनुत्तीण विद्यार्थियों 
को इस प्रकार उत्तीण करेंगे तो समाचार-पत्रों में उनकी खबर 
ली जायगी | परिणाम यह हुआ कि उलटे मुन्शीराम जी को 
ही घुस दी गई। घूस देने वालों के साथ मुन्शीराम जी को 
विना कुछ लिये-दिये ही उत्तीणा कर दिया गया । यह है अनु- 
Aa हो कर भी उत्तीण होने की घटना, जिससे मुन्शीराम जी 
के सत्यःप्रम, स्पष्टवादिता और दृढ़ता का ही परिचय 
. मिलता है | 


oy ara sere) Foundation Ch by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दूसरा भाग 


ख. 


— t 
+ 


नये जीवन का सूत्रपात 


१. आर्यसमाज में प्रवेश, २. दृढ़ आर्य बनने की तय्यारी, 
३. मांस-भन्नण का त्याग, %. जालन्धर श्रायेसमाज में 
पहिला भाषण, ४. धर्म-सङ्क, ६. पिता जी के 
विचारों में परिवर्तेन, ७. मुख्तारी:की दुकान- 
| दारी, ८. पिता जी को बीमारी और 
| देहावसान, ६. वकालत की 
अन्तिम परीन्ता और 
उस का अनुभव ! 


— | nee 


बदलल 


wre 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(i sions by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 


१. आर्यसमाज * प्रवेश 

वकालत की परीक्षा देने के लिए जालन्धर से लाहौर के 
लिये विदा होने की sian रात की घटना ने मुन्शीराम 
जी के जीवन में जिस परिबतेन का सूत्रपात किया था, उस ने 
लाहौर पहुँचते ही wa गहरा रंग पकड़ा। मुन्शीराम जी का 
उस समय का जीवन उस स्वच्छ TH के समान था, जिसका | 
अपना कोई रंग नहीं, किन्तु दूसरे रंग उस के रंग को तुरन्त | , 
बदल देते हैं। अच्छी या बुरी संगति का प्रभाव मुन्शीरास जी 
के जीवन पर भी कुछ ऐसा ही पड़ता था कि वे उस 
प्रभावित हो जाते थे। बाल्यकाल की सोई हुई आई 


the 


: से जिज्ञासु को कुछ सन्तोष न होकर पुनजेन्म और ana के 


न स्वामी श्रद्धानन्द 


फिर जाग उठी | गरमी में मुरकाए हुये पौधे वर्षा-क्रतु का जल 
पाकर ASUS लगे । कुल-परम्परागत श्रद्धा ने युवावस्था की 
नास्तिकता पर विजय प्राप्त करने की तय्यारी की । लाहौर 
पहुँचने के तीसरे ही दिन रविवार था | प्रातः आर्यसमाज और 

सायंक्राल ब्राह्मसमाज के अधिवेशनों में सम्मिलित होने के लिये 
गए | ब्राह्म-मन्दिर में शिवनाथ जी शास्त्री का व्याख्यान था | 
उन को शान्त मूर्ति और प्रेम रस में सने हुये, हृदय की गहराई 
तक पहुँचने वाले, श्रद्धापूर्ण शब्दों ने मुन्शीराम जी को श्रपनी 
ओर खींच लिया । ब्राह्मसमाज के सम्बन्ध में जितनी भी 
पुस्तक उस समय वहां मिलीं, सव उन्होंने ख़रीद ati रात को 
धर पहुंच कर एक छोटी सी पुस्तक सोने से पहले ही समाप्त 
कर ली | पांच छः दिन ख़द मन लगा कर सब पुस्तक पढ़ी | 
नव-विधान-समाज के उस समय के प्रधान लाला काशीराम ने 
पुनजेन्म के विरुद्ध अपर; लिखी हुई पुस्तक दी, उस को पढ़ने से 
मन में कुछ सन्देह पेदा हो गये । शङ्का-समाधान के लिए आप 
उन के घर गये | वे मिले नहीं | दूसरे दिन सवेरे ही उनको 
धर पर जा घेरा | उन्होंने बाबू केशबचन्द्र सेन और बाबू प्रताप- 
चन्द्र मजुमदार की पुस्तकों को पढ़ने का परामशे दिया | पर, 
उन को क्या मालूम था कि जिज्ञासु उन को पहले ही पढ़ चुका 
है। इस पर वे कुछ बातचीत करने को विवश हुए । बातचीत 


3 = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


MAARATA Ñ प्रवेश ce 


सम्बन्ध में मन का सन्देह और अधिक दृढ़ हो गया | इस सन्देह 
से बरेली में पादरी were के साथ महर्षि दयानन्द के इस सम्बन्ध 
में हुए शास्त्रार्थ का स्मरण हो आया और सहसा यह विचार 
पैदा हुआ कि 'सत्यार्थप्रकाश' में सम्भवतः इस का समाधान 
मित्र जाय | वहां से सीधे बच्छोवाली आर्यसमाज-मन्दिर में 
“सत्यार्थप्रकाश' खरीदने गए । पुस्तक-भयडार उस समय वन्द 
था | चपरासी से मालूम हुआ कि पुस्तकाध्यच्त लाला केशवराम | `. 
के श्राने पर पुस्तक मिलेगी । उनके घरका पता लेकर दो 
घयटे भटकने के बाद उन के घर पहुँचे तो वे नौकरी पर बड़ 
तार-घर चले गये थे । बड़े तार-घर गये तो दोपहर 
की छुट्टी में जलपान के लिए वे घर आ गये थे। फिर घर 
श्राय तो पता चला कि वे तारघर लौट गए हैं और 
डेढ़ घण्टा बाद वापिस saat | डेढ़ घण्टा वहां ही विताने | 
| के वाद जैसे ही बाबू केशवराम घर जाते हुए दिखाई दिये कि 

| उन के पीले हो लिए और उन को घर पर जा घरा। उन से 

i कहा कि--'महाशय जी ! मुर को सत्यथप्रकाश खरीदना है ।? 

| उन्होंने उत्तर दिया--“निवृत्त होकर कुछ खा लू तो आप के 

साथ चलता हूँ ।” मुन्शीराम जी ने अपना सारे दिन का हाल 

| सुनाते हुये कहा कि “अच्छा, में वाहर ठहरता gee sit 
समक गये कि जिज्ञासु के हृदय में श्रद्धा का कोई अद्भुत भाव 
अन्तर्हित है । वे वोले-“चलिये, महाशय ! पहिले आप को | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


es 


= 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


8० स्वामी श्रद्वानन्द 


होगा ।! समाज-मन्दिर जाकर केशव जी को कीमत दे कर 
“सत्याथप्रकाश' लिया । हृदय में इतनी प्रसन्नता थी जैसे कि कुवेर 
का अक्षय कोष ही हाथ लग गया हो। अन्धे को दो आँखे मिल 
गई हों । सवेरे के भोजन में मुन्शीराम जी को अनुपस्थित देख 
कर साथियों को थोड़ा आश्चय हुआ | शाम को भी वे तब घर 
पहुंचे, जब कि भोजन परोसा जा रहा था। सवेरे के भूखे 


- मुन्शीराम जी ने बड़े सन्तोष के साथ भोजन किया | भोजन के 


बाद घूमने न जाकर बत्ती जलाकर 'सत्यार्थप्रकाश? के साथ तन्मय 
हो गए | सोने से पहले भूमिका और पहला समुल्लास पूरा कर 
लिया । ‘arise का स्वाध्याय ध्म-विषयक गहरे sg- 
शीलन के बाद शुरू किया गया था और नास्तिकपन को विदा 
देकर शास्तिक बुद्धि से ही उत को हाथ में लिया था | 
आर्यसमाज के UE पक्ष के ये ores दिन थे । आये भाई 
अपनी मणडली में नये लोगों को शामिल करने के लिये विशेष 
यलशील रहते थे । मुन्शीराम के मित्रों को उनको श्रार्यसमाजी 
बनाने की विशेष चिन्ता eft | भाई सुन्दरदास जी ऐसे मित्रों में 
अन्यतम थे | वह एक रविवार को बड़े सवेरे ही उनके डेरे पर 


आ पहुँचे | सम्बत्‌ १६४१ माघ मास का वह शुभ रविवार था । | 


शीराम जी सामने 'सत्यार्थप्रकाश' का आठवां agga खोले 
विचार-विशेष में मग्न थे। उन्होंने आते ही पूछा-- 


E% hg vn 


ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


siama में प्रवेश ६९ 


“कहिये fra चिन्ता में हैं ? कुछ निश्चय किया या नहीं!” 
मुन्शीराम ने उत्तर दिया--“हां, gasea के सिद्धांत ने फ़ेसला 
| कर दिया | आज में सच्चे विश्वास से आर्यसमाज का सभासदू 
बन सकता हूँ |” भाई सुन्दरदास जी का चेहरा खिल उठा | 
. किसान ने बड़े सवेरे ही खेत में जाकर देखा कि उसकी बड़ी 
। मेहनत फल ला रही है । ख़न-पसीना एक करके तय्यार 
किये हुए खेत में बखेरे गये बीजों के अंकुर फूट रये | उस 
किसान की प्रसन्नता भाई सुन्दरदास जी के चेहरे पर खिल रही 
थी | वे सुन्शीराम जी के डेरे पर ही जम गये। वहीं स्नान 
आदि नित्य-कमो से निवृत्त हो मुन्शीराम जी को साथ लेकर 
ग्रायेसमाज-बच्छोवाली पहुँचे | वही दोनों मुसलमान रबाबी 
सारंगी के आलाप और तबले की थाप के साथ बड़ी ही समयो- 
चित तान तोड़ रहे थे, जो प्रायः प्रति सप्ताह झ्राय-मन्दिर Se 
` ब्राह्म-मन्दिर में विहारीलाल की संगीतमाला और नानक तथा 
कबीर के भजन गाया करते थे | उस समय गाये जाने वाले 
| समयोचित शब्द मुन्शीराम जी की मानसिक श्रवस्था के कितने 
। अनुकूल थे ? वे गा रहे थे ४ 

“उत्तर गया मेरे मन दा संसा, जद तेरा दशन पायो 

न केवल लाहौर आर्यसमाज के प्राणदाता, किन्तु समस्त 

प्रांत की समाजों में जीवन डालने वाली जिस जीवन-धारा का 

f प्रवाह लाहौर से प्रवाहित होता था उसके भी कई se में 


| 2? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CT के. Sal a 


| 


zt कि वे भी अपने कुछ विचार प्रगट करेंगे | 


६२ स्वामी श्रद्धानन्द i 


उस समय के उद्गम स्थान, लाला साईंदास जी के कान में धीरे 


से भाई सुन्दरदास जी ने अपनी सफलता की बात कह सुनाई। 
लाला जी ने दो-तीन बार ज़ोर से इशारा करके मुन्शीराम जी 
को अपने पास बुला लिया और उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए 
आशीर्वाद दिया | भाई दित्तसिंह उस समय लाहौर-समाज के 
सुप्रसिद्ध व्याख्याता थे और प्रति रविवार को प्रायः उनका ही 
भाषण हुआ करता था | भाई जवाहिरसिंह जी उस समय 
मन्त्री थे । दोनों के साथ मुन्शीराम जी का AAT १६३८ का 
तब का परिचय था, जब कि वे लाहौर में सुख्तारी की परीक्षा | 
देने आये थे उस समय मुन्शीराम जी ने भाटी दरवाजे के 
भीतर एक मकान किराये पर लिया हुआ था | उसके पास 
ही चौबारे पर 'सवेहितकारिणी-सभा! जमा करती थी | उसके 
अधिवेशनों में सुन्शीराम जी का भाई दित्तसिंह और भाई 
जवाहरसिंह से परिचय हुश्रा था । अपने पुराने साथी को अपनी 
बिरादरी में शामिल होते देख कर उनकी प्रसन्नता की कोई 
सीमा न रही | भाई दित्तसिह जी ने अपने भाषण की समाप्ति 
में मुन्शीराम जी के समाज में प्रविष्ट होने का समाचार कहते 
हुए उनके साथ अपने पुराने परिचय का भी उल्लेख किया । उन 
के वाद भाई जवाहिरसिह जी डठे | उन्होंने मुन्शीराम जी के 
आर्यसमाज में प्रवेश करने पर हे प्रगट करते हुए यह भी कहा 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2B आये बनने की तय्यारी & ३ 


मुन्शीराम के लिये ऐसी उपस्थिति में कुछ बोलने का यह 
पहिला ही अवसर था । हिचकते हुए-से खड़े हुए और जब | 
बोलने लगे तब २०-२५ मिनट बोल गये | वह भाषण नहीं था, | 
अन्तरात्मा में पेदा हुए सात्विक भावों का प्रकाश था | उन 
भावों का सारांश यह था कि “हम सब के कत्तेव्य और मन्तव्य 
एक होने चाहिये | जो वैदिक-धमे के एक-एक सिद्धांत के अनु- 
कूल अपना जीवन नहीं ढाल लेगा, उसको उपदेशक बनने का 
साहस नहीं करना चाहिये | भाडे के टट्टुओं से धमे का प्रचार 
नहीं हो सकता | इस पवित्न काये के लिये स्वार्थत्यागी पुरुषों की 
JAMEN है ।” लाला area जी ने घर पहुँच कर अपने 
Sd श्रायेसमाजी मित्रों से कहा-“आये समाज में यह नई स्पिरिट 
( स्फूति ) आई है | देख, यह आर्यसमाज को तारती है या डुबो 
देती है |” स्वर्गीय लाला साईंदास जी की यह सन्दिग्ध भविष्य-. 
बाणी पूरी होती दै या नहीं, इसका निणय पाठक अगले get 
को पढ़ने के बाद करेंगे तो अच्छा होगा | 


२. हृढ़ आय बनने की तय्यारी 


गार्यसमाज में प्रवेश करने के बाद से ही मुन्शीरामजी अपने 
जीवन को उसके एक-एक सिद्धान्त के अनुकूल ढालने में लग 
गये । इसके लिये कुछ सामयिक कारण भी थे | रहमतस्ां के 
अहाते में तीन-तीन कमरों वाले दो मकान किराये पर लिये हुए 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६४ स्वामी श्रद्धानन्द 


I PIII I NIN I EIS ४१/४४/५५४१ 


थे, जिनमें मुन्शीराम जी के साथ जालन्धर के सुप्रसिद्ध बैरि- 


स्टर स्वर्गीय रायज़ादा भगतराम, होशियारपुर श्रायसमाज के 
प्रसिद्ध प्रधान रामचन्द्र जी, पंजाब-प्रादेशिक-सभा के प्रधान 
श्री फ़कीरचन्द्र जी और भाई gagag जी रहा करते थे। ये 
सब गवनेमेणट कालेज में पढ़ते थे और थे सब श्र्यसमाजी | 
सब का भोजन इकट्ठा ही होता था। मुन्शीराम ज्ञी के आये- 
समाज में दीक्षा लेने के बाद समाज-मन्दिर से सब इकट्ठे ही 
डेरे पर आये । मुन्शीरामजी ने आर्यसमाज में जो भाव प्रगट 
किये थे, उनका सब साथियों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा था | 
भोजन के समय सब ने यह निश्चय किया कि सप्ताह में कम से 
कम एक बार शहर फे किसी एक भाग में बिना विज्ञापन दिये 
वैद्कि-धसे का प्रचार किया करेंगे । वर्षभर तक इस निश्चय को 
सचाई के साथ निबाहा भी गया। उधर जालन्धर में जैसे ही 
मुन्शीराम जी के आयेसमाजी बनने का समाचार पहुंचा, आये 
भाइयों में नवजीवन का संचार हो गया । कन्या-महा विद्यालय 
जालन्धर के सम्बन्ध से" सुप्रसिद्धि पाये हुए श्री देवराज जी ने 
मुन्शीराम जी को लिखा कि वे जालन्धर आर्यसमाज का 
प्रधानःपद्‌ उनको सौंप कर स्वयं मन्त्री हो गये हैं । प्रचार की 
इस धुन और प्रधान-पद की इस भारी जिम्मेवारी ने मुन्शीराम 
जी को दृढ़ À बनने की तय्यारी में लगा दिया | aent- 


| 
J 
` प्रकाश” का नियमप्रृवेक पठन तथा मनन होने लगा | नवे समु- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मांस-भक्षण का त्याग ६५ 


छास के स्वाध्याय तक विचार बहुत स्पष्ट होते चले गये और 
| बहुत से संशय भी मिट. गये । पर, दसवे समुल्लास के भक्ष्याभक्ष्य 
के प्रकरण के स्वाध्याय से जीवन में एक आन्दोशन उठ खड़ा 
हुआ, जिसने मांस-भक्षर के व्यसन से भी मुक्ति दिला दी | 


३, मांस-भक्षण का त्याग 


मदिरा-त्याग के समात्न ही मांस-भक्तण के त्याग का सम्बन्ध | । 
भो एक घटना के साथ दै tet घटनाएं पहिले भी कई वार 

उनके सामने से गुजरी होंगी । पर, इससे पहिले उसके अनुकूल 

भूमि तय्यार नहीं हुई थी | “सत्याथप्रकाश' के qa समुल्लास के 

स्वाध्याय से चित्त में जो चंचलता पेदा हुई, उस पर इस घटना 

ने अपना वह श्रसर पैदा किया कि मुन्शीराम जी के जीवन में 

झत्लौकिक परिवर्तन हो गया | उसने न केवल उनके जीवन को 

पविल्ल बनाया किन्तु समस्त आयसमाज में पवित्रता को एक 

वेगवती लहर Yer कर दी। होली के चार'पांच दिन पहिले; 

सवेरे पांच बजे, घूमने से लौटते हुए ज्यों ही अनारकली पहुचे 

कि सामने से एक मनुष्य सिर पर मांस का टोकरा उठाये हुए | 

दौड़ा चल्ला आ रहा था । भेड़-बकरियों की कटी हुई टांगे टोकरे | 

के बाहर लटकी हुई थीं | मांस-भक्षण के अभ्यासी सुन्शीरामजी | 

का दिल उस भीषण दृश्य को देख कर ददल गया | चित्त में 
एक भारी चिन्ता पैदा हो गई | मध्यान्ह-समय “सत्या थेप्रकाश' 


m 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , 


ee aoe. ee eee क) 


C5 NN 


६१ स्वामी श्रद्धानन्द 


का भक्ष्याभक्ष्य का प्रकरण फिर पढ़ा तो मांस-भक्तण के सब 
दोष सहसा हृदय में as गये | शाम को भोजन के लिये सब 
साथियों के साथ ही वठे | सदा की भांति मांस का कटोरा भी 
सामने रखा गया । मानसिक क्रान्ति ने इतना उम्र रूप धारण 


|. किया कि कटोरा सामने श्राते ही उसको उठाया और सामने 
Ns को दीवार मं दे मारा | शराव के गिलास और बोतल के समान 
at वह भी ZESTHS हा गया । साथी समभे कि रसोइये से 


कुछ भल हो गई है | उनको क्या मालूम था कि आज तक की 
हुई भारी भूल का वह पश्चात्ताप और प्रत्तालन था ? वे लगे 
रसोइये को भला-वुरा सुनाने | मुन्शीराम जी ने उनको रोक 
कर कहा-“रसोइय वचारे को कुछ मत कहो । एक आर्य के 
मत में मांस-भत्तण भी महापाप है | में मांस का अपनी थाली 
में रखा जाना सह नहीं सकता |” साथी इतना कह कर चुप 
हो रहे कि कटोरा टुकड़े-टुकड़े करने से तो उसको उठवा देना 
अच्छा था | पर, वे यह नहीं जानते थे कि होनहार मनुष्य के 
जीवन में आकस्मिक परिवर्तन कुकर उग्रता से ही हुआ करता है | 
उसके सामने सांसारिक हानि-लाभ का हिसाब कुछ अर्थ नहीं 
रखता | प्राकृतिक झंझावात के समान ही क्रान्तिका खेल है, 
जो सामने दीखने बाली सृष्टि को पलभर में ही मिट्टी में मिला 

कर उसके ढेर पर ao रच डालता हे | कुछ ही समय 
महात्मा क रूप में प्रगट होने वाली अन्तरात्मा में हुई 


b e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जालन्धर आर्यसमाज में पहिला भाषण ६७ | 


। उस क्रान्ति फे सन्मुख उस कटोरे की कीमत ही क्‍या थी ? 

| बचपन के पड़े हुए निन्दनीय श्रभ्यास तथा गित संस्कारों की 

|  बेड़ियों को काटने और ऐसी बुराई को तिलांजलि देने में शान्ति 

| के लिये गुंजाइश ही कहां थी ? दूसरे साथियों पर भी मन्शीराम 
जी के इस व्यवहार का श्रच्छा प्रभाव पड़ा | निरामिष-भोज्ियों 
की संख्या बढ़ती चली गई | इसके बाद मांस-भक्तण का व्यसन 
यहाँ तक छूट गया कि मांसाहारियों की पंक्ति और उनके चौके 
में खाने से भी चित्त खिन्न होने लगा । मुन्शीराम जी के जीवन 
में यह परिवर्तेन अपने पुराने अभ्यास पर ऐसी विजय थी, 
जिसने Set चल कर समस्त आये-जगत्‌ पर ही श्रपनी छाप 
लगा दी | 


re L 


२, जालन्धर आयसमाज में पहिला भाषण 


श्रायसमाजी बनने के बाद से जालन्धर के आये भाई | 
मुन्शीराम जी से मिलने के लिये बहुत उत्सुक थे । इसलिये 
देवराज जी ने होली पर आने का निमन्त्रण पहिले ही दे दिया 
था | होली से एक दिन पहिले आप वहां पहुँच गये | स्थानीय 
श्रायेसमाजियों ने यह दिखाने के लिये कि पढ़े-लिखे और aa 
दार लोग भी किस प्रकार आयेसमाज द्वारा प्रभावित होते हैँ 
श्रापका व्याख्यान कराया | एंक वषे मुख्तारी करके आप जालन्धर 
| | में अच्छा नाम पैदा कर चुके थे। पढ़े-लिखों में आप का अच्छा 


— 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar eee E 
: = ERS 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ध्द स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


EEE -a 


मान था । व्याख्यान में शहर के वकील तथा Bea प्रतिष्ठित लोग 
भी अच्छी संख्या में उपस्थित हुए | व्याख्यान का विषय था-- 
Cag विवाह के दोष ओर ब्रह्मचये का महत्व |” व्याख्यान 
बड़ी सफलता के साथ समाप्त हुआ। 

व्याख्यान के बाद मुन्शीराम जी फिर वकालत की परीक्षा 
की तय्यारी के लिये लाहौर लौट गये। सवा या डेढ़ मास 
लाहौर में बिता 'कर आप ज्येष्ठ मास में जालन्धर होते हुए 
तलवन ST | इस मास-डेढ़ मास में लाहौर में भाई 
सुन्दरदास, महाशय रामचन्द्र श्रौर लाला झुकुन्दलाल जी के 
साथ मिल कर खूब धम-प्रचार किया । प्रति दिन किसी-न-किसी 
चौरस्ते पर जा पहुँचते ओर वहां खड़े होकर व्याख्यान देने लग 
जाते | इन्हीं दिनों में साधु आत्माराम और चौधरी नवलसिंह 
भी अपने ढंग से शहर में झायेसमाज का प्रचार करते थै । इस 
प्रचार का श्रंगरेज़ी-शिष्ता-शुन्य साधारण जनता पर बहुत NIAT 
प्रभाव पड़ता था । धर्मे प्रचार के इसी विचार, लगन तथा 
उत्साह के साथ आप जालन्धूर में छुट्टियां बिताने आये थे और 
अभी वहां आप के दो तीन ही व्याख्यान हुए थे कि पिताजी 
की बीमारी का समाचार पाकर आपको तलवन जाना पड़ा | 
पिताजी को अर्धीग की शिकायत थी | मुन्शीराम जी ने लग कर 
योग्य वैद्यो से पिताजी का औषधोपचार कराया | शारीरिक 
झवस्था कुछ अच्छी होजाने पर भी आंखों की दृष्टि बहुत etal 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SM ६६ 


न | सारी छुट्टियां पिता जी के औषधोपचार में तलवन में 
ही वितानी पड़ीं । स्वाध्याय के लिये भी इस समय का अच्छा 
उपयोग किया । सत्यार्थप्रकाश, आर्याभिविनय, पंचमहायज्ञविधि 
को एक एक बार फिर से ५रा पढ़ कर ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
भी आधी समाप्त कर ली | गांव के देहाती मद्रसे का अध्यापक 
काशीराम श्राप को स्वाध्याय के लिये साथी भी अच्छा 
मिल गया । वह संस्कृत जानता था और पिता जी को 
उनकी इच्छा के अनुकूल TAHT सुनाया करता था | मुन्शीराम 
जी के. साथ किये गये स्वाध्याय से उसने आर्यसमाज के 
मन्तव्यों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था । इसी काशीराम 
ने पीछे मुन्शीराम जी के पिताजी में भी आर्य मन्तव्यो के लिए 
भ्रम पैदा कर दिया और पितापुत्र में पैदा होने वाले धार्मिक 
संघर्ष को इस प्रकार टाल दिया । 


५. धर्म-संकट 
एक परिवार में भिन्न-भिन्न धार्मिक मन्तव्य मानने वाले 
पिता-पुत्र या भाई-भाई की आपस में सहज में नहीं पट सकती | 
अपस की विचार-भिन्नता से पैदा होने वाला धार्मिक संघे 
टालना प्रायः HAA हो जाता है। मुन्शीराम जी के पिता | 
Guten के दृढ़ सनातनी विचारों के थे। पौराणिक कमैकांड 
का वे यथासम्भव विधिपूवेक अनुष्ठान करते थे। अपनी ही 


Ly 


= शा In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= ०० स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


लागत से बनवाया हुआ उनका ठाकुरजी का मन्दिर गांवभर में 
प्रसिद्ध था । उस में वे नियमपूवेक प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा 
किया करते थे । मुन्शीराम जी दृढ़ आये ही नहीं, किन्तु एक 
प्रतिष्ठित समाज के प्रधान थे se आये-धर्म के प्रचार 
की लगन भी उन के दिल में समा चुकी थी । ऐसी seer में 
पिता जी के साथ संघर्ष होना अवश्यम्भावी था | वे यत्नपूवेक 
धम सूट के ऐसे अवसर को टालते रहे | पर, ज्येष्ठ की निजला 
के दिन उस को टालना श्रसम्भव हो गया । पहली धार्मिक 
परीक्षा का saat सिर पर आ ही पहुंचा | पिता जी ने बैठक 
में ्राकर घरभर के लिये अलग-अलग संकल्प पढ़ने की 
व्यवस्था की । सब के लिए अलग-अलग आसन fad गये 
आर उन के सामने पानी से भरे हुए MAL और उनके ढक्कन 
पर खरब्रूज़ा, मीठा तथा दक्षिणा aie: रखी गई | मुन्शीराम 
जी अपनी वैठक में पुस्तक लेकर स्वाध्याय में मग्न हो गए । 
समझा था कि आंख मूँद लेने से बला टल जायगी | पर, पिता 
जी का दूत आने पर जाना पड़ा सब भाई-भतीजे संकल्प पढ़ 
चुके थे । केवल सुन्शीराम जी का आसन खाली पड़ा था। 
सनातनी पिता और ार्यसमाजी पुत्र में निम्नलिखित वात- 
चीत हुई: 

पिता जी-“आओ सुन्शीराम ! तुम कहां थे ? . हम ने 
तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा कर के सब से संकल्प पढ़ा दिया है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ES Css कळा ee eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


m 
F 


a कट १ ठ १ 


तुम भी संकल्प पढ़ लो तो में भी संकल्प पढ़ कर निवृत्त हो 
जाऊ |? 

युन्शीराम जी पर पिता जी का सब पुत्रों से अधिक प्रेम 
TI उन पर वे दूसरों की अपेक्ता विश्वास भी श्रधिक करते 
थे। सम्भवतः इसी से मुन्शीराम जी को सहसा कुछ स्पष्ट कहने 
का साहस न हुआ | उन्होंने कुछ टालते हुए से कहा--“पिता ` 
जी ! संकल्प का सम्बन्ध तो दिल के साथ है। जब आप ने 
संकल्प क्रिया है तो आप का दान है। आप चाहे जिसे दे दं | 
इसी से मेंने आना आवश्यक नहीं समझा |? 

पिता जी ने कहा--“क्या मेरा धन तुम्हारा नहीं ? फिर 
उस में से दान देने का तुम को अधिकार क्यों नहीं ? क्‍या दिलि 
का संकल्प वाहिर निक्रालना पाप है ? लुम अपने मन की बात 
ठीक-ठीक क्यों नहीं कहते ?” थोड़ा रुक कर पिता जी ने साफ़ 
शब्दों में ही प्रक्ता--“क्या तुम एकादशी और MAUJ पर 
विश्वास नहीं रखते ? स्पष्ट कहो, क्या बात है १” 

पहले तो पिता जी इतना ही समभे हुए थे कि पुत्र नास्तिक 
। न रहकर आस्तिक बन गया है। पर, पीछे जब जालन्धर के 
| व्याख्यानों की बाते कानों पर आई तो पता चला कि पुत्र फे 
| आस्तिक बनने का श्र्थ क्या है ? इसी से पिता जी ने राय 
शालिग्राम जी को जालन्धर लिखा था कि देवराज और मुन्शी- 
po को अपने देवी-देवताओं की निन्दा करने से रोकना 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . ar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हे ०२ स्वामी श्रद्धानन्द 


pOu” 


चाहिये । बीमारी में पुत्र की अनवरत सेवा ने इन सब बातों 
को भुला-सा दिया था। पर, संकल्प पढ़ने के सम्बन्ध में की 
गई आनाकानी से वे सब बाते याद Blas | इसी से उन्होंने 
मुन्शीराम जी से साफ़ शब्दों में उनका अभिप्राय जानने के लिये 
कुछ साफ़ शब्दों का ही प्रयोग किया । स्पष्ट प्रश्न का उत्तर भी 
उनको कुछ स्पष्ट ही देना पड़ा | उन्होंने कहा--“ब्राह्मणत्व पर तो 
मुझे पूरा विश्वास है, किन्तु जिनको आप दान देना चाहते हैं, 
वे मेरी दृष्टि में ब्राह्मण नहीं हैं और एकादशी के दिन को भीं 
में कुछ विशेष नहीं समझता |” 
पुत्र के इन स्पष्ट शब्दों ने पिता जी को saat डाल 
दिया | उनको ऐसे सीधे जवाब की कुछ कल्पना भी न. होगी | 
थोड़ी देर के बाद पिता जी wear सांस लेते हुए बोले-- 
“मैंने तो बड़ी-बड़ी आशाये बांध कर तुमको ऊँची सरकारी 
नौकरी से हटा कर वकालत की ओर डाला था | मुझको तुम से 
, बड़ी सेबा की आशा थी। क्या उन सब का मुझ को यही फल 
मिलना था ? अच्छा, जाओ |” 
मुन्शीराम कणभर भी वहां खड़े नहीं रहे और चुपचाप 
नीचे उतर आये | निजला एकादशी का संकल्प पढ़ने का धार्मिक 
सङ्कट तो टल गया, किन्तु उससे भी अधिक विकट मानसिक 
सङ्कट दिनभर छाया रहा । दो-तीन दिन पिता जी के दर्शन भी . 
नहीं किये | फिर उन्होंने ही श्रग्रेज़ी में किसी मित्र को पत्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ge ee eee eee ee a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


== १०३ 


| लिखने के लिये बुलाया । धीरे-धीरे बह मानसिक संकट भी दूर | 
। हो गया। पर, शीघ्र ही एक दूसरा धमे-संकट आ उपस्थित | 
| हुआ | | 
| छुट्टियों के दो मास बिताने के बाद लाहौर जाने का दिन | 
| अ | मन्दिर के ऊपर की बड़ी डथोढ़ी में पिता जी तकिया 
| लगाये हुए बैठे थे। मुन्शीराम जी सब तय्यारी करने के बाद 
| पिता जी से विदा मांगने गये | वहां पहुच कर परों में सिर रख 
| कर प्रणाम किया । पिता जी का श्राशीर्वाद लेकर sat ही चलने 
| को हुए कि पिताजी के श्रादेशानुसार नौकर एक थाली में 
। मिठाई और उसके ऊपर एक अअठन्नी रख कर ले आया | पिताजी 

ने कहा--“जाओ बेटा ! ठाकुर जी को माथा टेक कर विदा 
| am | मर्यादा-पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र भगवान्‌ के सेवक 
| हनुमान जी तुम्हारी रक्ता करें!” इतना सुनना था कि मुन्शीराम 
| : जी सुन्न रह गये। काटो तो खून नहीं। बोलते भी तो क्या 
| बोलते ? ऐसा आदेश था, जिसका पालन करना मुन्शीराम जी 
| केलिये स्पष्ट ही आत्महत्या थी | सरल्स्वभान पिता जी ga के | 
| ऽप्रन्तःकरण की अवस्था का ठीक a नहीं लगा सके | 
| 
| 
P 


उन्होंने सममा कि उदार पुत्र देवता के लिये sre आने की 
जेट कम समभता है । नौकर से भठन्नी की जगह थाली में 
एक रुपया रखवा कर पिता जी ने फिर पुत्र से कहा- “लो 
बेटा ! अब ठोक हो गया । देर होती है। ठाकुर जी को माथा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> ०५९०५५६०५० ८५०६-६० ९६९५ १८१९ “११९ 


टेक कर सवार हो जाओ ।” इसपर मुन्शीराम के लिए चुप रहना 
कठिन हो गया | संकोच का बांध तोड़ कर अपने पर कुछ 
जन्र-सा करते हुए उन्होंने कहा--“पिता जी ! यह बात नहीं दै, 
किन्तु में अपने सिद्धान्तों के विरुद्ध कोई कार्य केसे कर सकता 
a हू? हां, सांसारिक व्यवहार में जो अज्ञा आप देँ, उसके पालन 
के लिये में हाज़िर हूँ ।” | 
सुन्शीराम जी का इतना कहना था कि पिता जी के चेहरे 
का रंग एकदम बदल गया । उन्होंने कुछ क्रोध भरे शब्दों में 
कहा क्या तुम हमारे ठाकुर जी को धातु-पत्थर समझते हो 2” 
मुन्शीराम जी के हृदय की उस समय की आन्तरिक अवस्था 
का अनुसान लगाना कुछ कठिन नहीं है । उनके हृदय 
ह घोर संग्राम मच गया । लोगों की दृष्टि में उस समय मुन्शी- 
राम जी ने बड़ी धृष्टता का परिचय दिया, किन्तु यही समय था, 
जब उनको अपने पूरे आत्मिक बल से काम लेना चाहिये था |. 
अपने को सम्हालते हुए उन्होंने कहा--“परमात्मा के बाद अपने 
लिये में आपको ही समता हूँ । क्या पिता जी ! आप यह 
चाहते हैं कि ग्रापकी सन्तान मक्कार हो ?” पिता जी का क्रो 
शान्त हुआ । वे कुछ द्विविधा में पड़ गये और निः = 'कौन 
अपनी सन्तानको मक्कार देखना चाहता है ?” झुन्शीराम ने 
फिर बड़ी दृढ़ता के साथ कहा--“तब मेरे लिये तो ये मूर्तियां 
इससे बढ़ कर कुछ नहीं। यदि में उनके आगे सेट धर कर 


4 

| 

१०४ स्वामी श्रद्धानन्द | 
| 

| 

| 

} 

| 

| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Se ae SSS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


माथा नवाऊंगा, तो यह मक्कारी होगी।” ये शब्द क्या थे, | 
पिता जी के हृदय को उन्होंने तीर से वेध दिया । वे कुछ | 
wen के साथ वोले--“हा ! मुझ को विश्वास नहीं कि मरने 
पर मुझे; कोई पानी देने बाला भी रहेगा। श्रच्छा भगवन्‌ ! 
जो तेरी इच्छा !” जिस पुत्र को पिता का सब से धिक प्रेम 
प्राप्त करने का गौरव था और जिसके प्रति पिता ने अविश्वास 
को कभी सन्देह में भी प्रगट नहीं किया था, उसके लिये सिद्धा- | 
न्त-भेद होते हुए भी पिता जी की san, अविश्वास और सन्देह, 
की यह बात सहन करना कठिन था | उसकी अवस्था ऐसी हो 
गई कि मानो धरती में as गया हो । पेर वहां के वहां ही रह 
गये । मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला । पिता जी भी कुछ | 
नहीं बोले | दस मिनट तक खिंचे हुए चित्र का-सा दृश्य वहां | | 
बना | | फिर पिता जी धीरे से बोले-- अच्छा, अब जाओ; _ | 
नहीं तों देर होगी |” मुन्शीराम जी चुपचाप प्रणाम कर नीचे 
FAL STF | 

सवारी ( मक्कोली ) में सवार होने तक कई तरह के संकल्प- 
विकल्प सुन्शीराम जी के मन में उठते रहे | सब से सुर्य प्रश्न | 
| यह था कि--“जब में पिता जी के धार्मिक विचारों से सहमत | 
| नहीं, उनके लिये स्वर्ग था Ala का साधन नहीं बन सकता, तब | 
| सुक को उनके पदा किये धन के उपभोग करने का क्या A- 
| कार है ?” यह विचार मन में आते ही खच के लिये दिये हुए 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri |/ 


_ १०६ स्वामी श्रद्धानन्द 


पचास रुपये एक पत्र के साथ एक सम्बन्धी को पिता जी को 
दूसरे दिन सवेरे दे देने के लिये दे दिये । पत्र में लिखा था-- 
“आपके मन्तञ्यों के विरुद्ध मत रखने से मुझको कोई अधिकार 
नहीं कि सुपाबो के भाग में से कुछ लूं। जीवन शेष दे तो. 
आपके चरणों में में अपनी भेंट wa ही ।” उस सम्बन्धी ने. 
वह पत्र और रुपये उसी समय पिता जी के पास पहुंचा दिये । 
पिता जी ने उसी को घोड़ी पर पीछे दौड़ाया और साथ में यह 
भी कहलाया क्रि--/तुम प्रतिज्ञा करके गये हो कि मेरी सांसा- 
रिक आज्ञाओं से मुख नहीं मोड़ोगे। यह मेरी सांसारिक 
प्राज्ञा हे कि ये रुपये ले जाओ और व्यय के लिये बराबर 
मुझ से ही रुपये मँगाते रहो ।” पिता के इस सन्देश से द्विविधा 
में पड़ी हुई आत्मा को बड़ी शान्ति मिली । 

जालन्धर में आयैसमाज के रविवार के साप्ताहिक अधिवेशन 
में सम्मिलित हो मुन्शीराम जी वकालत की परीक्षा की तय्यारी 
के लिये सम्वत्‌ १६४२ के श्राश्विन के मध्य में लाहौर पहुच 
गये | परीक्षा से मुक्त हो पौष मास के प्रथम सप्ताह में जालन्धर 
आ गये | पिता जी का vq ग्रा गया था कि वे उनके जालन्धर 
आने पर पशन लेने वहाँ आयेंगे और वहां से साथ ही उनको 
तलवन ले जायेगे | 


ie 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पिताजी के विचारों में परिवतेन १०७ 


६. पिता जी के विचारों में परिवतन 


दृढ़ पुत्र का सत्याचरण वृद्ध पिता पर भी प्रभाव डाले बिना 
नहीं रहता । इस सचाई की साक्षी मुन्शीराम जी और उनके 
पिता जी के जीवन से मिलती है | जिस दिन मुन्शीराम जी 


2 आये थे, उसी दिन पिता जी को भी वहाँ ` 


पहुंचना था। दिनभर पिता जी की प्रतीक्षा करने के बाद 
शाम को नौकर को उनको देखने के लिये रास्ते में बिठा कर 
मुन्शीराम जी स्वयं '्रायेसमाज के अधिवेशन में सम्मिलित 
होने के लिये चले गये | इश्वर-प्राथैना के बाद आपका ही प्रवचन 
( भाषण ) हुआ । प्रवचन समाप्त करके श्राप वेदी के नीचे 
उतरे ही थे कि नौकरने पिताजी के आने की सूचना दी | 
मुन्शीराम जी उसी समय उठ कर भागे, रेलवे फाटक के पास 
पिता जी के दशन किये और उनके चरणों का स्पश किया । 
सहसा पिता जी ने पूकछा-- क्या समाज का अधिवेशन समाप्त 
हो गया ?” पिता जी की समाज की ओर इतनी san देख 
कर मुन्शीराम जी को थोड़ा saa हुआ और संकोच से 
उत्तर दिया--“केवल भजन और शान्तिपाठ बाकी था | आपका 
गना सुन कर में भाग आया |” पिता जी ने प्रेमभरे शब्दों में 
कहा--“जल्दी क्या थी ? समाज का अधिवेशन समाप्त ह ही 
आना चाहिये था।” ये शब्द और भी sifu विस्मय पेदा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


So all 


E oc स्वामी श्रद्धानन्द 
करने वाले थे । कहां तो तलवन में प्रगट किया गया रोष sie 
कहां = उदारतामय प्रेम ! 

दूसरे दिन तलवन जाने पर पिता जी के धामिक विचारों में 
पदा हुए इस परिवतेन का कारण समक में आया | सुन्शीशामजी 
के स्वाध्याय के तलबन के साथी, वहां के देहाती मदरसे के 
अध्यापक और संस्कृत का कुछ अभ्यास होने से नित्य-प्रति 
पिता जी को धर्म-ग्रन्थ पढ़ कर सुनाने बाले श्री काशीराम जी 
के ही कारण पिता जी के धार्मिक विचारों में यह परिवर्तन हुआ 
था। ate से लाहौर जाते हुए मुन्शीराम जी अपना 'सत्यार्थ- 
प्रकाश? और “पंचमहायज्ञविधि’ पिता जी के कमरे सें. भूल गये 
थे। पिता जीने काशीराम जी से उन पुस्तकों को सुनने की 
इच्छा प्रकट की | ज्यों ही परिडत जी पुस्तक पढ़ने को तय्यार 
इए कि पिता जी ने कहा--“परिडत जी ! पहले इनकी देख- 
भाल कर लो, तब सुनाना । हम निन्दायुक्त नास्तिकपन के ग्रन्थ 
नहीं सुनना चाहते |” परिडत जी ने बुद्धिमानी से काम लिया 
ओर सब से पहिले 'पचमहायज्ञविधि' में से ब्रह्मयज्ञ का प्रकरण 
शर्थ सहित सुनाया | इस पर उन पुस्तकों के प्रति पिता जी की 
कुछ श्रद्धा पैदा हुई । फिर 'सत्याथेप्रकाश' का पहिल्ला समुलास 
क पाठ शुरू हुआ । इसका उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे | 
पंडित जी से एक दिन बोले--“पंडित जी ! हम तो अविद्या में 
ही पड़े रहे | हमारी मुक्ति कैसे होगी? हमने तो आज तक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मुझ्तारी की दुकानदारी १०६ 


निर्थक ही क्रियाएं कीं | आब से वेदिक संध्या करेंगे |” पिता जी 
| | ने सन्ध्या के मन्त्र भी अर्थो के साथ याद्‌ किये और पंचायतन, 
! पांचों देवताओं की मूर्तियों की पूजा के साथ-साथ वैदिक Gea 
भी नियमपूर्वेक करने लग गये | 

पिता जी के इन घामिक विचारों में हुए परिवर्तन का सुन्शी- 
राम जी को विशेष फल यह भिला कि उनके प्रति पिता जी का 
प्रम पहिले से भी अधिक हो गया । तलबन में प्रगट की गई 
प्रसन्नता का व्याज सहित बदला मिल गया | 


| ७, सुख्तारी की दुकानदारी 
| a ० ल्लार्पेएट को गीदड्भसकी दिखा कर क़ानून की पहली 
। परीक्षा में अनुत्तीण होकर उत्तीण होने के बाद सम्बत्‌ १६४२ 
के अन्त में जालन्धर आकर मुन्शीराम जी ने फिर मुख्तारी की 
दुकान खोली | आर्यसमाज के कास में भी इस ससय बड़ा हिस्सा 
लेना शुरू कर दिया | वकील के पास जो सामान ओर उसकी 
| दुकान में जो आकर्षण चाहिये, वह सव श्रनायास ही इकट्ठा 
| होगया । पिताजी की कृपा से घोड़ा-गाड़ी, कुरसी-मेज़ आदि सब 
सामान मिल गया । कानूनी पुस्तक तो अधिक नहीं थीं, किन्तु 
दूसरी पुस्तकों की कुछ भी कमी नहीं थी । ग्वेद SIR यज़ुर्वेद 
| का क्षि दयानन्द कृत भाष्य आने पर तो सोने पर सुहागा चढ़ 
गया । पुस्तकालय की शोभा सहज में ऐसी बन गई कि बड़े-बड़े 


र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Fe e ce 
SS o a क न कफ प ह्य Dera RI 


se NY डी > 


| Qo स्वामी श्रद्धानन्द 


EES Se COT a airs 


बकीलों के यहां भी पुस्तकालय की शोभा वैसी नहीं थी | बाकी 


सब सामान जुट जाने पर श्रमीरखां नाम का वह पुराना 
मुन्शी भी फिर अआगया | विश्वासपात्र, मेहनती, भलामानस और 
बड़ा ही शरीफ़ आदमी था | मालिक की भलाई के लिये कभी 
कभी कूठ बोल देने पर भी उसने मालिक के प्रति कभी अखत्या- 
चरण नहीं किया था | इस प्रकार सब साज-सामान जुट जाने 
पर मुझ्तारी की दूकानदारी अच्छी चल निकली | 

इस समय की एक घटना का उल्लेख मुन्शीराम जी की सचाई 
दर्शाने के लिये करना आवश्यक दै । मुन्शी अमीरखां दूकान के 
साइनबोडे पर 'मुरूतार' की जगह 'लीगल Yew’ शब्द 
लिखवा लाये। मुन्शीराम जी ने उसको सहन नहीं किया और 
बोडे में “लीगले प्रैक्टिश्वर' की जगह “मुख्तार? लिखने को बोई 


` बापिस कर दिया | इसी प्रकार मुक़हमों में भी यथासम्भव 


अधिक से अधिक सचाई और सावधानी से काम लेना शुरू 
किया । व्यक्तिगत जीवन की इस सचाई से अधिक कठिन 
दूसरी थी । वह थी सभ्य-समाज के साथ उठते बैठते हुए अपने 
सिद्धांतों के पालन करने की । 

उनके पुराने एक मद्यप मित्र एक्ज़िक्युटिव इंजिनियर ने 
उनको अपने यहां एक दिन सवेरे की दाबत दी । सुन्शीराम जी 
को क्या मालूम था कि ये सभ्य तथा सुशिक्षित समझे जाने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वाले लोग दिन में भी शराब उंडेले बिना नहीं रह सकते श्रौर 


2 get पर ऐसे किसी संकट का सामना करना पड़ेगा ! वे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पिताजी की बीमारी और देहावसान १११ 


पहुँचे ही थे कि सब उनको लिपट गये । कुछ ने हाथ-पैर पकड़े, 
दो ने मुँह खोला और तीसरे लगे मुँह में शराब उँडेलने । शराब 
का प्याला नाक के सामने गया ही था कि तुरन्त क़े (उल्टी ) 
होगई | पकड़ने वालों के कपड़े भर गये और वे उनको छोड़ कर 
लगे अपने आप को ही सम्हालने | मुन्शीराम जी उठ कर बाहर 
आये । ङुँये पर मुँह-हाथ धोया और सीधे घर लौट Sa | उस 
घटना ने सब मद्यपी साथियों को सावधान कर दिया | उसके 
बाद उनको अपने यहां ऐसे झवसर पर निमन्त्रित करने का 
किसी को भी साहस नहीं हुआ | 

ऐसो घटनाओं से धर्म-सेवा का मागी सदा के लिये निविध्न 
होगया | व्यावहारिक जीवन में भी असत्य मागे पर जानेको 
आवश्यकता कभी अनुभव नहीं हुई और न कभी कोई प्रलोभन 
ही उनको पथश्रष्ट करने में सफल हुआ | 


८. पिता जी की बीमारी ओर देहावसान 


फाल्गुन १६४२ (फरवरी १८८६ ) में पिता जी फिर 
अर्धाड़ से पीड़ित हुये और मुन्शीराम जी को तलवन जाना 


पड़ा | E 
` पिता जी का मुन्शीराम जी पर कितना विश्वास और प्रेम 


था इस का पता उस समय की एक घटना से लग जाता दै। 
9 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हे श्रद्धानन्द 


एक दिन पिता जी ने सुन्शीराम जी को एकान्त में बुल्लाया। 
चिर-विश्वस्त नौकर भीमा ने इशारा पाते ही तुरन्त काग्रज़ों 
का एक पुलिन्दा लाकर सामने रख दिया । उस में पिता जी का 
लिखा हुआ वसीयतनामा था, जिसमें मकान ज़मीन आदि सब 
भाइयों में बांट कर नकद-आभूषण Sie सब धन मुऱ्शीराम जी 
के नाम लिख दिया था और कुछ धम-कार्यों का करना भी उन 


उस के स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की । उस के सम्बन्ध 
में बहुत विवाद हुआ | अन्त में मुन्शीराम जी ने स्पष्ट ही कह 
दिया कि यदि वसीयतनामे में कुछ भी परिवत्तेन नहीं किया गया 
: तो वे श्रपना हिस्सा भी .लेने से इनकार कर देंगे और उस को 
रह कर देने पर ही वे उनकी आज्ञानुसार सब कार्यों का सम्पादन 
करेंगे । पुत्र के इस दृढ़ निश्चय के सामने पिता के आग्रह को 
हार माननी पड़ी। पिता जी ने हार मानते हुये कहा--“यह 
वसीयतनामा भी तुम्हारी ही सम्पत्ति दै । तुस जैसा चाहो वैसा 
करो। पिता जी के ये शब्द ,सुनते ही मुन्शीराम जी ने वह 
बसीयतनामा फाड़ दिया | 
पिता जी के इलाज की सुव्यवस्था कर और उन को कुछ 
अच्छा होते देख कर मुन्शीराम जालन्धर आ गये। प्रायः 
प्रति रविवार को वे पिता जी की अवस्था देखने और उन से 
मिलने तलवन" आते जाते रहे । अच्छे अच्छे इलाज होने पर 


j ~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
MINS 4 Le NER NE ER 


के ही age किया गया था । सुन्शीराम जी ने उस को पढ़कर _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पिताजी की बीमारी SNe देहावसान ११३ 


भी बीसारी ने पिता जी का पीछा नहीं छोड़ा। डाक्टरी 
इलाज के बाद हकीमी इलाज़ भी कराया गया। १५ ०) 
कीमत तक का नुसखा काम में लाया गया | अवस्था दो-एक दिन 
a रहती और फिर बिगड़ जाती थी । इस प्रस्वस्थ अवस्था 
की एक घटना भी मुन्शीराम जी पर पिताजी के sez विश्वास 
को प्रगट करती है | एक दिन बड़े भाई पिताजी को पिलाने के 
लिये गिलास में कुळ लिये खड़े थे । पिता जी ने कहा--“यदि 
मुन्शीराम कह दे कि इसमें मांस नहीं है तो में पी लुंगा | वह 
मेरे भले के लिये भी झूठ नहीं बोलेगा |” बात यहद थी कि हकीम | 
जी ने aH ( मुर्गी के बच्चे का शोरवा अपनी दवा का झनुपान | 
बताया था | बड़े भाई पहले वह शोरवा ही बनवा लाये थे और 
| चने का रसा बता कर उनको दे दिया था, जिसे उन्होंने एक 

ez पीकर फेंक दिया । मुन्शीराम जी ने जांच कर पता 

लगाया कि इस बार शोश्वा न देकर चनों का रस ही दिया जा 

रहा था । फिर स्वयं वह गिलास उनके सामने किया | पिताजी ने 
| कहा--'पी लूं? विश्वासपात्र पुत्र ने कहा-'पी लीजिये !! 
उन्होंने इस प्रकार पिया, मानो मुन्शीराम के ही हाथों से उनको 
अन्तिम भोजन ग्रहण करना था । अवस्था बहुत बिगड़ गई | 
फ़िल्लीर से भी डाक्टर बुलाया गया । शात जेसे-तैसे बीत गई। 
सवेरे हिचकी का ज़ोर TT गया, जो यत्न करने पर भी बन्द नहीं | 
| हुआ । दोपहर के बाद पिताजी के आदेशानुसार मुन्शीरामजी 


INSIDE 


| >>: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar AR 


eo ae >>> PE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९१४ स्वामी श्रद्धा नन्द्‌ 


पटल 


ने उपनिषदों का पाठ श्रारम्भ किया | थोड़ी देर वाद पिताजी 

' ने वेदिक हबन कराने के लिये कहा | उसी समय हवन-सामग्री 
के लिये आदमी को घोड़े पर जालन्धर दौड़ाया गया | दोपहर . 
कोवे सब घर वालों से मिले। फिर पंडित काशीराम और 

` मुन्शीरामजी पिताजी को भजन सुनाते रहे | प्रायः सारी रात 
` पिताजी की सेवा में मुन्शीरामजी ने जागते विताई। अगला 
दिन कुछ अच्छा बीता | पर, शाम से फिर अवस्था विगड़ने 
लगी | ९२ sag (२६ जून) की रात को ६ बजे मुन्शीरामजी 
के वेदपाठ करते हुए पिताजी ने श्रन्तिम सांस लिया । नाड़ी 
सुन्शीरामजी के हाथ में थी । वह भी बन्द हो गई । घर भर में 
सन्नाटा छा गया और थोड़ी ही देर बाद रोना-चिल्लाना शुरू 
हो गया | सब रात जागते हुए कटी । सवेरे अन्लेष्टि क्रिया की 
तय्यारी शुरू हुई । मुन्शीरामजी समझे थे कि इस सम्बन्ध में भी 

' किसी धार्मिक-संकट का सामना करना Gent । घर और बिरा- 
दरी बाले पौराणिक संस्कार के लिये आग्रह करेंगे । पर, उनकी 
इृढ़ता के सामने किसी को कुछ बोलने तक का साहस नहीं 
हुआ । हां, काना-फूसी बराबर होती रही । स्मशान-भूमि में 
मुन्शीरामजी की इच्छा के अनुप्तार ही वेदी बनाई गई, चन्दन 
की लकड़ियों में शव रखा गया और Was हो कर घी की 
आहुतियों के साथ दाह-संस्कार किया गया | जालन्धर से मँगाई गई 
सामग्री हवन के काम तो न आई, किन्तु 


इस अन्तम संस्कार में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पिताजी की बीमारी और देहावसान ११५ 


किये गये हवन में भी वह काम आई । अर्थी के कारचोबी के 
दुशाले के लिये जब महाब्राह्मणों में आपस में झगड़ा हो गया, 
तो उसको भी शब के साथ ही चिता की भेंट कर दिया गया । 
घर में बड़े भाई ने तो गरुड़ पुराण की कथा ब्रिठाई और मुन्शी- 
शामजी ने अलग उपनिषदों का पाठ किया | 


घर की सम्पत्ति के बंटवारे में मुन्शीराम ने जिस सचाई का 
परिचय दिया, वह भी कोई साधारण घटना नहीं थी । पिताजी 
की श्राज्ञानुसार भीमा ने सब चावियां लाकर मुंशीराम जी के 
सामने रख दीं | झुंशीरामजी ने सब की इच्छानुसार ही सम्पत्ति 
= qzq करने के बाद जो बचा वह श्रपने हिस्से रखा | 
gal, बरेली और बनारस के चक्कर लगा कर वहां के साहूकारों 
की कोठियों का भी सब हिसाब साफ़ कर दियः। जो नकद रुपया 
उन लोगों से मिला, उसका भी बंटवारा सब की इच्छानुसार ही 
कर दिया | तीनों भाइयों ने नकदी अधिक ली और बग्घियां, घोडे 
छा दि पूरी कीमत लगा कर मुन्शीराम जी के हिस्से में कर दिये। 
इस यात्रा में बहुत-से पुराने साथी मिले | 

पिताजी की बीमारी, देहात्रसान और उसके बाद घर की 
योग्य व्यवस्था करने में अनियमित समय लग जाने के कारण 
मुख्तारी की दुकान बन्द पड़ गई | वकालत को अन्तिम परीक्षा 


उसका उपयोग किया गया | घर लौट कर गृह-शुद्धि के लिये 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देनी बाकी थी, जिसके लिये शीघ्र ही लाहोर जाने का विचार 
था। इस लिये मुख्तारी की दूकान को अभी बन्द ही रखा । 


वकालत की अन्तिम परीक्षा ओर उसका 
अनुभव 

सफल वकील होने पर भी वकालत इस जीवनी का बहुत 
ही गौण विषय है | वकालत के साथ धर्मप्रचार की प्रायः प्रति- 
chee wi और उसमें सदा धमे-प्रचार की ही विजय होती 
रही । फिर भी वकालत की कुछ घटनाएं मुन्शीरामजी के कुछ 
` सदूरुणों को प्रगट करती हैं । उनके लिये ही वकालत के प्रसंग 
पर कुछ लिखना आवश्यक है | 

पिताजी के देहावसान के बाद मुन्शीशामजी ने दशहरे का 
त्यौहार जालन्धर में मनाया | दशहरा के एक सप्ताह बाद वका” 
लत की परीक्षा के लिये आप लाहौर गये। पिछले वषे के 
कुछ साथियों के पास ही डेरा किया। परीक्षा की तैयारी के 
दिनों में अमृतसर आर लाहौर श्रायसमाज के उत्सवों में भी 
सम्मिलित हुए। मागेशीषे सम्बत्‌ १६४२३ के पिछले दिनों (दिसम्बर 
सन्‌ १८८६ के seni) Fader दी और परिणाम बहुत 
दिनों तक नहीं निकला | यूनीवर्सिटी के रजिट्रार fro TIT 
साहब ही इतनी देरी के कारण थे । पहिले वर्ष की रिश्वत की 


Jri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— q- 


वकालत की अन्तिम परीक्षा और उसका अनुभव ११७ 


भूख इस वप बहुत बढ़-चढ़ गई थी । गणडासिह्द नांम का एक एजे- 
P |o ण्ट भी सब सौदा पटाने को मिल गया था | वकालत के परीक्षार्थी 
से १५००), मुख्तार से १०००) और बी. ए. तथा एम. ए. से 
इससे कुछ कम लिया जाता था | वकालत में पहिला और दूसरा 
होने वाले ने तो क्रमशः ३५००) और २५००) तक दिये थे | 
मुन्शीरामजी के पास सन्देश अया कि वे परीक्षा में उत्तीण तो 
हैं, किन्तु उनको भी एक हजार की भेंट चढ़ाये बिना प्रमाण-पत्र 
| नहीं मिलेगा | मित्रों के पत्र आने पर मुन्शीरामजी इस विचार 
| [त लाहौर गये कि वहां पहुंच कर इस सब अनाचार का भणडा- 
| फोड़ करेंगे, किन्तु उनके वहां पहुंचने से पहिले ही हिसार के 
' प्रसिद्ध वकील लाला चड़ामणि ने सब रिपोटे उस समय फे 
बाइस-चान्सलर सर विलियम रेटिगन के पास पहुँचा दी । 

बाइस-चांसलर ने परिणाम की सारी फ़ाइल उसी समय अपने 

पास ým ली | सिनेट ने लाला चुड़ामणि के सिवा बाकी सब्र 

| को नापास कर दिया । मुन्शीरामजी की सब मेहनत इस बार 
| | । भी श्रकारण ही येकार गई | लारपेणट साहब पर मुकदमा चल्ला। 
उनको अपने किये का फल भोगना पड़ा | पर, मुन्शीरामजी 

aaa जिन निरपराधों के गले पर छुरी फिर गई थी, उनके 
प्रति हुए अन्याय का प्रतिकार कुळ न हुआ | इस प्रकार 'प्रन्याय- 
पेक अुत्तीयी होने से मुन्शीरामजी के दिल पर बड़ी गहरी 
चोट लगी | लाहौर के चीफ़ कोटे के जस्टिस बनने की आशा का 


MN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i १८ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


तार तो gar ही, साथ में कानून के पेशे से भी रुचि हट गई । 
पर, वकालत पास करने की इच्छा बनी ही रही। इस लिये 
gma वर्ष सम्वत्‌ १६.४४ के मार्गशीष ( नवम्बर १८८७ ) में 
मुन्शीरामजी परीक्षा की तय्यारी करके कुछ पुस्तकें साथ में लेकर 
फिर लाहौर पहुंचे । २६ और २७ नवम्बर को लाहौर sÀ- 
समाज के उत्सव में भी सम्मिलित हुए। उत्सव के दो ही दिन 
ae पता चला कि परीक्षा दो मास के लिये स्थगित कर दी गई 


है । मुन्शीरामजी निराश हो जालन्धर लौट आये और आये- ' ` 


समाज के काम में लग गये । इन दो महीनों में कानून की पुस्तकों 
को GH तक नहीं । ४ माघ १६४४ ( १७ जनवरी १८८८ ) 
को आप फिर परीक्षा के लिये लाहौर को रवाना हुए। मागे में 
गुरुदासपुर, फ़िलौर और अम्रतसर आयेसमाजों के उत्सव 
भुगताये | २४ से २६ माघ ( ६ से & फरवरी ) तक परीक्ता 
हुई । कुछ तय्यारी न करके और निरन्तर अआयेसमाज के काम 
में लगे रहने पर भी परीक्षा बहुत seat तरह गुज़री और 
उसमें सफलता भी प्राप्त हुई | पर, धर्म-प्रचार की धुन समा जाने 
के बाद परीत्ता की सफलता वकालत के पेशे में कुछ अधिकं 
काम नहीं आई। 

बकालत के पेशे की.केवल दो-तीन घटनाएं ही उल्लेखनीय 
हैं | दो घटनाएं तो. वकालत पास करने से पहिले मुख्तारी के 
दिनों की हैं और एक कुछ दिन बाद की दै। सब से अधिकं 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


oe K 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महत्वपूर्रा घटना वह 2, जिसने यह अनुभव कराया कि वकालत के 
साथ सचाई नहीं निभ सकती । सम्वत १६४३ में मुन्शीरामजी की 
सुख्तारी खूब चमकी | उन दिनों जालन्धर में फौजदारी मुकदमों 
के लिये बीची साहब का बड़ा नाम था । बड़े-बड़े मुकदमे प्रायः 
सब उनके ही पास जाते थे। किसी जाट-सरदार के मुकदमे की 
पैरवी करते हुए बीची साहब ने आपको देखा तो वे आपकी 
योग्यता से इतने प्रभावित हुए कि बड़े-बड़े मुक़दमों में आपको 
अपने साथ रखने लगे | इससे आपकी योग्यता का सिक्का जम गया 
और gerd खब चल ।नकली | दीवानी का काम आपके पास 
पहिले से ही aga आता था । पर, यह्‌ प्रसिद्धि अधिक समय 


. तक न निभ सकी | इसका कारण यह था कि एक साहूकार एक 


हज़ार के दावे का एक मुकदमा आपके पास लाया । डस पर 
टिकट नहीं था । इस लिये आपने साहूकार को बताया कि 
उसके आधार पर मुक्रदमा नहीं चल सकता | मुकदमा चलाने 
का सीधा रास्ता साहूकार की समक में नहीं वेठा | पर, कुछ 
दिन वाद उसी पर टिकट लगा कर साहूकार फिर आया और 
अर्ज़ीदावा दायर करवा दिया | ५० रुपये फ़ीस देना ठीक करके 
२५ wo पेशगी भी दे दिये और जल्दी में मुझतारनामे पर सही 
Er करा ली । मुन्सिफ़ ग्रहरूराम के सामने मुकदमा पेश हु | 
हाथ में कागज और बही आने पर तुरन्त समभ में OT गया 
कि मामले में जालसाजी की गई है । मुन्सिफ साहब के सामने 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२० स्वामी श्रद्धानन्द 


ही मुकदमे की पेरवी करने से साफ़ इन्कार कर दिया ओर संशी 


को हुक्म दिया कि फीस के २५ रु० लौटा दो । संसिफ़ साहिब 
ने भअप्रेज़ी में बहुत समकाया कि इससे बदनामी होगी siz 
इससे र्थिक हानि भी उठानी पड़ेगी। पर, मंशीरामजी ने 
एक न मानी | उस मुंशी को भी छुट्टी दे दी, जिसने इस मुकदमे 
के लिये मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर लिये थे। इस सत्य-व्यबहार 
से उनके पेशे अथवा व्यबसाय को उससे बहुत बड़ा धक्का लगा | 
पांच सौ माहवार की श्यामद्नी १५०) के लगभग रह गई | पर, 
यह स्थिति अधिक दिन नहीं बनी रही । जहां सत्य-च्यबहार से 
इतनी भारी हानि उठानी पड़ी थी, वहां घर्म-प्रचार की लगन का 
शुभ-फल भी अनायास ही द्वाथ ar गया | 

जालन्धर की घर्मसमा में पंडित दीनद्यालुजजी के साथ हुई 
gous की घटना को यहां ही दे देना ठीक होगा । पंडित दीन- 
wage के ब्याख्यानों के उत्तर में जालन्धर-आर्यसमाज में 
सुशीरामजी का व्याख्यान अच्छे जन-सस्॒दाय में हुआ था | 
एक SEMA उस व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि 
व्याख्यान से दूसरे ही दिन एक बड़े मुकदमे में एक हज़ार Hla 


' ठहरा कर पांच सौ रुपये नकद दे गये दूसरी ओर से जालन्धर 


के सब से बड़े दो वकीलों को खड़ा किया गया था । बात यह 
थी कि सरदारजी वकीलों की परीक्षा लिये बिना किसी के हाथ 
में मुकदमा नहीं देना चाहते थे । उन्होंने अदालत में प्रायः सभी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वकालत की अन्तिम परीक्षा और उसका अनुभव १२१ 


—~ ws A poe 


वकीलों को बहस करते हुए सुना था। वे इसी उघेड- 
बुन में थे कि miaa में सुन्शीशाम जी के भाषण में 
उनका तर्क-वितर्क सुन कर इतने खुश हुए कि और अधिक 
छान-बीन न करके उनके ही हाथ में मुक़दमा दे गये। सुन्शी- 
शामजी के लिये यह घटना कुछ कम श्राश्चयेजनक नहीं थी। 
इसी प्रकार उनकी मुख्तारी के चांद का VSIA शुरू हुआ आर 
smagi वढ़ती चली गई | 
माघ सम्वत्‌ १६४७ ( जनवरी १८६१ ) की सुकेत-यात्ा 

को भी यहां ही इसलिये निपटा लेना चाहिये कि उसका उद्देश्य 
एक सुकदमे की पैरवी करना ही था, इस में सन्देह नहीं कि उस 
यात्रा में धमे-प्रचार का काम भी अच्छा हुआ । सुकेत के राजा 
दुष्टनिकन्दन सेन ने अपने सगे चाचा मियां शिवसि को देश- 
निकाला देकर उनका सब भरडार लूट लिया था | अपने भाइयों 
को गुज्ञारे के अधिकार से भी वचित करके राज फे बाहर कर 
= था ! मियां शिवर्सिह अपने छोटे भाई मियां ज्वालासिह 
आर भतीजे मियां जनमेजय तथा उसके भाई के साथ जालन्धर 
में राय शालिग्राम के यहां आ गये | मियां जनमेजय श्रायसमा- 
fat की संगति से आयेस T के सभासद्‌ ओर ATA जी के 
अन्यतम साथी बन गये | इन्हीं मियां शिवसिह की ओर से मुंशी- 
राम जी उस मुक़द्दमे की पैरवी के लिये सुकेत गये थे, जो कि 
उन्होंने राजा दुष्टनिकन्दन सेन के विरुद्ध अपना WIL लूटने के 


oo ca in Ppl Domain, Guruku Ky el eons ace aca 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| १२२ स्वामी श्रद्वधानन्द 


लिये चल्लाया था | कमिश्नर को इस मामले की जांच करने के 
लिये वहां भेजा गया था । सत्र दिन तक इस मुकदमे के लिये 
सुन्शीराम जी को वहां ही रहना पड़ा। मुकदमे के साथ-साथ 
| प्रकृति का आनन्द लूटा, मनुष्य-स्वभाव का कुछ अध्ययन किया 
| और साथ में वेदिक-धमे का प्रचार भी किया | दूसरी ओर से 
" बैरिस्टर रेगिटन मामला लड़ने के लिये आये थे । मुन्शीराम जी | 
की सहायता के लिये arg दसोंधीराम और लाला गणेशदास 
वकील भी बुलाये गये थे | पर, उन में एक शराबी siz दूसरे 
Saal के ज्ञान से शून्य थे | इसलिये HEZA की तय्यारी का 
| सब काम मुन्शीराम जी के ही सिर पर आपड़ा | भयडार लूटने 
4 के दावे के लिये प्रमाण क्या पेश क्रिया जाता ? अत्याचारों से 
| पीड़ित प्रजा ने स्वय आकर छिपे तौर परः चोरी के माल का | 
पता देना शुरू किया । मुशीराम जी ने कमिश्नर से तलाशी के | 
वारणट मांगे | इस पर कमिश्नर ने मियां शिवसिह से कहा कि | 

| यदि वारंट पर चोरी का माल कहीं से हाथ न अया, तो उनको 
जेल की हवा खानी पड़ेगी | सुन्शीराम जी ने यह सब ज़िम्मेवारी | 
अपने ऊपर ले ली और एक लिखित प्राभेनापत्र भी कमिश्नर के 
सामने पेश कर दिया। साथ में कुछ गुप्त प्रमाण भी उस के... 
सामने रख दिये | कमिश्नर ने सरिशतेदार का भी रास्ता न देखा 
| और युन्शीराम जी से ही arcaz लिखबा कर जारी कर दिये। 

` सवेरे १० बजे पुलिस वारंट लेकर तलाशी के लिये गई और 


—&- = 


4 


ae साशा 


वकालत की अन्तिम परीक्षा और उसका अनुभव १२३ 


६ बजे तक राजा साहब के नौकर-चाकरों और विश्वासपात्र 
लोगों के घरों में से चोरी का माल बरामद करके ले आई | सब 
ने यही बयान दिया कि राजा ने वह सामान उन को कुछ दिन 
के लिये रखने को दिया था । इस का परिणाम यह हुआ कि 
एक लाख रुपये के दावे में 2० हजार की मुफ़्त में बांटी जाने 
वाली दवाइयों की कीमत काट कर ६० हज़ार की डिगरी होगई। 


 बेरिस्टर रेगिटन राजा से रोज़ की एक हज़ार फीस लेते थे और 


एक सौ भोजन का खर्च लेते थे । पिछले सात दिनों में लाहौर 
जाने का बहाना बना कर सोलह सौ प्रति दिन लेते रहे | राजा 
साहब को इतना GAA पर भी Hea खानी पड़ी | वकालत के 
पेशे में मुन्शीराम जी की यह एक असाधारण विजय थी। इस 
से उनकी ख्याति भी aa हुई और वकालत का पेशा भी RA 
चमक उठा । फ़ैसला होते ही मुन्शीराम जी लौटना चाहते थे, 


` पर मियां शिवसिंह और उन के सम्बन्धियों के आग्रह पर रुपया 


लेने, गिनबाने श्रौर खोटे रुपये बदलवाने तक का सब काम 
भी उन को ही करना पड़ा और कुछ अधिक दिन के सुकेत में 


रुकना पड़ा | 


ae ८ ह 8 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Se 


| | 


| 
i 
| 
| 
| 
{ 
| 
| 


. ` दुसरा भाग 


| 
| ग. 
| 


ee 
° 


सावेजनिक जीवन का उपक्रम 


| 
| 
| 
१. धार्मिक उत्साह का प्रारम्भ, २. बिरादरी से खारिज किये | 
जाने की धमकी, ३. धसे-प्रचार का विस्तार, ४. जालन्धर | 
आर्यसमाज का पहला उत्सब, k. पं० दीनदयालु जी । 
से मुठभेड़, ६. बम्बई की पहली यात्रा, ७. पहले | 
पुत्र का जन्म, ८. जालन्धर-समाज का दूसरा | 
उत्सव, ६. सत्य-प्रेम और धर्म-निष्ठा, | 
१०. इन दिनों का «यक्तिगत जीवन, | 
११. धर्म-प्रचार की धुन और जाल- | 

न्धर-समाज का तीसरा उत्सव, 

१२. दो-तीन दुःसह वियोग 


CH ae en i डी In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, , Haridwar Ca r 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१, धामिक उत्साह का प्रारम्भ 
चेत्र मास सम्वत्‌ १६४३ में श्री सुन्शीराम जी रोग-शय्या 
पर पड़े हुए पिता जी से मिलने के लिये तलवन गये हुए थे। 
वहां से जालन्धर आते ही आर्य भाइयों ने आ घेरा | उन से 
मालूम हुआ कि अमृतसर का परिडत श्यामदास वहां आया हुआ 
है, जिस ने आर्यसमाज को शास्त्राथ के लिये वारबार ललकार 
कर ऐसा नीचा दिखाया दै कि आफ़त ढा दी दे | नियोग आदि 


विषयों को लेकर ऐसी अश्दील भाषा में सवेसाधारण को भड- | jl 4 


१२० स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


लिखा | कुछ लिखा-पढ़ी के बाद qea श्यामदास “ager 
ओर अवतारवाद के HUSA” पर शास्त्रार्थ करने के लिये तय्यार 


हुए। शास्रार्थ का दिन भी नियत हो गया। मुन्शीराम जी ने 


अपने ही यहां मुन्शीगिरी करने वाले काशीराम को लाहौर 
आयेसमाज के प्रधान श्री साइदास जी के नाम पत्र देकर शास्त्रार्थ 
के लिये परिडत लाने को लाहौर भेजा । वहां से कोई पणिडत 
तो न मिला, किन्तु यहां तक कहा गया कि “छोटे-छोटे mÀ 
समाजों को बिना हमारी आज्ञा के mend नहीं रच लेना 
चाहिये | "``" "यदि साहस नहीं था तो शास्त्रा थ की डींग ही 


क्यों सारी थी ?? काशीराम लाहौर से निराश होकर अमृतसर * 


आया । पणिडत धर्मचन्द्र जी काश्मीरी उस समय अमृतसर 
आर्यसमाज के प्रधान थे । उन्होंने लाजपत नाम के जिस 
ब्राह्मण युवक को छात्रवृत्ति देकर पढ़ाया था, उसको ही काशी- 
शाम के साथ कर दिया । ललांजपत अच्छे वक्ता तो न थे, पर 
संस्कृत बोल लेते थे। उन की सहायता से शाश्चार्थ की तय्यारी 
की गई और रात को शाख्रा का मोर्चा भी लिया गया | 
संस्कृत में ही शाखायै करने की शर्त थी । पर, श्यामदास जनता 
पर प्रभाव डालने के लिए हिन्दी में बोलने लगे बस, तब 
क्या था ? मुन्शीराम जी उठ खड़े हुए और wt स्वयं ही 
wert करने | tsa का झाग्रह था कि लाजपत ही को 
शास्त्राथे करना चाहिए, पर मुन्शीराम जी का एक ही जवाब 


a Ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


धार्मिक उत्साह का प्रारम्भ १२६ 


था कि जब परिडत जी ने स्वयं ही शास्त्रार्थ की शते का पालन 
नहीं किया, तो उनको कोई अधिकार नहीं कि दूसरे पक्ष को शते- 
पालन के लिये बाधित करें। शास्त्रार्थ का परिणाम श्राये- 
समाज के लिये बहुत शुभ हुआ | दूसरे दिन से समाज-मन्दिर 
में श्यामलाल के व्याख्यानों का खण्डन होने लगा, जिन में 
इतनी भीड़ होने लगी, जितनी पहिले कभी न हुई थी । जाल- 
न्थर में इस प्रकार का यह पहला ही शास्त्राथे था | श्रन्य , 
| ' मताबलम्बियों के साथ होने बाले जालन्धर-आर्यसमाज के 

संघर्ष का इस शास्त्रार्थ से ही सूवपात हुआ था। इसलिये भी 

इस का विशेष महत्व था । इस से श्रायैसमाज को बहुत लाभ 
| हुआ । पहिला प्रत्यक्त लाभ तो यह था कि तीस-पैतीस नये 
| सभासद मिल गए, दूसरा यह कि जालन्धर के आये पुरुषों ने 

परमुखापेत्ती न रहकर बहुत प्रारम्भ में ही म्वावलम्वन का पाठ 

पढ़ लिया । श्रभी तक पञ्जाब में प्रतिनिधि-सभा की स्थापना 

न हुई थी | लाहौर के सिवा किसी और समाज को शास्त्राथे 
] ' करने का अधिकार न था | लाहौर के बाहर का कोई भी 
गृहस्थ शास्त्रा तो क्या धर्मप्रचार तक करने का साहस नहीं 
: | करता था। ऐसी हालत में गांवों का तो कहना ही क्या, बड़े- 
‘i ' बड़ेनगरोंतक में आयेसमाज का सन्देश पहुँचना कठिन था | 
mari के लिए अबतक आयेसमाज की ओर से ब्राह्मण- 
| पणिडत ही खड़े हुआ करते थे | संस्कृत तो क्या, हिन्दी 


57-72 50 | 


| 
| 
| 
| 
i 
i 
| 
i. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Et -——- - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३० ` स्वामीश्रद्धानन्द्‌ 


ट 


ट्रका 


का भी अच्छा अभ्यास करना सर्वसाधारण शर्य पुरुषों ने 
शुरू नहीं किया था । इस सारी प्रथा को बदलने का श्रय इस 
Mat के कारण जालन्धर-ञ्ायेसमाज को ही मिला | 
जालन्धर-श्रयैसमाज ने HT पेरों पर खड़ा होने की शिक्ता 
| ग्रहण की ओर दूसरे समाजों के सामने भी इस सम्बन्ध में एक 
हे उदाहरण उपस्थित किया । 
ब इस शास्त्राथे से आर्यसमाज को मिलने वाले सामुदायिक लाभ 
. | की अपेक्षा मुन्शीराम जी को जो व्यक्तिगत लाभ मिला, वह भी ` 
कुछ कम नहीं था | लाहोर के 'ग्राये-नेताःश्रो की बौछार और उनमें 
से हुई निराशा से मुन्शीरामजी ने यह दृढ़ संकल्प किया कि भविष्य 
में अपनी सहायता के लिये किसी दूसरे पर निर नहीं रहेंगे | 
इस संकल्प की पूति के लिये ही वैदिक प्रन्थों क स्वाध्याय के 
लिये उन में अधिक रुचि पैदा हुई । ज्येष्ठ सम्बत्‌ १६४३ के 
प्रारम्भ से ही उन्होंने मूल वेदों की पुनरावृत्ति शुरू कर दी | 
प्रातः-सायं दोनों समय हवन के बाद कम से कभ वीस वेदमन्तों 
के स्वाध्याय और अनुशीलन का नियम बना लिया! साथ में 
वेदभाष्य देखने का भी नियम किया site seq धर्म-सम्बन्धी 
अध्ययन भी शुरू कर दिया | व्याकरण तथा वेदांग आदि फे 
ज्ञान के विना भी मुन्शीराम जी को वेदमन्त्रों का उच्च तथा 
गम्भीर आशय बोध होने लगा और यह अनुभव होने लगा ' 
कि वेदाथे के लिए व्याकरण श्रादि की अपेन्ता मानसिक शुद्धि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= से खारिज किये जाने की धमकी १३१ 


| की ही श्रधिक आवश्यकता है। सम्वत्‌ १६४८ के अन्त तक 
स्वाध्याय का यह क्रम जारी रहा। उस के बाद आयसमाज के 
' घरेलू युद्ध से इस स्वाध्याय में ऐसा विघ्न पड़ा कि उस का टूटा 
हुआ क्रम फिर कभी नियमबद्ध न हो सका | 


| २. बिरादरी से खारिज किये जाने की 
| | धमकी 

प्रत्येक आन्दोलन की पहले उपेत्ता की जाती है और फिर 
| ' उसका विरोध किया जाता है । जालन्धर-आयेसमाज का 
giaa भी पुराण-पन्थियों, विशेष कर त्राह्मण-धर्माभि- 
मानियों, की उपेक्षा की सीमा पार कर, विरोध की सीमा पर 
पहुंच गया था | जाति-बहिषकार के सिवा उन के पास विरोध 
का कोई शस्त्र भी नहीं था । थापर खल्तियों के दीवानखाने 
में आर्यसमाजियों को जाति-च्युत करने की व्यवस्था देने के 
लिए परिडतों उर्फ़ नामधारी ब्राह्मणों की पंचायत बुलाई गई | 
शहर में बड़ी हलचल मच गई | जिन के लड़के, पोते, दोहते, 
भतीजे आदि श्रयेसमाजी थे, वे उन ब्राह्मण-धर्माभिमानियों 
की सूची बनाने लगे, जिन को काला अक्षर भैंस बराबर भी 
नहीं था और जो गायत्री मन्त्र से भी अनभिज्ञ थे | 
ब्यवस्था देने बालों में किसी के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध था कि 
—— एक सम्बन्धिनी स्त्री से फंसे हुए हैं | 'दूसरे शिरोमणि ओर 


Haridwar F 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Ha 
AELE eS > 


ee nee S 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


१३२ स्वामी भ्रद्धानन्द | 
= | 
लोकमान्य माने जाने बाले भी व्यभिचार-दोप के लिये बद्नाम | 
थे। तीसरे जुएबाज़ थे। देवराज जी ने इन में से हीं एक से 
यज्ञोपवीत लिया था । वे उन के पास मुन्शीराम जी के साथ 
गये और उनसे बोले--'पंडित जी, आप मेरे गुरु हैं| आप | 
पंचायत कीजिये | हमारा प्रश्न यह होगा कि जो इस प्रकार के | 
पापाचार में लिप्त है उलको पहले गधे पर सवार करके देश- 
निकाला दिया जाय, तब हम पनी सफ़ाइ पेश करेंगे ।” 
देचराज जी की धमकी काम STA | पंचायत का समयब्ञ्याया 
तो शिरोमणि जी तो प्रातःकाल ही टिकट कटवा कर अमृतसर 
नल दिये। देवराज जी के गुरु जी हाथ में लोटा ले कान पर 
जनेऊ चढ़ा AAT दस वजे जो जंगल को गये तो शाम तक | 
वापिस नहीं लौट | पंचायत में पांच ब्राह्मण भी न श्ये | 
पंचायत बुलाकर श्रायैसमाजियों को जातिच्युत कराने की | 
आशा पर इस प्रकार तुपारपात होने पर पुराण-पन्थियों ने फिर 
अमृतसर से परिडत श्यामदास को ही बुला भेजा । gadi को 
तिनके का सहारा और क्या मिलता ? परिडत जी भी नयी भेट- 
पूजा की आशा से दौड़े चले श्राये अकस्मात्‌ मुन्शीराम जी 
इस बार भी तलवन गये हुए थे। दो दिन तो परिडत अनाप- 
शनाप वक कर लोगों को भ्रम में डालते रहे । तीसरे दिन 
मुन्शीराम जी जालन्धर ara और परिडत जी के व्याख्यान में 
qal पंडित जी “सत्यार्थःप्रकाश' में से पाराशर के उस श्लोक 


—— =e cas 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 से खारिज किये जाने की धमकी १३३ 


qia पढ़कर लोगों को बताने लगे कि 'दयानन्द ने गाय से 
गधी को अ्रच्छा बताया 27? मुन्शीराम जी ने बीच में ही 
रोक कर सारी इबारत पढ़ने को कहा | पंडित जी के ere 
मटोल करने पर मुन्शीराम जी स्वयं ऐटफ़ामे पर जा खड़े हुए 
आर पंडित जी के हाथ से पुस्तक लेकर सब इबारत स्वयं पढ़े 
दी । साथ में उनको अगले दिन श्रायेसमाज में अपना व्याख्याने 
gaa का निमन्त्रण भी दे दिया | जोश में पंडित जी ने निमन्त्रण 
| र करते हुए कह दिया कि “में अवश्य आउंगा |” दूसरे 
| दिन टालने पर भी लोग पंडित जी को समाज में ले ही श्राये। | 
d ` समाज-मन्दिर में ऐसी उपस्थिति पहले कभी देखने में न आई 
थी । अन्दर-बाहर, छृत-सड़क, सब जगह आदमी ही आदमी 
| बीस मिनट तक आयेसमाजके सिद्धान्तों की बाते तो 
परिडत जी शांति से सुनते रहे, परन्तु जब पौराणिक सिद्धान्तों 
| का पौराणिक प्रमाणों द्वारा हौ खणडन होने लगा तो 'राधा- 
| कृष्णा की जय! का नारा लगा कर पंडित जी उठ खड़े हुए 
आर 'कथापि खलु पापानाम्‌' का अनुसरण करते हुए वहां से 
चल दिये। दो-ढाई सौ आदमी उन के साथ गये होंगे। बाकी 
सब वहां ही जमे रहे | डेढ़ घणटा मुन्शीराम जी का धारा-प्रवाह 
i हुआ । इस सौदे में भी श्रायेसमाज लाभ में ही रहा । 


भाषण हुआ ‘ 
puea नये सभासद मिल गये | जालन्धर के आयेसमा- 


Í 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
का, जिसका क्रूषि दयानन्द ने स्वय ही खण्डन किया है, 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar pee क 


जीवन को भी उन्नत बनाने का यत्न विशेष रूप में किया जाने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३७ स्वामी श्रद्धानन्द 


. जियों में झ्रात्म-विश्वास और धर्मप्रचार की लगन इतनी शधिक 


समा गई कि वे दूने उत्साह के साथ उस में ललग गये | 


३. धर्म-प्रचार का विस्तार 


पिता जी की मृत्यु के बाद घर की सब व्यवस्था कर लेने 
पर सम्बत्‌ १६४३ के दसहरे से पहले ही मुन्शीराम जी 
बकालत की परीक्षा के लिये लाहौर जाने वाले थे, किन्तु जाल- 
न्धर में दसहरे के मेले पर धम-प्रचार के लिये रुकना पड़ा । ' 
यह पहला अवसर था, जब जालन्धर में समाज-मन्दिइ के 
बाहर सावेजनिक्र-रूप में ईसाइयों की बराबरी में आर्यसमाज ने 
OIA खेमा MSEC धमे-प्रचार का प्रबन्ध किया था | मिशन 
स्कूल के हैडमास्टर भक्तराम जी बी० ए० उस समय स्थानीय 
झायेसमाज के उपप्रधान थे, वे अपने हाथों से रामलीला के 
तालाब ( आधुनिक गांधी-मडप ) पर खेमे के खूंटे ठोकने और 
‘SHH का झंडा लगाने का काम कर रहे थे । बड़े-बड़े घरों 
के लड़कों के JAA में इस प्रकार लगने का सर्वसाधारण 
पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ईसाइयों का प्रचार बिलकुल 
फीका पड़ गया | कभी-कभी तो उनके केम्प में चूहे ही डंड पेलते 
थे। आर्यसमाज का खूब प्रचार हुआ | 

इस सावेजनिक प्रचार के साथ-साथ, आर्य सभासदों के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जालन्धर-श्रायेसमाज का पहला उत्सब १३५ 


य्य्य्य्य्य्य्य्यस्य्य्य््यस््च्सय्स्स्न्च््य्च््य्य्स्श्य्य्य्य्स्स्य्य्य् 


लगा | इसी समय पारिवारिक-उपासना का क्रम शुरू किया 
गया | प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को सब भाई किसी सभासद्‌ के 
यहां इकट्टे होते थे । उन पर भी इस प्रार्थना का बहुत प्रभाव 
पड़ता था। इस पारिबारिक प्रार्थना का सवेप्रथम श्रीगणेश 
जालन्धर शार्यसमाज में ही किया गया | इसके श्रलावा “चाटी 
सिस्टम! के नाम से “आटा फंड! और बाद सें, रद्दी फंड' भी सब 
से पहले यहां ही कायस किया गया था । प्रत्येक आये सभासद के 


` घर में एक-एक घड़ा इसलिये रख दिया था कि प्रतिदिन प्रातः- 


काल उस में भ्रार्यसमांज के लिये एक-एक सुट्टी आटा डाला 
जाय । आर्यसमाज का चपरासी मास के अन्त में झाये gA- 
ad के यहां जाता था और जमा की हुई सब रही और 
झाटा ले आता था। उस को बेचकर जमा किये गये धन से 
गर्यसमाज के पुस्तकालय और वाचनालय का GS चलाया 
जाता था । ये सब योजनायै देवराज जी के उपजाऊ दिमाग 
में पैदा होती थीं और axa जी उन को कार्ये-रूप में 
परिणत करने के लिये उनका पुरा साथ दिया करते थे । 


३. जालन्धर-आयंसमाज का पहला उत्सव 


वकालत की पहली परीक्षा से निबट कर मुन्शीराम जी पौष 
१६४३ में जालन्धर आये गौर जालन्धर-आयैसमाज के 
उत्सव की तय्यारियों में लग गये | आयसमाज की जगह 


i तीन-चार दिन आये पुरुष रात को ८--६ बजे भजन गाते 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३६ स्वामी श्रद्धानन्द 


RRR TAA ERE E PATONG IP RR Tee ~~ 


बदल गई थी | मुरलीमल की धर्मशाला छोड़ कर कपूर्थला के 
वकीलखाने के सामने वाली जगह लेली गई थी। इस नये 
मकान का आंगन बहुत खुला था, उसी में शामियाने खड़े किये 
गये और उन को पूरी मेहनत के साथ सजाया गया | यह उत्सव 
कई दृष्टियों से बहुत महत्वप्रा हुआ । नगर-निवासियों पर इस 
का प्रभाव भी खूब पड़ा । नगर-कीतेन बहुत प्रभावशाली हुआ 
ओर प्रतिदिन प्रातःकाल आये पुरुषों की हरिकीर्तन-करती हुई 
निकलने वाली मंडली का भी ear प्रभाव पड़ता था । बाहर 
से आये हुए आये पुरुषों के ठहरने का प्रवन्ध . मुन्शीराम जी के 
मकान पर किया गया था | यह मकान था शहर के एक ओर 
आर उत्सव का आयोजन था ठीक उस से दूसरी ओर । इस- 
लिये र्य पुरुषों को शहर के बीच में से होकर जाना पड़ता था 
आर वे नगरकीतन करते हुए ही श्राया-जाया करते थे। जालन्धर 
की धर्म-सभा ने भी बीस ही दिन पूर्व जन्म लेकर भी अपना उत्सव 
इन दिनों में ही रख दिया था | उसकी प्रतिद्वन्द्विता और विरोध 
ने श्रायेसमाज के उत्साह की अग्नि में घी डालने का काम 
किया । इस उत्सब की सफलता से आर्यसमाज की जड़े सुदृढ़ 
हो गई। आये भाई और भी अधिक उत्साह से श्रायसमाज के 
कार्यों में भाग लेने wt) अन्तरंग सभा के अधिवेशन siz 
पारिवारिक-उपासना अधिक नियम से होने लगे । प्रति सप्ताह 


हुए बाज़ारों में से निकलने लगे। शाम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"000000 


जाह्नन्धर-श्रायसमाज का पहला उत्सव १३७ 


गाम को प्रति दिन समाज- 
मन्दिर में. इकट्ठें होकर सन्ध्यादि नित्य कमे करने लगे sing 
साथ में धर्म-चर्चा भी होती । पारस्परिक शङ्काओं की निवृत्ति 
के साथ-साथ प्रचार के साधनों पर भी विचार होता। सारांश 
यह कि स्थानीय आर्यसमाज में नवजीवन का संचार हो गया 
आर उस के सब कार्य नियमानुसार चलने लगे | 

मुन्शीराम जो को इसी अवसर पर पंडित गुरुदत्त जी के 
सत्संग का लाभ मिला और स्वाध्याय के शुरू किये हुए अभ्यास 
पर उन का बहुत अधिक विश्वास हो गया | उन्त पर पंडित जी 
के इस कथन का बहुत प्रभाव पड़ा कि aia दयानन्द के ग्रन्थों 
को जितनी बार पढ़ा जाय उन में से नित्य नये-नये भाव 
विदित होते हैं । उत्सव के बाद से ही मुन्शीराम जो स्वाध्याय 
में और अधिक दत्तचित्त होकर लग गये | 

ae उत्सव से स्थानीय आये पुरुषों में जो तत्परता पैदा हुई, 
उससे एक वड़ा लाभ यह भी हुआ कि स० १२४४ के शुरू में ही 
श्रायसमाज को उस जगह का थोड़ा सा हिस्सा मिल गया, जिस 
पर कि इस समय विशाल आयेमन्दिए बना हुआ है। उन 
पौराशिकों के विरोध से | छुट्टी मिली, जो मकान-मालिकों को 
आथसमाज से मकान खाली करवा लेने के लिये सदा ही 
भड़काया करते थे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२८ 


स्वामी श्रद्धानन्द 


५. परिडत दीनदयालु जी से मुठभेड़ 


सम्बत्‌ १६४३ के मार्गशीर्ष, दिसम्बर सन १८८६, में 
उत्तीण होने के पूरे निश्चय के साथ बकालत की परीक्षा देने पृश 
भी लारपेर्ट साइब की श्रन्धेरशाही के कारणा परीक्षा-परिणास 
के निकले ही बिना हिसार के लाला चूड़ासणि के सिवा सब हो 
को अनुत्तीया कर दिये जाने से सुन्शीराम जी की रुचि कानून से 
a गई थी और उसका स्थान धर्म-प्रचार की धुन ने ले लिया 
चा । उधर सत्य-व्यवहार के कारण क़ानून से होने वाली आमदनी 
भी पांच सौ से घट कर डेढ़ मौ रह गई थी | इन दोनों कारणों 
से SE बहुत उदास होगया और कुछ निराशा भी पैदा हुई | 
इमीलिये एकान्त-निवास द्वारा कुछ शांति प्राप्त करने a ना 
स सुन्शीराम जी सम्वत्‌ १६४४ के ज्येष्ठ मास में तलवन चले 
गये | वहां कद अधिक दिन नहीं बीते थे कि जालन्धर की 
SES म प० दीनदयालु जी पथारे और उन्होंने श्रायेसमाज 
क पय का खगड़न प्रारम्भ कर दिया | सुन्शीराम जी के 
पास आदमी पत्र लेकर पहुँचा | पत्र को देखते ही वे तलवन से 


द्रि 


१९ बज मकान पर जाजम्धर पहुँच कर अपने मुन्शी 
HA जाना ओर राहों-निवासी लाला TATA 
के वे नोट देखे, निन में पंडित जी के 
जी ने भोजन पोळे 


+ 


TI LE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पंडित दौनद्याल्लु जी से मुठमेड़ १३९, 


किया, पहिले पंडित दीनदयालु जी को ard के लिये पत्र 
लिखा ओर काशीराम को उसकी एक नक्र पर उनके हस्ताक्षर 
ज्ञाने के लिये उनके पास भेजा | सांथ में समाज-मन्दिर में दूसरे 
दिन अपने व्याख्यान का विज्ञापन भी निकलवा दिया ! पंडित 
| जी के दालने पर भी काशीरास पत्र की नक़ल पर उनके हस्ता- 
॥ सर ले द्वी आया | बस, इतने पर ही चारों ओर श्ार्यों की 
| हिम्मत की चर्चा होने लगी। उसी दिन शाम को ठीक साढ़े 
॥ पांच बजे सुन्शीरास जी बहुत से आय भाइयों को साथ ले 
पंडित जी के व्याख्यान में भी गये । पंडित जी दूसरे gas 
सम्बन्ध में अ्रम पेदा करते और उसका मज़ाक उड़ाने में सिद्धहस्त 
थे | उस समय उनकी यह कला एण यौवन पर थी | जिस समय 
, भुन्शीराम जी वहां पहुँचे, उस समय पंडित जी इसी कला का 
दिग्दशेन कराते हुए उसी पल्ल की उपहासात्मक आलोचना कर 
रहे थे, जो मुन्शीराम जी ने उनके पास काशीराम के हाथ 
भेजा था | सनातनधर्म-सभा के प्रधान श्री हरभज़राय जी ने बड़ी 
Rea के साथ खड़े होकर सुन्शीराम जी का स्वागत किया । 
पंडित जी समझे कि कोई सुप्रतिष्ठित सनातनधर्मी आये हैं । लगे 
पत्र की फिर प्रारम्भ से आलोचना करने और अपनी आदत के | 
झनुसार पत्न-लेखक के सम्बन्ध में भ्रम पैदा करने के लिये |. 
हँसी करते हुए लगे कुछ भाग छोड़ कर उसको पढ़ने | मुन्शीरास | 
भला अपने प्रति ऐसा अन्याय कब सहन कर सकते थे! इ 


१४० स्वामी श्रद्धानन्द 


` पंडित जी से कहा कि वीच का भाग भी पढ़ दीजिये, उसको 
क्यों छोड़ रहे हैं ? बस, इतना कहना था कि सभा में खलबली 
मच गई | पंडित जी ने पत्र की आलोचना छोड़ कर एक घयटा 
वैराग्य विषय पर ही पूरा किया | 
व्याख्यान समाप्त होते ही एक आर्य सज्जन ने घोषणा कर दी 
कि कल से समाज-मन्दिर में पडित जी के व्याख्यानां का खयडन 
किया जायगा । जैसे हमारे प्रधान यहां आये हैं वैसे पंडित जी 
को भी वहां पधारने की कृपा करनी चाहिये | सनातनधमियों 
की ओर से इस घोषणा पर आपत्ति की गई, तो श्राया की 
ओर से कहा गया कि “हमने तो केवल सूचना दी है, सुनने की 
हिम्मत न हो तो मत आना |? श्रार्यों की हिम्मत का सिक्का 
सारे शहर पर जम गया | लोगों के मुँह पर एक ही बात थी-- 
“ये आय बड़े जवरदस्त हैं, जो दूसरों के घर पहुँच कर भी उनकी 
ख़बर ले डालते हैं | 
दूसरे दिन आरयसमाज-मन्दिर में सारा शहर टूट पड़ा | 
भीड़ का कुछ ठिकाना न था । कुछ लोग परिडत जी को लिवा 
लाने के लिये उनके निवास-स्थान पर भी गये, पर वे छावनी 
चले गये थे । मुन्शीरामजी ने उस दिन व्याख्यान की समाप्ति 
पर यह सूचना भी दे दी कि यदि कल पंडित जी आये तो उनके 
साथ धार्मिक विषय पर विचार होगा, नहीँ तो एक श्रनोखा 
| व्याख्यान होगा | पंडितजी ने तो शास्त्रा करना स्वीकार नहीं 


~ क R नि मम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पंडित दीनदयालु जी से मुठभेड़ १४९ 


किया, पर श्रायसमाज की ओर से “चाऊ-चाऊ का मुरव्वा? 
विषय पर व्याख्यान देने का विज्ञापन निकल गया ! व्याख्यान 
के इस विचित्र विषय की इतनी अधिक चर्चा हुई कि लोग वडी 
उत्सुकता से व्याख्यान की प्रतीक्षा करने लगे। व्याख्यान के 
समय समाज-मन्दिर की Ha और दीवार तक मनुष्यों स भर 
गई | कहीं तिल रखने को जगह न रही | पंडितजो के बिश्रङ्कल 
व्याख्यानों को इससे बढ़िया और FAT नाम दिया जा सकता 
at? पडित दीनदयालु जी तो व्याख्यान होने से पहिले ही 
जालन्धर से चल दिये। आर्यसमाज इतने लाभ में रहा कि 
उसको तीस नये सभासद मिल mal मुन्शीरामजी को हुए 
व्यक्तिगत लाभ का. अद्भुत वृत्तान्त पाठक पीछे पढ़ ही चुक हैं | 
आयेसमाज की बहादुरी के साथ-साथ मुन्शीरामजी की विद्वत्ता, 
तर्क और वक्टृत्व-शक्ति की भी जालन्धर की जनता पर धाक 
जम गई। 

इसी समय के लगभग अपने परिवार में समाज-सुधार करने 
की ओर सुन्शीरामजी की बिशेष प्रवृत्ति हुई । अपनी घमपत्नी 
को अधिक पढ़ाने और घर से परदे श्रादि की कुरीतियों को 
दूर करने का यत्न शुरू किया | परिणाम यह हुआ कि 
सम्बत्‌ १६४४ की ग्रीष्म ऋतु से मुन्शीराम जी की धमपत्नी न | 
धर्मग्रन्थों को पढ़ना और समझना शुरू कर ट्या । gal वेदः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४२ स्वानी श्रद्धानन्द 


स्वयं पढ़ाना शुरू किया | परदे का कूठा बन्धन भी तोड़ डाला और 
बच्चों को साथ लेकर मुन्शीशासजी के साथ वे घूमने जाने लगीं | 


६, बम्बई की पहिली यात्र 


पंजाब ( जालन्धर ) के सुप्रसिद्ध बेरिस्टर स्वर्गीय रायज़ादा 
अक्तराम युन्शीरामजी के साले थे। वे इसी वषे भाद्रपद के 
मध्य, अगस्त के अन्त, में बेरिस्टरी की परीक्षा के. लिये इंग- 
` लैयड गये थे | उनके साथ कपूरथला के स्वर्गवासी दीवान मथुरा- 
दास जी के पुत्र दौलतरासजी, शी सुकुन्दल्लाल और श्री जगमोहन- 
लाल भी इंगलणड गये थे | मुन्शीरामजी का भक्तराम फे साथ 
sighs सम्बन्ध ही न था, किन्तु कानून की कुछ शिक्षा देने 
से गुरु-शिष्य का भी नाता था। श्रार्यसमाज की दृष्टि से भी 
बहुत गहरा सम्बन्ध था | भक्तरामजी उस समय जालन्धर-समाज 
के अग्रणी-संचालकों में से थे और Bed पर भी उनकी 
अटल श्रद्धा थी । जालन्धर-अरयसमाज की खोर से जब आपको 
विदाई दी गई, तब आपके प्रेमप्रण भाषण से उपस्थित लोगों 
की आंखों से आंसू बह निकले थे। इन सब से भी बड़ा एक _ 
आर सम्बन्ध युन्शीरामजी का भक्तरामजी के साथ था और 
वह था प्रेम का सम्बन्ध | दोनों का आपस में असीम स्नेह था | 
दोनों का एक दूसरे की अपेच्ता शायद ही कोई और अधिक बड़ा 
मित्र हो । अपने ऐसे निकर-सम्बन्धी और अभिन्नहृदय मित्र को 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Er की पहली याता १४३ 
र देने के लिये ही झन्शीरामजी बम्बई गये थे और इसी 
निसित्त से बम्बई की यह पहिली यात्रा हुई थी | नये-नये दृश्यों 
sit घटनाओं से शिक्षा प्राप्त करने से अधिक लाभ इस याल्ला 
से यह हुआ कि बम्बई के शआये-पुरुषों से saa परिचय हो 
गया और कुछ ऐसे लोगों से भी मिलने का अवसर सिला, 
जिन्होंने ऋषि दयानन्द के दशन किये हुए थे । इनमें श्री छबील- 
दास लल्लूभाई, सेवकलाल कृष्णदास और आठ वार सारे 
भूमण्डल की यात्रा किये हुए ७४ वषे के वृद्ध रिटायड जज श्रो 
कसेटजी मान्तिकजी के नाम उल्लेखनीय हैं । बम्बई से लौटने के 
पहिले दिन वहां के आयेसमाज-मन्दिर में सुन्शीरामजी का व्या- 
ख्यान 'इश्वरोपासना? के सम्बन्ध में हुआ । वहां से चलने के लिये 
जब स्टेशन पर पहुँचे तब एक पारसी सज्जन ने श्रापको पुष्पमाला 
पहिनाई और यह कहते हुए कुछ केले भेट किये-- महाशय, 
श्राप कुछ आश्चर्य न करें । में आर्यसमाजी तो नहीं हूं, किन्तु 
स्वामी दयानन्द की 'गोकरुणानिधि' का भक्त हूँ । आयसमाज 
स्वामीजी के जिस उपदेश को भूला हुआ है, उसका में पालन 
कर रहा हैँ ।” साथ में उन्होंने गोरज्ञा-सम्बन्धी लिखे हुए अपने 
za और दूसरे कागज़ भी दिये। सम्भवतः ये सज्जन सुप्रसिद्ध 
गोभक्त श्री जस्सावाला थे | 

बम्बई के सामाजिक जीवन का आप पश विशेष प्रभाव 
पड़ा | परदा-प्रथा न होने से वहां के ख्री-पुरपों का शुद्ध व्यवहार 


` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


का = a aa ala | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


आपको बहुत पसन्द आया | felt का पारसी पहिरावा आपको 
इतना अधिक जँचा कि आप वहां से पारसी ढंग की साड़ियां 
खरीद लाये, और उनके पहिनने का रिवाज भी अपने यहां 
जारी किया | 


७. पहिले पुत्र का जन्म 


बम्बई से लौटने के वाद जालन्धर आकर मुन्शीरामजो कुछ 
अधिक नियम से अपने काम में लग गये | बड़े सवेरे सतत्र 
घुमने की आदत पुरानी थी ही । घूमने से लौटते ही परीज्ञा की 
तय्यारी में लग जाते थे, क्योंकि अभी वकालत की अन्तिम परीत्ता 
arn थी | सम्बत्‌ १६४४ के मार्गशीपे के अन्त में इसी Thar 
के लिये मुन्शीरामजी लाहौर गये थे। २६-२७ नवम्बर को 
लाहार-अआयममाज के उत्सव में सम्मिलित होने की इच्छा से 
कुछ दिन पहिले ही वह लाहोर चल दिये थे | २७ नवम्बर को 
सवेरे Go गुमदत्तजी का उत्सव में पू व्याख्यान हो रहा था, 
MAH वेदमन्त्र' की व्याख्या के बाद क्रूषि दयानन्द के सर्वेत्याग 
का चित्र लोगों के सामने रखते हुए धन के लिये मार्मिक अपील 
| की गई थी। व्याख्यान के समय तो लोगों की आंखों से अश्रुधारा 
बह रही थी और वाद में उनके हाथों से रुपये बरस रहे थे | 
मित्ता मांगने वालों में सुविख्यात भाई निहालसिंहजी दरवाजे 
र खड़ हुए भिक्षा मांग रहे थे । उन्होंने तार का एक लिफ़ाफ़ा 


he à 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लाकर मुन्शीराम को दिया | खोला तो उसमें यह शुभ-सम्वाद 
था कि “आज रविवार २७ नवम्बर सवेरे १० बजे घर में पुत्र 
उत्पन्न हुआ है |” भाईजी ने यह शुभ-समाचार सुनते ही कोली 
SUT करके कहा--'कुछ RANA | मुन्शीरामजी ने जेब में 
से सौ रुपये का नोट निकाल कर उनको दे दिया और उन्होंने 
वहीं से दान की सूचना इन शब्दों में दी--“ईश्वर करे, ' हमारे 
प्रधानों क घर नित्य पुत्र उत्पन्न हुआ करें, जिससे समाज को 
ऐसा ही दान मिला करे |” 


८. जालन्धर आर्यसमाज का दूसरा उत्सव 


मागशीष के अन्तिम दिनों में लाहौर से लौट कर जालेन्धर 
SAGA का दूसरा उत्सव मनाया | समाज की अपनी जगह 
पर यह पहिला उत्सव था । उसको सजाया भी QA गया था | 
धन को भी कुछ कमी नहीं रही थी । पर, लाहौर से उपदेशकों 
के सम्बन्ध में टका-सा जवाब मिला l व्यक्तिगत sae पर 
केवल काली बाबू आये थे | लाहौर से निराश होने का यह 
दूसरा DART था | स्थानीय आये पुरुषों ने हिम्मत न हार कर 
अपने ही भरोसे उत्सव सम्पन्न किया | देवराज जी, भक्तरास - 
जी, काली बाबू और सुन्शीराम जी के व्याख्यान और धर्मोपदेश 
आदि हुए | जालन्धर-आर्यसमाज ने अपने पेरों पर खड़े होने 
की पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली । इस्री समय से मुन्शीराम जीने | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द 


ed 


जालन्धर जिले के गांवों में भी श्याये पुरुषों के साथ जाकर धसे- 
प्रचार का काम शुरू किया, जो कि कुछ वर्षा तक वशाबर जारी 
W | 


६. सत्य-प्रम ओर धन्न-निष्ठा 


४ माघ ( जनवरी १७) को बकालत की परीक्षा के लिये 
फिर लाहौर को प्रस्थान किया । साग में गुरुदासपुर-आर्यसमाज 
का वापिकोत्सब भुगताया | उस समाज की अवस्था पर 
SM को बहुत दुःख हुआ | आपकी पंजिका ( डायरी ) में इस 
सम्बन्ध में लिखा है कि “सायंकाल को गुरुदासपुर-ग्रायसमाज 

- में सम्मिलित होने के लिये वहां पहुँचा | इस समाज की अवस्था 
बहुत शोचनीय है | सब अधिकारी हैं तो धनाढ्य, किन्तु सब 
शराबी, कबाबी ओर शिकारी हैं | इसलिये समाज की सेवा 
करने के स्थान में वे उल्टे हानिकारक हो रहे हें ।? इन शब्दों के 
सम्बन्ध में कुछ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं | इन शब्दों 
में छिपी हुई मुन्शीराम जी की श्रन्तंबंदना स्पष्ट हे । मुन्शीराम 
जी को ार्यसमाज का अंवाधुंध प्रचार अभीष्ट नहीं था । वे 
` आयसमाज के प्रचार के साथ-साथ आये-जीवन को सी उन्नत 
वनःने के दृढ़ अभिलापी धे | जालन्धर में उन्होंने इसके लिये 
कोई भी वात उठा नहीं रखी थी | सिद्धांत के साथ निर्यलता का 
| का कोई समझौता करना वे नहीं जानते थे | इसी- 


SS 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a प्रेम और घमे-निष्ठा 


लिये उन्होंने कई बार आर्थिक हानि भी उठाई और कई बार 
अकारण ही दूसरों को अपना शत्रु भी बना लिया | पर, सत्य-प्रेम 
ओर धमेनिष्ठा से वे कभी विचलित नहीं हुए 

उनको इस दृढ़ता को स्पष्ट करने के लिये फिल्लौर की एक 
घटना को देना आवश्यक है | फ़िल्लौर में आप ने ही बड़े परिश्रम 
से आयंसमाज को स्थापना की थी | वहां के प्रधान और मन्ल्ली 
को मद्य-मांस का व्यसन ger कर वेदिक-धर्म का सच्चा भक्त 
बनाया था | ऊपर लिखे हुए गुरुदासपुरी swansea में से 
Thee के मन्त्री जी के एक वकील-मित्र होलियोंकी छुट्टियों में 
फ़िल्लीर आये | उन्होंने आयेलमाज मन्दिर में ही शराब की बोतल 
उडेलीं | अएने मित्र मन्त्री जी को भी अपने निश्चय से विचलित 
किया | इतना ही नहीं, मन्वी तथा प्रधान के मना करने और 
नाराज़ होकर वहां से चले जाने पर भी वहां ही वेश्या को बुला 
कर मुँह काला क्रिया और उसको बिना कुछ दिये ही रात की. 
गाड़ी से वहां से भाग निकले | वेश्या ने तहसीलदार के यहां 


| में नालिश कर दी | तहसीलदार आबिदहुंसेन सुन्शीराम 
जी के मित्र और बहुत भले आदमी थे । उन्होंने समाज के मन्त्री 


और प्रधान को बदनामी से बचाने के लिये वेश्या को अपने.पास | 
से दस-पांच रुपये देकर नालिश रद्द करवा दी। तीसरे दिन 

सुन्शीराम जी एक मुकदमे की पेरवी के लिये वहां गए तो 
तहसीलदार ने सब हाल सुनाया । मुन्शीराम जी ने उस को 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= = Se 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


oe 


१४८ स्वामी श्रद्धानन्द 


उसकी छुपा के लिये धन्यवाद तो दिया, किन्तु साथ में यह भी 

कहा कि ऐसा करके उन्होंने बड़ा पाप किया है । मुन्शीराम जी 

ने यहां ही बस नहीं की, किन्तु समाज के उस पाप को धोने के 

लिये बहुत बड़ा कृदम उठाया | उसी दिन शाम को एक व्याख्यान | 

में उपस्थित जनता को बेदिक-धर्म का महत्व समभा कर श्रापने 

शन्त में यह घोषणा भी कर दी कि स्थानीय आर्य-अधिकारियों के | 

पतित हो जाने से श्रब फ़िल्लौर में कोई आर्यसमाज नहीं है | wet 

शौर प्रधान ने तो पीछे अपने किये का प्रायश्चित्त fear और _ | 

वे मुन्शीराम जी से बराबर मिलते भी रहे, किन्तु गुरुदासपुर |. 

के वकील उन के ही नहीं, आर्यसमाज के भी विरोधी हो गए | 

ओर पीले पुराण-पन्थियों के महामान्य लीडर भी वन गये | | 

सत्य प्रेम और धमे-निष्ठा के ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे, 

जिन में सिद्धान्त की रन्ता के लिये संस्था और उसके द्वारा होने | 

वाले क्षणिक लाभ को इस प्रकार बलिदान कर दिया | 
गया हो। 

गुरुदासपुर-आयेसमाज के बाद लाहौर जाते हुए अमृतसर 

आर्यसमाज के उत्सव में भी मुन्शीराम जी सम्मिलित हुए | 
परीक्षा के वाद एक सप्ताह लाहौर में और बिताया | इन दिनों 
` में लाहौर आर्यसमाज की ओर से लाहौर में कई व्याख्यान 
दिए | एक व्याख्यान अंग्रेज़ी में भी दिया, जिसका विषय था-- 
“विवाह का धार्मिक, नैतिक और सामाजिक महत्व ।' 


F 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


इन feat का ; जीबन १४६ 


१०, इन दिनों का व्यक्तिगत जीवन 


परीक्षा में सफल होने के बाद ६ फाल्गुन, १८ फरवरी, 
को जालन्धर लौट कर वकालत का काम नियमित रूप से शुरू 
किया । प्रातः शौच से निवट कर घूमने जाने का नियम फिर 
जारी किया | लौट कर स्नान, सन्ध्या, हवन आदि के बाद 
डाक और समाचार-पत्र देखे जाते । मुन्शीराम जी का यह 
पुराना अभ्यास था कि बाहर से आये हुए निकम्मे से निकम्मे 
पत्र का भी उत्तर अवश्य देते थे और मेज़ पर सामने पड़े हुए सब 
कास को समाप्त करके ही उठते थे | आठ बजे से पौने दस बजे 
तक सब मुक़द्दमे तय्यार कर लेते थे | दस-बारह मुकदमे तय्यार 
करने में भी इससे अधिक समय नहीं लगता था | बाद में भोजन 
करके कचहरी चले जाते | कचहरी के बार-रूम में नये शिकार 
को प्रतीक्षा में खाली बठ कर गप्पं लड़ाने की आपकी आदत 
नहीं थी | यदि किसी दिन दो-ढाई बजे ही कास समाप्त होराया 
तो आप उसी समय घर लौट आते थे | फिर छः बजे तक हुक्का 
[a शतरंज चलती | शाम को बग्घी में लम्बी सर को निकल 
जाते अथत्रा कम्पनी बाग में टेनिस के लिये र्क जाते | शाम को 
भोजन के बाद कुल अये भाई घर पर आ जाते | उनके साथ 
नित्य ईश्वर-प्राथना और धर्म-चर्चा होती | रात को दस-ग्यारह 


बजे तक क्रग्वेदादि-भाष्य-भूमिका? श्रादि के साथ-साथ as 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 श्रद्धानन्द | 
स्पेसर के ग्रन्थों का भी स्वाध्याय होता | शतरंज और हुके का 
व्यसन सम्बत्‌ १६४५ तक लगा रहा | बीच-बीच में कई बार sg- 
भव होता रहा कि शतरंज से समय और gH से स्वास्थ्य की हानि 
होती है, किन्तु एक-दो बार छोड़ कर भी दूसरों की संगति से 
ये व्यसत फिर श्रा लगते थे | सम्वत्‌ १६४६ में आत्मा में कुछ 
ऐसी जागृति हुई कि ये दोनों व्यसन भी सदा के लिये छूट' गये | 
गांव से दो मील दूरी पर इन्हीं दिनों में पिता जी से मिली 
हुईं तलवन की भूमि में एकान्त-निवास के लिये मकान बनवाने, 
` बागीचा लगवाने तथा कृषि को उन्नत करने की धुन पेदा हुई | 
फाल्णुन के मध्य में इसी काम के लिये तलवन गये | बहां इस 
काम की स्थिर व्यवस्था करके जालन्धर लौट se । जालन्धर 
में वकीलों और पढ़े-लिखे लोगों को इकट्ठा करके व्याख्यान तथा 
विवाद के अभ्यास के लिये एक वाग्वद्धिनी-सभा की स्थापना की, 
जिस के श्राप ही मन्त्री हुए | पर, यह सभा अधिक fea नहीं 
चली । 

१४ वेशाख १६४५ को श्राप अपने पुत्र के नामकरण-संस्कार 
के लिये तलवन गये । भाई वगैरह तो सुन्शीराम जी के सामने 
कुछ बोलते नहीं थे, किन्तु बड़े चाचा बड़े कट्टर सनातनी और 
स्वभाव के क्रोधी भी थे | उनसे सब डरते थे | भाइयों को डर 
था कि कहीं इस संस्कार में भी वे कोई उपद्रव न खड़ा कर दें। “ 
पर, मुन्शीरास जी ने उनको भी निमन्त्रित किया | उन्होंने आकर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बड़े प्रेम से सब समारोह में भाग लिया । अपने हाथ से बालक 
को कपड़े पहिनाये श्रौर उसका नाम “हरिश्रन्द्र” रखा, यद्यपि 
कुल की पुरानी परम्परा के अनुसार.चूड़ाकरण से पहिले, जो 
तीसरे वष होता है, बालक को fae हुए कपड़े नहीं पहि- 
नाये जाते थे | चाचा जी के इस व्यवद्दार पर सब को बड़ा 
STA हुआ । मुन्शीराम जी को अपनी सचाई आर सरलता से 
पिता जी के समान चाचा जी को प्रभावित हुआ देख कर बड़ी 
प्रसन्नता हुई । 

पुत्र के नामकरणु-संस्कार से लोट कर जालन्धर में २० ज्येष्ठ 
१९४५ ( ३ जून १८८८ ई० ) को आप ने अपने उस विशाल 
बंगले की नींव डाली, जो पीछे श्राये-प्रतिनिधि-सभा पंजाब को 
दे दिया गया था और जिसकी बिक्री से प्राप्त हुए २० हज़ार 
रुपये गुरुकुल के स्थिर कोष में जमा किये गये थे । इस में 
उपासना तथा पुस्तकालय श्रादि के लिये अलग-अलग कमरे 


* रखे गये थे | इस की बुनियाद पड़ने से पहिले ही सामने सड़क 


m=i दूसरी ओर समाज-मन्दिर का कच्चा आंगन घिर चुका था 


आर वहां ही समाज का सत्र काम-काज. होता था | मुन्शीराम . 


जी ससाज-सन्दिर में जाने से पहिले बनते हुए अपने मकान 
का निरीक्षण करते थे | फिर सायंकाल को आर्यसमाज में ही 


सम्ध्या और उसके बाद कुछ लोगों के साथ धमे-चर्चा भी 
होती थी । 


है. ee In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Oo 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


L श्रद्धानन्द 


१५२ 


द 
SERNA ASANARAARRAAAAAAAA AA mano 


| 
| 
भाद्रपद-झआश्चिन का महीना तलवन में बिताया | वहां एक _ 
कन्या-पाठशाला भी खोली, किन्तु योग्य श्रध्यापिका के अभाव 
में वह चल नहीं सकी | अपने कुटुम्ब में बहुत से धार्मिक 
संशोधन किये | अपनी पुरानी बिरादरी के लोगों में ध्म के लिये i 
प्रेम और दान की प्रवृत्ति पैदा की | इस बार गांव से जालन्धर | 
Stet सब नित्यकमे नियमबद्ध होने लगे | समाज के साप्ताहिक | 
अधिवेशन में प्रायः आप का ही उपदेश होता | घर पर भी कई | 
सज्जन आकर आप से सत्याथप्रकाश” आदि पढ़ते और घर्म- 
सम्बन्धी शंकाओं की निवृत्ति करते थे | रात को सोने से पहिले | 
आप के मकान पर आये भाई हरिकीर्तन के लिये भी जमा होते 
थे । इन्हीं दिनों में 'आये-पत्रिकरा! के लिये लेख लिखने भी शुरू 
किये थे | स्वाध्याय का अभ्यास दिन प्रति-दिन बढ़ता चला 
गया | नित्य रात को डेढ़-दो घरटे पश्चिमीय विद्वानों के ग्रन्थों 
का अभ्यास होता और प्रातःकाल डेढ़ घंटा 'सत्यार्थप्रकाश? और 
वेदभाष्य का स्वाध्याय होता | साथ में संस्कृत ज्ञान के लिये लघुः 
कौसुदी की भी पुनरावृत्ति शुरू की | 
इन दिनों और अगले कुछ वर्षों में सुंशीराम जी को Paar 

श्रधिक कायैव्यम रहना पड़ता था, इस का ठीक ठीक पता उन 
की पंजिका से लगता द्वै। पंजिका के २२ फाल्गुन ( ६ माच ) 
सम्वत्‌ १६४४ के पृष्ठ में दजे किया हुआ है कि “कचहरी से 
लौटकर देवराज जी के यहां गया और उन को क्रिग्वेदादि भाष्य- 


ea 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a दिनों का व्यक्तिगत जीवन 


भूमिका? का एक कठिन स्थल समझाया | वहां से लौटते हुए 
एक घंटा समाज-मन्दिर में ठहरा, जहां कि परमात्मा और 
जीवात्मा के स्वरूप और भेद पर दो भाइयों को उपदेश दिया। 
फिर ब्रह्मचारी मुन्श्मिषि को श्राध घटा पढ़ा कर धर्म-सभा के 
उत्सव में गया, वहां व्याख्यान में वेद की महिमा का ही वणन 
था, कोई पन्थाई झगड़ा न था | जालन्धर-आयेसमाज के 
निष्पक्ष भाव का प्रभाव पौराणिकों पर भी पड़ रहा है। घमे- 
सभा-मन्दिर से अपने निवास-स्थान पर गया, जहां मेरी सन्ध्या 
में बुड्ढामल, नूरमहल के बड़े साहूकार, सम्मिलित हुए। यह 
महाशय ऐसे प्रभावित हुए कि चलते हुए पचास रुपया हमारी 
भावी पुत्ली-पाठशाला को दान दे गए | 'सद्यार्थप्रकाश' के 


. स्वाध्याय के पश्चात्‌ में साढ़े नौ बजे सोने की तय्यारी कर रहा 


था कि बुलाए हुए रलाराम अपील-नवीस टांडा से पधारे और 
उन्होंने बसाखीराम साहूकार की बालविधवा Tal से मेरे सम- 
भाने पर विवाह करना स्वीकार किया ।” इस उद्धरण की 
कुछ अस्पष्ट पक्तियां अगले get में स्पष्ट हो जायेंगी | पेजिका से 
ऐसे कुछ और उद्धरण भी दिये जा सकते हैं किन्तु आशय को 
स्पष्ट करने के लिये ऊपर का उद्धरण पर्याप्त दै । इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि मुशीराम जो को घड़ी की सुई पर चलना पड़ता था 
आर वे सारा दिन किसी न किसी परोपकार के काम में ही 
बिताया करते थे । 


EFR CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Ha dw: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= ५2 स्वामी श्रद्धानन्द 


११, धस-प्रचार की धुन और जालन्धर-समाज 


का तीसरां उत्सव 

aada और धर्म-निष्ठा के साथ-साथ मुन्शीरामजी में 
धर्म-प्रचार की धुन भी कुछ ऐसी पैदा हुई कि उन्होंने जालन्धर 
ज़िले के गांवों में ही नहीं, किन्तु आस-पास के ज़िलों में भी 
आर्यसमाज का प्रचार बड़ी तत्परता से शुरू कर दिया। ल्लुधि- 
याना का एक बांका पहलवान चिरंजीलाल उपदेशक के तौर पर 
अकस्मातू्‌ ही मिल गया । उसने इस धर्म-प्रचार में मुन्शीरामजी 
की बहुत सहायता की । वह अधिक पढ़ा-लिखा नहीं था, किन्तु 
„ IEIR का उसको बहुत शोक था और तुकबन्दी सुना कर ही 
वह्‌ लुधियाना में समाज का प्रचार किया करता था । एक दिन 
उसने राहू-केतु आदि का खण्डन किया तो एक त्राह्मण-देवता 
से मुकाबला हो गया । वह अपने aama के | यहां से दान में 
दाल-चावल आदि लाया था। उसी को दिखा कर चिरंजीलाल 
3 उसन कहा--“यदि हिम्मत है तो देवता के इस दान को तो 
लेकरं दिखा |” चिरंजीलाल ने अँगोछे में बधा हुआ सब सामान 
žia समेत उठाया और कन्धे पर रख कर चलता बना । 
बार-बार मांगने ओर धमकाने पर भी वापिस नहीं किया | 
ब्राह्मण ने अदालत की शरण ली और चिरजीलाल को कैद की 
सज्ञा हा गई | उस समय लुधियाना की सेशन-अपील जालन्धर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~~ 


MRR E e pa Se nod TOTO z 


o सुना कर व्याख्यान का विज्ञापन किया करता ओर बहुत-सी 


oe 


Ee मल मिश्र घर्यसमाज के बहुत बड़े विरोधी और भारी शत्रु थे। - 


a यया by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


धसे-प्रचार की धुन और जालन्धर-समाज का तीसरा उत्सव १४५४ 


में ही होती थी | मुन्शीरामजी ने सेशन में अपील की और चिरे- 
Sere, att हो गया। उसके बाद से वह अपके पास ही 
रहने लग गया | चिरंजीव हरिशचन्द्र के नामकरण-संस्कार के 
saat पर चिरंजीलाल तलवन गया था । वहां उसने अपने . 
प्रचार से धूम मचा दी थी। तलबन से जालन्धर लौटते हुए 
रास्ते में सुन्शीरामजी ने चिरंजीलाल की सहायता से नकोदर 
में प्रचार किया | चिरंजीलाल बाज़ार में जाकर अपनी लुकबन्दी 


भीड़ को श्रपने साथ इकट्ठा भी कर लाता था | 
सम्वत्‌ १६४४ की ग्रीषप-्तु से ayer पर भी श्राय 

पुरुषों ने धावे बोलने शुरू कर दिये थे। सव से पहिला घावा 
मुन्शीरामजी ने जून मास में बोला था | चिरंजीलाल भी साथ 
गया था और देवराज जी भी व्याख्यान के समय जा पहुंचे थे | 
चिरजीलाल ने बाज़ार में घूम कर व्याख्यान का विज्ञापन किया, 
देवराज जी ने सभा में व्याख्यान दिया और मुन्शीराम जी ने 
मूर्तिपूजा के सम्बन्ध में मास्टर पोरहोमल के साथ May 
किया | कपूर्थला के उस समय के एकाउयटेयट-जनरल श्री अहरू- 


उनको. श्रायसमाज से इतनी चिढ़ थी कि उनके मकान पर 
समाज के व्याख्यान का विज्ञापन लगाने जाने वाले को वे 
पिटवाते थे और यदि कोई Sha बचा कर विज्ञापन लगा आता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५२52५ 


य. >. ° = bo eee ef eet Se, SY ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= श्रद्धानन्द्‌ 


तो सारी दीवार को पानी से घुलवाते थे । ७ श्रावण (२ श्रगस्त) 
को मुन्शीराम जी एक आर्य भाई की माता के दाह-संस्कार 
के लिये फिर कपूर्थला गये sa समय भी धर्म-प्रचार खूब 
हुआ । दाहू-संस्कार की वैदिक-पद्धति का लोगों पर इतना अधिक 
प्रभाव पड़ा कि बहुत से लोग आर्यसमाज के सभासद्‌ हो गये | 
मिश्र अछरूसल के लिये यह सहन करना सम्भव नहीं था | पर, 
वे करते भी क्या ? मौत का मामला था | इस पर भी इतना तो 


कहला ही भेजा कि--“इस वार तो मौत के कारण छोड़ दिया, | 


फिर झओगे तो केद करा दूँगा |” सुन्शीरामजी भला इस 
गीदड़भभकी से कब डरने वाले थे ? उन्होंने कपूर्थला जाकर वहां 


अचार करना अपना लक्ष्य बना लिया । इसके बाद कई बार 


र करयला जाना हुआ, किन्तु मिश्र sapere की धमकी कभी 
काय सें परिणत नहीं हुई | 
लाहोर आयेसमाज के वार्षिकोत्सव से नया उत्साह, नयी 
स्कृति और भावनाएं लेकर जालन्धर के SA-ga sie 
लौटते और अपने समाज के उत्सव की त्य्यारियों में लगा करते 
थे | लाहौर-आरयेसमाज के बारह उत्सव में जालन्धर से आर्य 
उरुष अच्छी संख्या में सम्मिलित होने गये थे | जालन्धर रेलवे 


स्टेशन के तीसरे दरजे के मुसाफ़िरखाने से उन्होंने जो प्रचार 


शुरू किया, वह लाहौर के रास्ते में गाड़ी में ही नहीं किन्तु 
लाहौर के बाजारों में भी जारी रहा । जालन्धरियों 


 €C-0.n Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- 


i, a ES 


र 


Ht Cue sens Foundation Gene ET | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


ड = 


धमे-प्रचार की धुन और जालन्धर-समाज का तीसरा उत्सव १५७ 


_की टोली मुन्शीराम जी और देवराज जी के नेतृत्व में 


लाहौर में भो उतारे के स्थान से समाज-मन्दिर तक बाजारा में 
से भजन गाते हुए ही जाया करती थी | लाहौर के इस उत्सव 
से लौट कर तीन दिन मुन्शीरामजी ने तलवन में बिताये। वहां 
क जालन्धर श्राकर स्थानीय आयेसमाज के तीसरे उत्सव की 
तय्यारी में लग गये । मुंशीरामजी के धनेप्रचार की धुन इस 
समय पूरे यौवन पर थी | 'आर्य-प्रचारक' शब्द्‌ उन पर पूरी तरह 
चरितार्थं होता था | स्वयंसेवक के रूप में वे अहोरात्र धर्म-प्रचार 
में ही लगे रहते थे । इस वष उत्सव की तय्यारियां खूब लग कर 
की गई | आयपथिक पडित लेखरामजी के सहयोग से झुंशीराम - 
जी ने कई सप्ताह पहिले से ही प्रचार का कार्य विशेष रूप में 
शुरू कर दिया था । शहर और उसके आस-पास में व्याख्यानों 
की धूमं मच गई थी | आये-पुरुष बड़े सवेरे ही इकतारा लेकर 
निकलते थे और वैराग्य, श्रद्धा, भक्ति तथा स्तुति के भजनों के 
गान ऐसी अलाप के साथ गाते थे कि मुहल्ले के सोये हुए लोग 
भी बिस्तरे पर से उठ बैठते और बड़े प्रेम के साथ उनका गाना 
सुनते थे | ब्राह्ममहूत्ते का यह प्रचार इतना MEI ओर प्रभाव- 
शाली होता था कि ब्राह्मसमाज के कुछ नेता भी उसमें बंडे 
प्रेम से सम्मिलित होते थे | बूढ़ी feat कहती थीं--बड़े भले 
फ़कीर हैं । केवल भजन गाते हैं, मांगते कुछ नहीं! दूसरी 
कहती--'ऐ भाई सैर ले जा ।” इस प्रचार के साथ-साथ. उत्सव 


* CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
7 pes ane PECETA oa 


Se SENN . Cat > te a ह त Ns 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का निमन्त्रण भी लोगों को दिया जाता । कई बार भिक्षा भी 
इकट्ठी की जाती थी । उसमें पैसे, ga तथा चबन्नी के साथ- 
साथ मिलने वाला अनाज भी लिया जाता | एक बार इसी 
प्रकार एक सवेरे की भित्ता से इकट्ठे हुए १०) से कुछ अधिक 
मुन्शीराम जी ने समाज के उत्सव फे चन्दे में दिया था। 
उत्सब से पहिले ऐसे प्रचार का क्रम इसी वर्ष शुरू हुआ था, 
जो कि इसके बाद कई वर्षो तक बराबर जारी रहा । पर, धभ 
काये में विघ्न डालने वालों ने गले में ढोलक लटका कर इस, 
प्रचार का जब स्वांग रचना शुरू किया, तब संधष को टालने 
के लिये आर्यसमाज ने इसको बन्द कर दिया | 
जालन्धर-श्रायैसमाज का यह तीसरा उत्सव कई Teal से 
AA हुआ | उस महत्व की विस्तृत कथा का सम्बन्ध 


जालन्धर-आयेसमाज के इतिहास के साथ है । यहां इतना ही 
लिखना अभीष्ट दै कि यह उत्सव सुन्शीराम जी के व्यक्तित्व की 
अवे विजय थी । इससे पहिला उत्सव जालन्धर के आये पुरुषों 
ने अपने ही भरोसे किया था और अपने ही भरोसे उन्होंने 
जालन्धर तथा आस-पास में धर्म-प्रचार का कार्य शुरू किया 
था | इसी का यह परिणाम समभना चाहिये कि लाहौर से 


स्वनामधन्य स्वर्गीय पंडित गुरुदत्त जी स्वामियों तथा अन्य 
| आयय पुरुषों की एक बड़ी संख्या के साथ इस उत्सव में सम्मि- 
| लित होने के लिये जालन्धर पधारे थे | स्वर्गीय साइंदास जी ' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


‘ees 
| 


धर्म-प्रचार की घुन और जालन्धर-समाज का तीसरा उत्सव १५६ 


शप्रौर हंसराज जी भी साथ में श्ये थे। उत्सब का जालन्धर की 
जनता पर ऐसा श्रसाधारण प्रभाव पड़ा कि उसकी कायापलट 
होगई | उत्सव की एक सभा में पौराणिक पंडित भी पधारे और 
उन्होंने बाल-विवाह के विरोध में भाषण तक दिये । आयसमाज 
के पंडितों की fear और योग्यता की भी जनता पर धाक जम 
गई | पंडित गुरुदत्त जी के व्याख्यानां का इतना प्रभाव पड़ा कि 
देवराज जी के पिता राय शालिग्राम जी सरीखे कट्टर भी वाल- 
विधवाओं के विवाह के पत्त में होगये और वज्ञीर कर्भेसिंह 
सरीखे कट्टर मृतिपूजक ने मूति-पूजा तक को तिलांजलि दे दी | 
santa के प्रभाव के साथ-साथ सभासदों की भी संख्या 
बढ़ी | नकोदर के जन साधु इज्य सुन्क्रिपि जी ने इसी उत्सव 
पर १३ पौष को आर्यसमाज में प्रवेश किया, जिनका नाम 


. ब्रह्मचारी HA रखा गया | 


` मुन्शीराम जी भी इस उत्सव से बहुत लाभ में रहे। उन 
के दो बड़े भाई और कई अन्य सम्बन्धी भी इसी उत्सव से 
प्रभावित होकर ्रायेसमाज के सदस्य हुए, जिस से उनके लिये 
घमे-प्रचार का मागे निष्कण्टक सा हो गया | घर बालों की 
ओर से पेदा होने बाली कठिनाइयां दूर हो गई । मुंशीशम जी 
ने लिखा दै--“यह वार्पिकोत्सव मेरे लिये अनगिनत आशीवाद 
की वर्षा कर के समाप्त हुआ |” इसी उत्सव से मुन्शीराम जी ने 
उपन्यासों का पढ़ना भी सदा के लिये बन्द कर दिया | 


= १३१३११ शिका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


स्वर्गीय मनस्वी पंडित गुरुदत्त जी के साथ घनिष्ठता होने का 
जो लाभ मुन्शीराउ जी को इस उत्सव से मिला, वह सब से 
बड़ा लाभ था | मुन्शीराम जी की पंजिका में लिखा हुआ है fe 
“पंडित गुरुदत्त के सत्संग से इस बार मुझे बड़ा लाभ हुआ। 
जहाँ मेंने एक अपूर्व नया मित्र बनाकर धर्सप्रचार में रया उत्साह 
प्राप्त किया, वहां पंडित गुरुदत्त के मेरे विषय में बहुत से सन्देह 
दूर हो गये और उन को मेरे साथ बहुत प्रीति हो गई । पंडित 
गुरुदत्त को न जाने किसने यह विश्वास दिलाया था कि 
जालन्धर वालों की मेरे कारण ब्राह्मो स्पिरिट है | शायद : 
उन को aa विश्वास इसलिये हुआ हो कि हम जालन्धरियों का 
व्यक्तिगत प्रम कुछ त्राह्मममाजी भाइयों के साथ था और वे 
हमारे उत्सवों के संकीतैन में सम्मिलित हुआ करते थे | पंडित 
गुरुदत्त ने अपनी भूल मान कर जो दो शब्द कहे थे, उन्होंने 
हम दोनों को हमेशा के लिये एक ग्रन्थी में बांध दिया । परिडत 
जी ने कहा था कि “यदि में यहां न घ्राता तो शायद हमेशा के 
लिये एक सहकारी को खो बैठता |? इस उत्सव के लिए 
Yo गुरुदत्त जी जितने दिन जालन्धर में रहे, मुन्शीराम जी के 
साथ ही रहे । अनेक व्यक्तिगत और सावजनिक विषयों पर 
दोनों में खूब विचार-विनिमय होता रहा | 

उत्सव के बाद कुछ दिन सुस्ता कर सुशीराम जी फिर ad- 
प्रचार के काये में लग गये । उत्सव पर जिस जन-साधु ब्रह्म- 


= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
- 2५05 EA £ hi i 


F ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— की धुन और जालन्धर-समाज का तीसरा उत्सव १६१ 


| 

| चारी आपि ने आर्यसमाज में प्रवेश किया था उसको आर्यसमाज 

के सिद्धान्तों से अवगत कराने और अन्य आर्य पुरुषों को 

सन्ध्या की बिधि बरा वताने में भी मुशीरामजी का कुछ समय 
| प्रतिदिन लगने लगा | 

_ के कार्य में इन दिनों में और श्रधिक उत्साह 

से लगने का एक श्राकस्सिक कारण भी उपस्थित हो ग्या | 

श्री देवराज जी के पिता राय शालिग्राम जी कुछ उन्नत विचारों 

के होते हुए भी पौराणिक साथियों के उल्लहने सहन नहीं कर 

सकते थे | उन्होंने देवराज जी को लिखा कि यदि वे इसी प्रकार 

SAGAS के काम में लगे रहना चाहते हैं तो बर्मा आदि 

की ओर चले जांय, जालन्धर रह कर अपने पिता को मित्रों 

| के उलहने सुनने का अवसर न दें। देवराज जी ने नैतिक चल 

ओर सत्साहस का परिचय दिया | घर की सब व्यवस्था और + 

अपने fage सव कामकाज का हिसाब ठीक करके डेढ़ सो 

रुपया लेकर वे बर्मा जाने के लिये कलकत्ता चल दिये | पिताजी 

| सममते थे कि धमकी काम कर जायगी श्र पुत्र समाज के 

काम से हाथ खींच लेगा। पर, जब देखा क्रि पुत्र ही हाथ से 

निकला जा रहा है, तब एक आदमी को मनाने ओर उनको 

| वापिस लाने के लिये कलकत्ता भेजा | इस घटना का परिणाम 

| देवराज जी के लिये बहुत शुभ हुआ । पिताजी समभ गये कि 

| पुत्र दबने और सत्य के लिये उनकी भी परवा करने वाला नहीं | 


— In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ia i r eee ee eee ह लक 


ज ५८८६” w,w,छळ ळा RR, ससस 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


फलतः उनका मागे निष्कण्टक हो गया ओर उनमें श्वद॒म्य 
= का संचार हुआ । साथ ही पिताजी की दृष्टि में उनका 
गौरव भी बहुत बढ़ गया। देवराज जी की इस शआकस्मिक 
अनुपस्थिति ने मुन्शीराम जी को दुगुने उत्साह के साथ, काम 
करने के लिये प्रेरित किया | लोग उनकी श्रनुपस्थिति को अलु- 
भव न करे, इस लिये ava जी . यथासम्भव अधिक समय 
` देकर नगर में समाज के कार्य को पहिले से भी अधिक अच्छे 
रूप में करने लगे | सम्वत्‌ १६४६ में नगर के सूदों के चौक 
में सत्याथेप्रकाश की कथा भी आपने शुरू की | वेदमन्त्रों की 
पञ्जाबी भाषा में सुन्दर व्याख्या सुन कर श्रोता मुग्ध हो 
जाते थे । l 
el दिनों, सम्बत्‌ १६४५ के वशाख मास में, आर्यसमाज 
के स्वर्गीय महोपदेशक पं० पूर्णानन्द जी ने स्वामी रामानन्द | 
जी की प्रेरणा से आर्यसमाज में प्रवेश किया था । लडकपन में 
ही वे अपनी जन्मभूमि सिन्ध देश से निकल पड़े थे और साधु- 
वेश में विद्याध्ययन की इच्छा से उन्होंने सिन्ध से पंजाब होते 
हुए काशी की यात्रा की थी । काशी में उनको म्वामी रामानन्द 
जी के सत्संग का लाभ मिला । वहीं स्वामी रामानन्द जी ने 
साधु टोकमानन्द को स्वामी पूर्णानन्द बनाया और उसकी ˆ 
पढ़ाई का कुछ प्रबन्ध किया | इसी समय स्वामी रामानन्द जी 
के हृदय में उपदेरक-विद्यालय खोलने का बिचार पैदा हुआ | 


Si NNN 
~ 
Am 
A 
a 
522 
x 
sy Q 
4] 
aj 
प 


C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


it oe z mS Ae टकल आ.” 


ऱ्ज, by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| धर्म-प्रचार की धुन और = का तीसरा उत्सव १६३ 


आये और फिर लाहौर गये। स्वामी रामानन्द जी का यह 
पवित्र विचार ही पंजाब के आयेसमाजों में ग्रह-कलह पेदा करने 
का कारण बना | जालन्धर में मुन्शीराम जी से और लाहौर 
में पणिडत गुरुदत्त जी से उनको इस कार्य के लिये विशेष 
प्रोत्साहन मिला | जालन्धर-आर्यसमाज कुछ समय पहिले ही 
से 'उपदेशक-विद्यालय? खोलने की आवश्यकता अनुभव कर 
रहा था और होली के दिनों में आर्यसमाज में ही एक पाठशाला 
खोल भी दी गई थी । ब्रह्मचारी ब्रह्मानन्द तथा ब्रह्मचारी सुनि- 
| — निजी तौर पर मुन्शीराम जी से वेदिक सिद्धान्तों की | 
शिक्षा ग्रहण कर रहे थे । वे ही इस पाठशाला के पहिले विद्यार्थी 
हुए और मुन्शीराम जी पहिले अवेतनिक अध्यापक | यह पाठ- 
शाला कुछ दिन चल कर बन्द हो गई । पर ऐसी ही योजना 
' के लिये आन्दोलनं करने को काशी से स्वामी रामानन्द जी और 
पूर्णानन्द जी के जालन्धर शाने पर 'उपदेशक-विद्यालय? खोलने 
के विचार को विशेष बल मिला । पाठशाला के परीक्षण में 
असफल होकर भी जालन्धर के उत्साही आर्यसमाजी निराश नहीं 
हुए थे। उन्होंने दुआबा-उपदेशक-मणडली” खोलने का विचार 
पक्का कर लिया था । स्वामी रामानन्द जी 'उपदेशक-विद्यालय' 
काशी में खोलना चाहते थे। पर, मुंशीराम जी की सलाह | 
| मान कर उन्होंने लाहौर में उक्त विद्यालय खोलना स्वीकार कर, | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६४ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


जालन्धर को केन्द्र बना कर, उसके लिये घूमना भी शुरू कर 
दिया | अपने उद्योग से उन्होंने मासिक चंदे के रूप में पर्याप्त 
घन sit साधन जुटा लिये, fag इसी समय वे एकाएक इतने 
सख्त बीमार हो गये कि उनके बचने की अशा नहीं रही। 

सुंशीराम जी के चिर-परिचित हकीम शेरअली के औषधोपचार 
से वे अच्छे तो हो गये, किंतु उसके बाद न मालूम कहां गायब 

हो `गये | 

“उपदेशक-विद्याय' तो न खुला, किन्तु आयसमाज को 

श्री पूर्णानन्द॒ जी ala उपदेशक का मिलना भी स्वामी शामा- 

नन्द्‌ के विद्यालय से होने वाले लाभ से कुछ कम लाभ न था । 

स्वामी पूर्णानन्द जी के सम्बन्ध में १७ आषाढ सम्वत्‌ १६४६ 

के 'सद्धमेप्रचारक' में लिखा है कि “स्वामी पूर्णानन्द जी को 

जालन्धर-अ्रयसमाज की ओर से दशनो की शिक्षा प्राप्त करने 

के लिये कपूर्थला भेजा गया |” कपूर्थैज्ञा में पंडित हरिकृष्ण 

जी दशनोंके माने हुए पंडित थे । स्वामी पूर्णानन्द जी उनके ही ' 
पास दशनों का श्रभ्यास करने गये थे आर्यसमाज का रंग उन 

पर चढ़ चुका था। कातिक मास में उन्होंने वहां व्याख्यानो 

का सिलसिला शुरू किया रौर मुन्शीराम जी को भी gar 


भेजा । मुन्शीराम जी को मिश्र अछुरूमल, रियासत के 


एकाडन्टेणट-जनरल, का चैलेज मिला ही हुआ था। उनको 
कपूर्थला जाने की पहले सूचना भेज कर मुन्शीराम जी १७ 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


धर्म-प्रचार की घुन और ज।लन्धर-समाज का तीसरा उत्सव d ६५ 


कातिक को कपूर्थला पहुँच गये | वहां उनकी गिरफ़तारी का 
बारयट तो न निला, किन्तु व्याख्यान में विघ्न डालने डलवाने 
में कुछ भी कमी नहीं रखी गई | व्याख्यान के समय ठीक ऊपर 
से निशाना साध कर उन पर एक ईंट छोड़ी गई, पर वे अकस्मात्‌ 
बच गये | ईंट उन पर न गिर कर ज़ोर से मेज़ पर जा गिरी। 
कपूरथला में मिश्र श्रह्लरूमल के विरुद्ध ग्रायसमाज की भारी 
विजय की यह घटना संकेतमाल्न थी | इसके वाद भी मुन्शीराम 
जी समाज के प्रचार के लिये Be कई वार गये, पर मिश्र 
जी को धमकी ने कभी अपना रंग नहीं दिखाया | 

इन्हीं दिनों में मण्डी के राजा श्री विजयमोहन जी ने 
जालन्धर में आर्यसमाज और सनातनधसे के पंडितों में घासिक 
मन्तव्यो के सम्बन्ध में कुछ ' विचार-विनिमय और शास्त्राथे भी 
Ee । सनातनथम की ओर से पटियाला के प्रसिद्ध राज- 
पंडित श्रीकृष्ण शास्त्री को बुलाया गया था और ग्रायेसमाज की 
ओर से युन्शीराम जी, देवराज जी तथा स्वामी पूर्णानन्द जी 
उपस्थित हुए थे । इसी सिलसिले में पंडित श्रीकृष्ण शास्त्री और 
पंडित आर्यमुनि जी में वेद में साकार । है कि नहीं !' विषय 
पर Wes हुआ, जिसका राजा साहब और नगर-निवासियों 
पर अच्छा प्रभाव पड़ा | शिकारपुर के पंडित प्रीतमदेव 
शर्मा के साथ भी इन दिनों में अच्छी मुठभेड़ हुई | शास्त्रा तो 
नहीं हुआ, किन्तु उसके व्याख्यानों का जो जवाब आर्यसमाज 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


a ओर से दिया गया, उसका प्रभाव सर्वसाधारण पर बहुत 
अच्छा पड़ा | ग्रायेसमाज के सभासदों की संख्या में अच्छी | 
वृद्धि हुई । मुन्शीराम जी ने स्वामी पूर्णानन्द जी को साथ लेकर | 
जालन्धर-छावनी ओर होशियारपुर तक प्रीतम शर्मा का पीछा | 
किया और उसको अपने प्रदेश दुआबा में कहीं पैर नहीं जमाने 
दिया । दुआबा के बाहर अमृतसर, लाहौर, लुधियाना 
आदि समाजों के उत्सवों पर भी मुन्शीराम जी जाते रहे । 
जालन्धर के चारों ओर दुवा प्रदेश के किसी भी शहर या | 
गांव से समाचार आने की ही देर होती कि मुन्शीराम जी 
तुरन्त वहां पहुँच जाते, चाहे पेदल ही चल कर क्यों न जाना 
पड़ता | राहों, नकोदर, नवांशहर, नूरमहल आदि में इन दिलों 
धर्म-प्रचार के निमित्त मुन्शीराम जी के कितने ही चकर लगे | : 
इसी धर्म-प्रचार में एक बार इक्के से ऐसे गिरे कि इक्का उलट कर 
उन पर श्रा पड़ा और माथे पर ऐसी चोट आई कि उसका 
निशान श्ाजीबन बना रहा। 

लाहौर वालों से निराश होकर अपने भरोसे शुरू किये गये 
घर्म-प्रचार का ही यह परिणाम हुआ कि इस वषे जालन्धर- 
TMAH के उत्सब पर “दुआआबा-गुरुदासपुर-उपप्रतिनिधि 
सभा” का संगठन किया गया | मुन्शीराम जी इस सभा के 
प्रधान बनाये गये और श्री रामकृष्ण जी मन्त्री | स्वामी पूर्णानन्द 
जी उपदेशक थे ही | मुन्शीराम जी से पढ़ने बाले ब्रह्मचारी 


। 
स्वामी श्रद्धानन्द 
| 


ee 
-- — > 


\ 


ea by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ssn ~ = = 


ब्रह्मानन्द जी भी इस काम में लग गये । प्रचार का कार्य बड़े 
उत्साह और ज़ोर-शोर से होने लगा | 'दुश्राबा-डपदेशक मयडली? 
इस उपप्रतिनिधि-सभा में ही मिला दी गई | मुन्शीराम जी ने 
दुश्राबा-ुरुदासपुर, विशेषतः जालन्धर के आर्ये पुरुषों में धर्म- 
प्रचार के लिये इस प्रकार स्वावलम्बन तथा आत्मविश्वास की 
जो भावना पैदा की, वह निकट-भविष्य में आर्यसमाज के 
लिये एक बड़ी भारी शक्ति बन गई | इस शक्ति ने आर्यसमाज 
को सब प्रकार के आक्रमण सहन करने के योग्य बना दिया | 


१३. दो-तीन दुःसह वियोग 


स्नेही-सम्वन्धियों की मृत्युं का दुःख मनुष्य के लिये 
अत्यन्त दुःसह है। उस के धेये, साहस आर आत्मविश्वास की 
परीक्षा प्रायः ऐसे ही अवसरों पर हुआ करती है। कभी-कभी 
तो उस के जीबन का समस्त क्रम ही ऐसी घटनाओं से बदल 
जाता है । मुन्शीराम जी के लिये यह ऐसा ही अवसर था | 
देवराज जी के बडे भाई श्री वालकराम जी पर मुन्शीराम जी 
की पल्ली का अपने भाइयों में सब से आधिक प्रेम था । चेसे 
भी वालकराम जी मुन्शीराम जी के आर्यसमाज के नाते एक 


सहकारी ओर अच्छे मिल्न थे । मुन्शीराम जी को उन पर बडा ` 


भरोसा और विश्वास था | qo १६४६ में जालन्धर में BS का 
भयानक आक्रमण हुआ, जिस में श्रावण के अन्त में, १४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दे ६८ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


अगस्त १८८६ इस्वी की रात को, श्री बालकराम जी का देहा- 
वसान हो गया। घर-भर में शोक की काली घटा छा गई | 
मुन्शीराम जी की पत्नी Rash जी को असह्य दुःख हुआ। 
वे सदा उदास रहने लगीं | उनकी उदासी को दूर करने के लिये 
मुन्शीराम जी ने सितम्बर की छुट्टियों में सपरिवार हरिद्वार की 
यात्रा को | वहां कुछ समय बिताने के बाद परिवार को घर 
भेज दिया और स्वयं मेरठ की ओर बहाढुरगढ़ में थानेदारी 
करने वाले भाई से मिलने गए। हरिद्वार में आप. कपूर्थला 
की हवेली में set | - अपने .को स्पष्टतया आर्यसमाजी बताने पर 
भी पण्डे ने आ ही घेरा और बोला--'मुक को तो सेवा करनी 
है, आप चाहे कुछ देना या न देना |” पण्डे की सेवा से 
सन्तुष्ट होकर चलते समय मुन्शीराम जी ने उसको ५ ) इनाम के 
तौर पर दिए और समभे कि सौदा सस्ते में ही पट गया | पर, पडे 
. जी घाटे में रहने वाले नहीं थे वे ५) शिबदेवी जी से भी बसल 
' कर लाए आर अपनी बही सामने रख कर. बोले--“यजमान ! 
आप आर्यसमाजी हैं तो हम भी आप से मूर्तिपूजा करने के लिए 
नहीं कहते, परन्तु यह तो लिख दीजिए कि इस यात्रा में मैंने 
आपकी सेवा की है ।” मुन्शीरामजी ने लिख दिया--“मैं सेर के 
लिए हरिद्वार राया, यदि यहाँ पण्डे और बन्द्र न हों तो स्थान 
बड़ा रमणीय और निवास के योग्य है |” वहां से भाई साहब को 
मिलने जाने की मेरठ की निजी यात्रा में भी धर्म-प्रचार की घुन 


Sage . DS I mace ne मश शट “ - 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


3 दुःसह वियोग १६९ 


नहीं छूटी । जाते हुए मेरठ में धर्मोपदेश दिया और लौटते 
हुए दो व्याख्यान दिए। बहादुरगढ़ में भी २८ और २६ 
भाद्रपद, १३ और १४ सितम्बर, को दो व्याख्यान दिए। उस 
समय के ्रार्यसमाजियों की मनोवृत्ति पर प्रकाश डालने वाली 
एक घटना का यहां उल्लेख करना आवश्यक है । युंशीराम जी 
के उपदेश के बाद अधिवेशन की समाप्ति पर उस समय की प्रथा 
के अनुसार एक वेदमन्त्र का पढ़ा जाना अवश्यक था | 
समाज के पंडित जी किसी कार्यवश उस समय उपस्थित न थे | 
सब एक-दूसरे का मुंह ताकने लगे, तेद एक सज्जन ने कहा-- 
“चन्द्रभानु जी ! आप भी तो ब्राह्मण हैं, आप ही मंत्र बोल 
दीजिये ।' यह्‌ मेरठ के उस आयेसमाज की अवस्था थी, जो कि 
अपने जिले में एक प्रमुख समाज समझा जाता था । मुशीराम 
जी ने पञ्जाब की भजन-कीत्तन की प्रथा को वहां चालू करना 
चाहा, किन्तु ग्राय-युवक हारमोनियम पर हाथ रखते हुए भी 
शरमाते थे। दो-एक दिन की इस यात्रा में हो भी क्या 
सकता था ? 

अभी बालकराम जी की सत्यु का घाव सूखा भी नथा कि. 
४ चेत्र सम्बत्‌ १६४६, १९ माचे १८६० go, को स्वनाम- 
धन्य पंडित गुरुदत्त जी का भी कुछ लम्बी बीमारी के बाद 
देहांत हो गया। पंडित जी मुशीराम जी के स्वाध्याय के पथ- 
प्रदर्शक थे और उनका जीवन उन के लिए दिव्य आत्मिक ज्ञान - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` उन्होंने इस वियोग को बड़ी हिम्मंत के साथ सहन किया और 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७० स्वामी श्रद्धा नन्द्‌ 


उपलब्ध करने का साधन था | आर्यसमाज की गृह्‌-कलह्‌ का 
श्रीगणेश पंडित गुरुदत्तजी के उम आर्यसमाजी विचारों के कारण 
ही हुआ था, किन्तु उनके दल की ओर से उन के रहते हुए | 
ही कलह का सव भार मुंशीराम जी पर sr पड़ा था। इस का | 


प्रधान कारण यह था क्रि दोनों के विचार, वृत्ति और आदश 
बिलकुल एक थे । दोनों स्वामी दयानन्द को fasta मानते 
थे। दोनों की उन में अटल श्रद्धा थो | श्रार्यसमाज के काम 
के लिए दोनों ही पूरे 'मिशनरीः थे | 'समानशील्लव्यसनेयु सख्यम्‌’ 
को सचाई दोनों पर प्री तरह चरिताई होती थी | व्यक्तिगत 
जीवन में ऐसे fizz तथा एकनिष्ठ बन्धु और सार्वजनिक 
जीवन में प्रकाश-स्तम्भ के समान पथ-प्रद्शक नेता की बीमारी 
के समाचार ने मुन्शोराम जी को बहुत विक्त कर दिया था । | 
उन का कुशल्न-समाचार जानने और अषधोपचार को योग्य 
व्यवस्था करने के लिय मुशीराम जी प्रति सप्ताह लाहौर जाया 
करते थे | जालन्वर से हीम शेरश्चली को भी पंडित जी के 
इलाज क जिये संशीरःम जी ने भेजा था । हकीभ की औषधि 
के चमत्कार पर मुग्ध होकर पंडित जी ने जालन्धर शाने की 
TÅ तय्यारी भी कर ली थी, किंतु सहसा फिर बीमार पड़ | 
गये | वख, यही वीमारी उन को इस संसार से उठा ले गई | 
मुशीराम जी के faz पंडित जी का देहांत था तो असह्य, किंतु 


a sens १०००८१० cE NS by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दो-तीन दुःसह वियोग = ७१ 


| पंडित जी के अधूरे मिशन की ofa का काम एरी सचाई के साथ 
i | श्रपने कंधों पर उठा लिया। उन्होंने wa ही लिखा है: 
| “यद्यपि पडित गुरुदत्त जी की बीमारी की चिंता अधिक थी, 
¦ कितु इससे ध्म के कार्यों में शिथिलता नहीं आती थी । इन्हीं 
| दिनों में वेदिक धर्म का सन्देश सर्वसाधारण तक पहुंचाने का 
| aa दृढ़ ब्रत धारण किया था ।” कहना न होगा कि मुंशीराम 
जी ने इस दृढ़ ब्रत को पूरी gar तथा सचाई के साथ निबाहा 
आर इसी रूप में पंडित जी के असह्य वियोग की मर्मान्तक 
वेदना को सहन किया । 
पंडित गुरुदत्त जी. के इस वियोग की वेदना ने धालकराम 
के देहांत से हुए घाव पर नमक लिड़कने का काम किया था, 
| तो साईंदास जी के देहावसान ने मानों उत पर लाल मिच 
लिड़क दीं। ३० ज्येष्ठ सम्वत्‌ १६४७, १३ जून १८६० Fo, 


को वे भी इस संसार से चल दिए! साईंदास जी के पास न 
तो कोई बहुत धन-सम्पत्ति थी और न यूनिवर्सिटी की कोई डिगरी - 
ही । फिर भी आर्यसमाज के वे माने हुए नेता थे। न केवल 

ee किन्तु समस्त पञ्जाव के आये पुरुष उनके अनुभव से 

लाभ उठाया करते थे | उन में Blam, स्चरित्रता और मिलन- ' 
सार स्वभाव आदि ऐसे सद्गुण थे कि उन के कारण वे दूसरों | 
को अपनी ओर सहसा श्राकषित कर लेते थे | आयसमाज में , 
उनकी निष्ठा बहुत गहरी थी । हंसराज जी झर लाजपतराय जी 


| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७२ स्वामी श्रद्धानन्द 


परिडत गुरुदत्त जी और मुन्शीराम जी सरीखों को नास्तिकता 
के गहरे अन्धकारमय गढ़े में से उभार कर आस्तिकता की चोटी 
पर पहुँचाने वाले साईंदास जी ही थे । ऐसे पथ-प्रदशक का उठ 
जाना भी मुन्शीराम जी के लिये कुछ कम दुःखजनक नहीं था | 
ऐसे साथियों को खोकर साधारण मनुष्य का हृद्य टूट जाता 
है, किन्तु मुन्शीराम जी ने इस समय असीम साहस का qR- 
चय दिया | आयेसमाज़ के सव काम की जिम्मेवारी को उन्होंने 
अपने ऊपर उठा लिया और पूर उत्साह के साथ उसको 
निभाया । मुन्शीराम जी की इस कतेव्यपरायण॒ता का ही यह 
स्वाभाविक परिणाम हुआ कि आर्यसमाज में जिस ग्रह-कलह 
का सूत्रपात लाहौर में हुआ था, उसमें जालन्धर के शआ्राय-पुरुषों 
का मुख्य हाथ रहा और जिसको महात्मा-पार्टी ह घास-पार्टी 
कहा गया, उस प्रमुख-दल के नेतृत्व की बागडोर सहज में ही 
मुन्शीराम जी के हाथों में ऐसे चली Sis, जैसे कि परिडत 
गुरुदत्त जी के बाद नेता के अभाव की पूर्ति करने के लिये ही 
3 ह आर्यसमाज में प्रवेश करने के लिये कोई देवी प्रेरणा 
हुई थी। 


॥ ७. ० In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ips Sie = शं Ps `% SS k 
Se SME NPS SF SD ee : मी 


सरीखों को घेर कर ब्राह्मसमाज से श्रार्यसमाज में लाने तथा 


| nmr by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri E 
¢ Í 
| 


दूसरा भाग ! | 


~ II PGS PIES YT 


आर्यसमाज का नेतृत्व | ` 


१. महात्मा मुन्शीराम, २. 'सद्धमै प्रचारक’, ३. हरिद्वार में 
कुम्भ पर प्रचार, ४. स्तरी-शिच्ता की लगन, ९. धमेपत्नी 
का देहान्त. ६. आर्यसमाज में गृहकलह, ७. आये 
पथिक का बलिदान ओर उसका क्षणिक प्रभाव, 
ह ठ प्रतिनिधि-सभा के प्रधान-पद्‌ का 
| दायित्व, &. Fo गोपीनाथ के 
साथ शास्त्राथे और मुकदमा, 
१०. गुरुकुल का स्वप्न ! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aa #3 }» 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१, महात्मा सुन्शीरास 
मुन्शीराम जी के श्रार्यसमाज में प्रवेश करने पर स्वर्गीय 
साइंदास जी ने उनके सम्बन्ध में जो सन्दिग्ध-सी भविष्यवाणी 
की थी, उसको पूरा होते हुए वे नहीं देख सके, तो भी उसका कुछ 
आभास उन्हे मिल गया था। सम्बत्‌ १६४६ के माघ मास में 
जालन्धर में लाहौर-आयेसमाज के सबातनधसे-सभा से पराजित 
होने के सम्बन्ध में नाना तरह के समाचार फेल रहे थे | 
मुन्शीराम जी ने उन पर विश्वास नहीं किया, तो भी आर 
भाइयों ने उनसे आग्रह किया कि वे लाहौर जाकर सब सत्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७६ स्वामी श्रद्धानन्द 


श्राप लाहौर चल दिये और अगले दिन सवेरे लाहौर पहुँच कर 
वहां के आर्य पुरुषों से आग्रह किया कि फेली हुई किम्बदन्तियों के 
Sad होने पर भी उनका खंडन करने के लिये गअ्रायसमाज-मन्दिर 
में कुछ विशेष व्याख्यानों का श्रायोजन किया जाना चाहिये | 
व्याख्यानों की व्यवस्था की गई SNC सनातनधमे-सभा की ओर 
से फेलाई गई गप्पों का खरडन किया गया | दूसरे दिन साईंदास ' 
[ के यहां कुछ स्वामी लोग और आर्य नेता एकत्र हुए । 
आर्यसमाज की कार्य-शेली पर बहुत देर तक बिचार-विनिमय 
होता रहा | मुन्शीराम जी ने उस सभा में लकीर की फ़कीरी से 
ऊपर उठ कर, जन्मगत जातिभेद की सीमा ata कर, गुण्‌-कसे- 
स्वभावानुसार वगा-व्यवस्था कायम करने और उसके अनुसार 
बिवाह-सम्बन्ध करने का विषय उपस्थित किया । इस सभा 
में साईदास जी के अलावा हंसराज जी, genes जी आदि 
भी उपस्थित थे । वे सब यह बात सुनकर स्तम्भित से रह गये । 
साईंदास जी ने उसी समय से मुन्शीराम जी को अत्यन्त उग्र 
वृत्ति का क्रांतिकारी कहना शुरू कर दिया था | 'सद्धसैःप्रचा रक 
पत्र शुरू करने का जो विज्ञापन छूपवा कर बांटा गया था, उस 
को देख कर साईँदास जी की आप के सम्बन्ध में यह सम्मति 
गौर भी अधिक चढ़ होगई थी | उससे तो उन्होंने सब जालन्ध- _ 
` रियों को ही 'एक्स्ट्रीम रेडिकल पार्टी! वाले कहना शुरू कर दिया 
था | इस समय के आये नेता और आये-भाई यह समझने लग गये 


UT UI SMS 


Ba 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महात्मा मुन्शीराम १७७ 


थे कि मुन्शोराम जी धम के सिद्धांतों में समझौते के सवेथा विरोधी 

A । हैं| वस्तुतः सिद्धांत में समझोता न करने की वृत्ति ही मुन्शीराम 
जी के जीवन की सफलता का सार है | स्वर्गीय पंडित गुरुदत्त 
जी की सत्संगति से इस वृत्ति को और भी श्रधिक़ बल मिला । 
पंडित जी स्वये इस वृत्ति के थे। उनके स्वभाव. में राजीनामा 
करने की गन्ध तक नहीं थी । इस वृत्ति के अलावा नेता में जो | 
आर सद्गुण होने चाहिये, प्रायः वे सब मुन्शीराम जी में बीज- | 

| रूप में विद्यमान थे | अनुकूल अवस्था पाकर वे सव खिलते चले | 

| | गये। अपने काम में और विचारों में वे बहुत दृढ़ थे। इसरों | 
i 


: पर विश्वास करने में कभी संकोच नहीं करते थे। अतिथियों 
| का सत्कार सदा ही खुले हाथों किया करते थे | बात-चीत 
। में बहुत साफ़ और खुले थे | सांसारिक दृष्टि से सब प्रकार 
| | साधन-सम्पन्न थे । न किसी की नौकरी के आश्रित थे और न 
| E किसी दूसरे ही बधन में फँसे हुए थे | घमे-प्रचार की धुन 
में उस समय भी उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था | 
सेवा की भावना उनमें पूरी तरह समाई हुई थी | व्याख्याता भी 
पहिले दज के थे | लोकसंग्रह को शक्ति भी उनमें कुछ असाधारण 
थी | स्वभाव से ही कुछ आंदोलनकारी भी थे | विरोध में उनका 
उत्साह दुगुना हो जाता था । केवल एक समाचार-पत्र की 
आवश्यकता थी | उसको भी उन्होंने शीघ्र ही पूरा कर लिया 
था । आ्रायेसमाज-जालन्धर का प्रधान-पद मुन्शीशम जी के लिये 


| — In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri E g 


कुछ ऐसा मुबारिक हुआ कि पंजाब भर में वे, आर्य प्रतिनिधि सभा | 
के वर्षों तक प्रधान रहने के कारण, चिरकाल तक “प्रधान जी' 
के नास से पुकारे जाते रहे | उनके दल का नाम उनके पीछे | 
महात्मा-दल हुआ और अपने दल के नेता होने के वाद से | 
संन्यास-आश्रम में प्रवेश करने के सगय तक उनको 'महात्मा जी? 
a कहा जाता रहा | उनके जीवन के दूसरे हिस्से का यह | 
अन्तिम भाग इसी अलौकिक उत्कष की शिक्षाप्रद और उत्साह- | 
दायक कहानी है | पानी की तेज़ धारा को सीधा चीर कर पार | 
जाने वाले शेर के समान मुन्शीराम जी इस उत्कर्ष की उची | 
चोटी पर सांसारिक विघ्न-बाधाओं की कुळ भी परवा न कर | 
सीधे चढ़ते चले गये | उत्कष की इस कहानी का चमकीला पहलू | 
यह है कि उन्होंने घोर निराशा तथा भयंकर विरोध के बीहड | 
- जंगलों में रास्ता ढूंढने अथवा उसको बनाने का सत्र काम स्वयं 
किया | अषि दयानन्द के जीवन और उनके ग्रन्थों से मिलने 
वाली स्कृति का सदा सत्कार किया। उस स्फूर्ति से पैदा 
होने वाली श्रन्तरात्मा की पुकार का कभी तिरस्कार नहीं 
किया । एक बार श्रागे बढ़ाये हुए पैर को कभी पीछे नहीं लिया | 
सत्य की चट्टान पर अङ्गद के अंगूठे की तरह ऐसे टिक गये कि 
संसार की कोई भी शक्ति उस से उन को विचलित नहीं कर 
सकी | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RSs, 


'परिस्थिति में झुन्शीराम जी के हृदय में जो भाव पैदा : 


| se °°} by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सद्धमे-प्रचारक १७६ | 


éé ° 99 
२, संद्धस-भरचारक 


मुन्शीराम जी के सार्वजनिक जीवन का पहला विश्वासपात्र 
संगी 'सद्धमे-प्रचारक! पत्र दै, जिसने बहुत लम्बे समय तक उन- 
का साथ दिया और उनके सार्वजनिक कार्यों में उनका पूरा हाथ 
बंटाया | मुशीराम जी को ्रायेसमाज का AeA नेता 
बनाने में 'सद्धम-प्रचारक' पत्रका aga वड़ा हिस्सा. है और 
उन क द्वारा होने वाली आयसमाज की सेवा का-चैह प्रधान 
साधन रहा है | _ 

सुन्शीराम जी की पत्र निकालने की व्यक्तिगत इच्छा के 
अलावा उस समय जालन्धर-अर्यसमाज का काम भी wa बढ़ 
रहा था | “जालन्धर शहर और उस के आसपास भी प्रचार की 
धूम मची हुई थो। meat का सिलसिला भी जारी था | 
इस सब कार्ये के और विशेष कर Marat की प्रामाणिक रिपोर्ट 
सर्वेसाधारण तक पहुंचाने के साधन की आवश्यकता प्रायः सभी 
आये भाई अनुभव कर रहे थे | weg} द्वारा होने त्राले 
प्रचार को समाचार-पत्न के विना gee नहीं किया जा सकता | 
था । जालन्थरी-आयसमाजियों की वृत्ति भी दूसरों से कुछ 
भिन्न थी । इस भिन्न मनोवृत्ति के कारण भी स्वतन्त्र पत्र निका- 
लने की अभिलाषा उन में ज़ोर पकड़ती जा रही थी। इस 


करा. ३ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a Go स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


सम्बन्ध में उन्होंने स्त्रयं लिखा है कि “मुझे इन दिनों में पने 
बिचार सर्वेसाधारण तक्र पहुंचाने के लिये किसी साधन की 
आवश्यकता अनुभव होने लगी । आवश्यकता प्रतीत होते ही 
परमात्मा ने मागे दर्शा दिया | क्रूषि-उत्सव, सम्वत्‌ १६४१ | 
की दिवाली के अगले दिन, के दूसरे दिन ही 'सद्धम-प्रचारक' | 
उदू पत्र के निकालने का विचार दृढ़ हो गया |” | 

। 

| 


मुन्शीराम जी के प्रेस और समाचार-पत्र निकालने का 
विचार प्रकट करते ही सब ने उस का हार्दिक स्वागत किया । 
SIAM और होशियारपुर के आर्य भाइयों ने भी उस में हाथ | 
बटाया । मित्रों की एक कम्पनी क्या मण्डली ने पच्चीस- | 
पच्चीस रुपए के सोलह हिस्से आपस में बांट लिये। मुन्शीराम 
जीने दो हिस्से लिए। २ फाल्गुन सम्बत्‌ १६४५, १४ 
फरवरी १८८६ ई०, को हिस्सेदारों की सभा होकर निश्चय 
हुआ कि प्रेस का नाम 'सद्धमे-प्रचारक' रखा जाय और इसी नाम 
से डेमी छोटे आठ प्रों का उड़ में साप्ताहिक र पहली वैशाख 
सम्वत्‌ १६४६ से निकालना शुरू कर दिया जाय | सुन्शीराम 


ओर युन्शीराम जी पर ही मैनेजरी का सव काम डाला गया |) P, 
कचहरी में डिक्लेरेशन देकर कपुथल्ला के गोविन्दसहाय जी को 

पचास रुपये पेशगी देकर प्रेस का सौदा तय करने को कहा गया | 
पल्ल की नीति सम्पादकों पर छोड़ दी गई । हिस्सेदारों ने उस में 


जी और देवराज जी पत्र के संयुक्त-सम्पाद्क नियुक्त किये गये , | 


zee 


| | 
| सद्धस-प्रचारक 
| 


हस्तच्तप करने का विचार पहले से ही छोड़ fear | ै सब 
निश्चय होने के दूसरे ही दिन सव कानूनी कारवाई कर ली गई 
आर तीसरे दिन, ४ RETA को, मुन्शीराम जी ने पत्र की आव- 
श्यकता तथा नीति आदि के सम्बन्ध में एक विज्ञापन-पत्र तय्यार 
करके अपने ही प्रेस में उसे aaa दिया, जिस को आयेप्तमाजी 
नेताओं तक ने क्रान्तिकारी बताया था | 


म 


| 
| बैशाखी के अ्ानन्दोत्स के शुभ दिन सम्बत्‌ १६४६ में 
| 'सद्धम-प्रचारकः पत्र का जन्म हुआ | थोड़े ही समय में यह 
। नवजात शिशु एक वडी शक्ति उन गया |) आर्यसमाज में इस 
| समय भी ऐसे लोग कु कम नहीं हैं, जिन्हांने सद्धमे प्रचारक! 
| के पहिले अङ्क से sa DE तक उस का बराबर स्वाध्याय 
| किया है, aa तक कि उस फे सम्पादक मुन्शीराम जी रहे | ऐसे 
| घर भी SAGAS में कुछ कम नहीं हैं, जिन में agi- 
प्रचारक' की पूरी फ़ाइल को धामिक पुस्तकों के समान संग्रह, 
| करके रखा जाता था | (पुरानी फ़ाइल को पढ़ने के बाद SIT 
| भी यह्‌ कहा जा सकता है कि “प्रचारक? के जन्म से MARATA 
| में एक नया उत्साह पेदा हुआ था, उस में नये भावों का संचार 
| हुआ था ओर उसने आयुभर समाज के लिये पथ-प्रदशक का 
| काम दिया था । संकट में वह समाज का सच्चा हितेषी सिद्ध 
| हुआ था, संघर्ष में उस ने वीर योद्धा का काम दिया था, 
| घोर निराशा में उस ने es तथा वलवती आशा का संचार 


nannies MSS NNN E o 
d Looc | ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a a a a a 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


a 
१८२ स्वामी श्रद्धानन्द 
किया था और कितने ही भटकते हुओं को उस ने सन्मा्स पर 
लगाया था। गहन ग्रन्थों की पिटारियों में बन्द सिद्धांतों के ne 


सुनहरे आभूषणों से समाज के शरीर को.अलंकृत करने की चेष्टा 
में बह निरन्तर रत रहा था । श्रार्य-जगत्‌ को श्रातुभाव की एक 
माला में पिरो कर उन में ‘dreary, dasa, सं वो मनांसि 
जानताम्‌’ के वैदिक श्रादश को स्थापित करने का यशस्वी 
काये किया aly धर्म मार्ग पर चलते हुए उसने कभी कोई 
कमजोरी नहीं दिखाई, पाप के साथ कभी सममौता नहीं किया, | | 
भय के कारण अपने मागे से बह कभी विचलित नहीं हुआ, | | 
| 
| 
| 
| 


लोभ-लालच में फंस कर वद कभी दबा नहीं और बड़े से बड़े 
का भी कभी उस ने रौब-दबाव नहीं माना | समाचार-पत्र की | 
सम्पादकीय ज़िम्मेवारी निभाने में उसने दूसरे पत्नों के सामने | 
भी एक आदश उपस्थित किया । समाचार-पत्नों की उस समय | 
की प्रचलित लेखन-शली को उस ने बदल दिया। गन्दे विज्ञापन, | 
झोळी भाषा, कमीने आलेप और व्यक्तिगत निन्दा उस समय 
| सम्पादकीय धन्धे की सफलता के प्रधान साधन माने जाते थे | | 
| E इन सब से सदा ही यत्नप्रवेक बचता रहा | सारांश ' 

यह दै कि उसने सच्चा उपदेशक और निर्भीक आंदोलक बन | 
| कर अपने नाम के दोनों शब्दों को सार्थक कर दिखाया | 
| प्रचारक! का इतना सफल सम्पादन भुन्शीराम जी के जीवन का 

एक ऐसा यशस्वी, महान्‌ और सफल कार्य है कि वह अ्राज भी 


Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


| = SS lttt—t—~—*s by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| सद्धम-प्रचा रक १८३ 


समाचार-पत्नो की सम्पादकी का शौक रखने वालों के लिये 
आदश हो सकता È | 

“प्रचा रक' किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अथवा कोरी साम्प्र- 
दायिक भावना से प्रेरित होकर नहीं निकाला गया था | उसको 
निकालने की अभिलाषा के पीछे अदम्य उत्साह, उच्चतम भावना 
आर अभिनव स्फूर्ति छिपी हुई थी । इसी लिये सर्वसाधारण के 
हृदयों में श्रपना स्थिर स्थान बनाने में उसको अधिक समय 
नहीं लगा | BTS Tats छोटे डेमी साइज़ से शुरू किये गये 
पत्र कों दो ही मास बाद बारह प्रष्ठ का करना पडा | दूसरे वषे 
के शुरू में सोलह पृष्ठ किये गये । सम्वत्‌ १६४८ में पत्र २० | 
पृष्ठ का निकलने लगा। सम्वत्‌ १६५० में घ्ाकार भी दुगुना । 
कर दिया गया | फिर १६६२३ में अमर-शहीद्‌ Go लेखराम जी | 
की स्मृति में “आआर्येस॒साफ़िइ” के नाम से चार प्रष्ठ ओर बढ़ाये 
गये | Geta के चन्द्रमा की तरह पत्र दिन प्रति दिन लोक- 
प्रियता की दृष्टि से भी उन्नति करता चला गया । किसी भी 
एक अङ्क को हाथ में लेकर पन्ने उलटते ही प्रचारक का रूप-रंग 
आर रीति-नीति तुरंत समक में आं जाती है। पहले ही अङ्क 
से जोरदार, स्पष्ट और निर्भीक लेख तथा टिप्पणियां निकलने | 
लगीं | ख्रियों के समानाधिकार और शिक्षा के — समान sa- | 
:_ सर तथा साधन पैदा करने के लिये भी 'प्रचारक' ने शुरू से ही 
pa कुछ ऐसा आंदोलन किया, जैसे कि उसका जन्म ही उसके लिये 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द 


हुआ था । इसी आंदोलन के लिये अधूरा इंसाफ़' शीर्षक से 
शुरू की गई लेखमाला लगभेग sre शताव्दी बीत जाने के 
बाद आज भी स्त्रियो के आन्दोलन के लिये उपयोगी सिद्ध हो 
सकती है । प्रचारक? की ऐसी लेखमाला और आन्दोलन का 
ही परिणाम जालन्धर-स्थित पंजाब का सुप्रसिद्ध 'कन्या महा- . 
विद्यालय’ है। पहिले वष में “प्रचारक” में २०५ सम्पादकीय 
लेख, ३६ विशेष लेख, ४५ समालोचनात्मक लेख, ६ जीबन- 
चरित्र ओर ५२ वेदमन्त्रों की व्याख्या दी गई थी | सम्पादकीय 
शप्रौर विशेष लेखों में ्रायेसमाज के सामयिक प्रसंगों और 
विषयों की चर्चा के लावा स्री-शिक्ता, जनाना बोडिंग हाउस 
फिरोजपुर, उपदेशकों की आवश्यकता, ठुञ्ाबा-उपदेशक-मराडली 
तथा दयानन्द-एंगलो-वेदिक-कालेज के सम्बन्ध में चर्चा की गई 
थी। यह कह कर कि 'मेंने संसार से संन्यास लिया है, स्त्री 
आर बच्चों से नहीं! भगवां धारण कर स्वामी सत्यानन्द बनने 
बाले 'देवसमाज” के संस्थापक wed शिबनारायण अ्रप्निहोत्री 
ओर पेजाब में चार घोड़ों की गाड़ी में राजसो ठाठवाठ से 
दौरा करते हुए धर्मोपदेशों द्वारा विपुल धन-सम्पत्ति जमा करने 
बाले साधु केशवानन्द्‌ की भी इस वषे के अंकों में बिशेष चर्चा 
_ की गई थी और उन द्वारा आर्यसमाज पर किये जाने बाले 
| ्ा्तेपों का भी निराकरण किया गया था। जीवन-चरिहों में 
o वीरःबालक हक़ीक़तराय, गुरु तेगवहादुर, गुरु गोविन्दसिंह तथा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


—— In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid ar 
CF ८६3 Š ५ क 3 g pr COT 


= १८५ 


erro 


उनके बच्चों के धर्म पर हुए बलिदान का सुन्दर और waz 
aaa है | वेदमन्ब्नों की व्याख्या के अतिरिक्त सच्चा aR’ शीपेक 
से आये जीवन के आदश के सम्बन्ध में भी एक सुन्दर लेखमाला 
का पहिले वर्ष में समावेश हे । जन्मगत जात-पांत के विरुद्ध 
गुण, कम, स्वभाव से वण-व्यवस्था क़ायम करने पर भी ज़ोरदार 
लेख हैं | आर्यसमाज के अ्चारहीन धनी पदाधिकारियों को भी 
जगह-जगह पर सावधान किया गया हे ओर आवश्यकताङ्सार 
दूर-दूर के समाओं को भी उचित परामश दिया गया है। दूसरे 
ay में खी-शिक्ता तथा स्त्री-समाज में सुधार, उपदेशक छास तथा 
उपदेशकों के HAI के सुधार, दयानन्द-एगलो-वदिक कालेज 
तथा उसमें अपे ग्रन्थों के प्रचार, ठुश्रावा-उपद्शके सणडलो 
बच्चों की रक्षा तथा आये भाइयों में पारिवारिक उपा 
सना शुरू करने की आवश्यकता ओर देवसमाज हारा स्वारी जी 
के वेदभाष्य पर किये गये श्राज्ञेपां के निराकरण के सम्बन्ध म॑ 
विशेष लेख हैं । इनके अलावा समाज-सुधार की बहुत साधारण 
समझी जाने वाली छोटी-छोटी बातों की सी इस वषे में दिशेष 
चर्चा की गई है। छोटी अवस्था में विवाह से बहुत पहले होने 
वाली सगाई की प्रथा, ख्यो में वाल गूंथने की रीति, विवाह 
पर agi पहिनने के रिवाज, साया-चिट्टी लिखने की परम्परा 
ओर 'जो राजा नाई कहे सो प्रमाण” मानने के व्यवहार को 
बन्द करने पर कई जगह बहुत ज़ोरदार नोट लिखे गये हैं। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८६ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


स्त्रियों की वेश-भूषा को सुधारने का आन्दोलन भी शुरू किया 
गया है। आर्यसमाज में गृह-कलह का श्रीगणेश इस वर्षे से ही 
हो जाता है । इस लिये मांस-भक्षण के विरोध में पहिला लेख 
इसी वषे १४ पौष के og में निकलता है और दयानन्द ऐंगलो- 
IRE कालेज के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में भी इस वर्ष के अंकों से 
विशेष चर्चा शुरू हो जाती हे | वेदिक विद्वत्ता के सूर्य स्वनामधन्य 
परिडत गुरुदत्त जी और लाहौर-समाज के जीवन-श्रोत श्री 
साईंदास जी का देहान्त इसी वर्ष में होता है | इस faa उनके 
सम्वन्ध में रुलाने वाले मार्मिक लेख भी इस वर्ष की फ़ाइल में 
हैं | हरिद्वार के कुम्भ पर किया गया सफल प्रचार “प्रचारक! 
की इस वर्ष की अपीलों का ही शुभ परिणाम था । तीसरे वषे में 
दयानन्द एंगलो-वैदिकि कालेज में आर्ष अन्थो की पढ़ाई क्री 
चचां और मांस-भक्षण के विरोध में लेख तो रहते ही हैं, कितु 
आर्य पुरुषों से आचरणा-शुद्धि के लिये अपील की जाती है और 
स्री-शिक्ता तथा उपदेशक-पाठशाला का॒श्मान्दोलन निरन्तर 
जारी रहता दै। बालकों के अभिभावकों से अपील की जाती है 


कि वे अपने बालकों को रासलीला के उस बुरे प्रभाव से बचाव, ' 


जिसका परिणाम उनके आचरण तथा स्वास्थ्य दोनों के लिये 
ही घातक होता है। Pept को भी उससे बचाने के लिये कहा 


| . गया है, क्योंकि इससे उनमें मूढ़ अन्धविश्वास और अधिक गहरी 


जड़ पकडते हैँ । स्त्रियों में प्रचलित गीतों की गंदगी को भी दूर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सद्धमे-प्रचारक १८७ 


करने पर ज़ोर दिया गया है । भगे कपडे वाले साधुओं से 

क बचने की सलाह दी गई है । प्रचलित जन्मगत छूत-छात को 
खान-पान तक में से दूर करने की आवश्यकता पर भी एक 
सुन्दर भावपूर्ण टिप्पणी है | ब्रह्मचर्य पर भी एक श्रच्छा लेख 
है। इन सब से महत्वपूर्ण विषय यह है कि 'देवनागरी लिपि तथा 
हिन्दी भाषा? को तमाम देश की भाषा बनाना ्रार्यसमाजजियों 
: का कतेव्य बताया गया है और उस कतैव्य-पात्नन के लिये 
| उनसे sag किया गया है । चौथे और पांचवे वर्ष में गृह-कलह 
' सम्बन्धी लेखों की भरमार होने पर भी खी-शिक्षा के श्राद्श 
से “प्रचारक” च्युत नहीं हुआ | शुरू साबन की संख्या में खी- 
शिक्षा पर एक जोरदार लेख पढ़ने को मिलता दै । आर्य पुरुषों 

से विवाह-सम्बन्ध का क्षेत्र यूरोप sie अमेरिका तक बढ़ाने 
के लिये कहा गया है। धामिक प्रओोत्तरो के लिये एक विशेष 
कालम खोला गया है, जिसमें जिज्ञासु सञ्जनों की धार्मिक 
UES को दूर करने का उपक्रम बांधा गया है। विवाह पर 
© कराये जाने वाले नाच आदि को बन्द करने का भी आन्दोलन 
किया गया है | शिक्षित आयेसमाजियों की कमज़ोरियों की इन 
Sat में कुछ कड़ी आलोचना पढ़ने में श्राती है | उसका कारण 
यह बताया गया है कि शिक्षित होने से उनकी कमज़ोरियों को 
| ¦ सुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरों पर भी उनका बुरा प्रभाव 
4 | पड़ता है । धनी आये पुरुषों में नाच और शराब की प्रचलित 


es ses nos mn nase. 


a जा वी In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८८ स्वासी अ्रद्वानन्द्‌ 


प्रवृत्ति की dia निन्दा की गई दै | किसी आये पुरुष के पिण्डदान 


करने की व्यक्तिगत कमजोरी को Hae बताया गया है। हिंदी को 
अदालती भाषा बनाने पर भी एक लेख में ज़ोर दिया गया दै | 
“प्रचारक? के पहिले पांच वषे के जीवन के सम्बन्ध में इतना 
खोल कर इसीलिये लिखा गया है, जिससे पता लग सके 
कि मुन्शीराम जी के दिल में उन दिनों, अज से लगभग आधी 
शताव्दी पहिले, क्या प्रवृत्ति काम कर रही थी आर उनके दिमाग 
में कौन-से विचार रात-दिन घूमा करते थे | साथ ही यह भी 
पता लग जाता है कि 'प्रचारक' को जिस महान्‌ उदेश्य और 
बिशाल दृष्टि से निकाला गया था, उसी को सामने रख कर उस- 
का सम्पादन तथा संचालेन होता था । उसके प्रकाशन का स्थान 
बदल गया, उसका बाह्य रूप-रंग भी सदा ही बदलता रहा 
आर आगे चल कर उसका चोला भी बिलकुल वदल गया, 
किन्तु उसका वह Beau कभी नहीं वदला, जिसकी कुछ 
हलकी-सी छाया ऊपर के विवेचन में देखी जा सकती Zl 
सम्पादकीय लेख के अलावा वेदमन्त्र की व्याख्या-जिसको 
साप्ताहिक स्वाध्याय कहना चाहिये, संसार की गति-जिसको 
साप्ताहिक प्रगति का सम्पादकीय विवेचन कहना अधिक उचित 
होगा, सामाजिक-समाचार-आर्यसमाज की गति-बिधि की 
रिपोर्ट आदि कुछ ऐसे शीषेक थे, जो “प्रचारक 'में शुरू से अन्त 
तक बने रहे | | 


vwo 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सद्धम-प्रचाश्क १८६ 


पहिले दो वषै तक "प्रचारक? मित्रमणडली की ही सम्पत्ति 
रहा | घाटा आने पर प्रति हिस्सा १५) और बढ़ाया गया | 
इस पर भी काम घाटे पर चलता देख कर मुन्शीराम जी ने 
हिस्सेदारों को रुपया देकर प्रस और पत्र अपने कर लिये। 
कुछ हिस्सेदारों ने अपना रुपया वापिस नहीं लिया । हरिद्वार- 
कांगड़ी में गुरुकुल खुलने के बाद जब मुन्शीराम जी वहां चले 
गये, तव ५ पौष सम्बत्‌ १६६६ विक्रमी, १६ दिसम्बर १६०२, 
को प्रेस और “प्रचारक? हरिद्वार ले जाये गये । १४ माघ, २८ 
नवम्बर, को जालन्धर से 'प्रचारक' का अन्तिम og निकला | 
कुछ, समय बाद मालूम, होता है कि 'प्रचारक' फिर जालन्धर 
चला आया, क्योंकि, १८ फाल्गुन १६६३, १ माचे १३०७, 
को जब “प्रचारक” एकाएक श्रपना चोला बदन कर उद्र से 
हिदी में निकलना शुरू हुआ, तब वह गुरुकुल कांगड़ी से ही 
निकला झौर प्रेस का सत्र सामान जालन्धर से हरिद्वार लाने 
का उक्त अङ्क में उलेख है । १ कातिक १६६६, १६ अकतूबर 
१६१२, को 'प्रचारक' का अन्तिम अङ्क गुरुकुल से निकल कर 
१५ कार्तिक से उसका प्रकाशन देहली से होना शुरू हुआ | उसी 
समय उससे Koo) की ज़मानत भी मांगी गई | उस समय 'प्रचा- 
Ee को देहली ले जाने का कुछ कारण था | सम्वत्‌ १६ ६६ के 
कार्तिक मास के लगभग 'प्रचारक-प्रेस? में कस्मात्‌ आग लग 
गई | लकड़ी का सब सामान जल कर राख हो गया । टाइप 


ae by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


j 0 T >> 


१६० स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


पिघल कर बह गया। काग्रज़ का बड़ा भरडार भी आग की 
भेट हो गया । मशीनरी के लोहे के अस्थिपञ्जर को छोड़ कर 
वाकी कुछ नहीं वचा । संयुक्त प्रांत में उस समय यह प्रेस 
पहिली श्ररणी के प्रेसों में समझा जाता था । इस दुर्घटना के 
बाद एक वार तो प्रेस और पत्र दोनों का ही भविष्य अन्धकार- 


मय हो गया | सम्वत १६६४ के श्रावण मास में मुशीराम जीने . 


अपना यह प्रेस गुरुकुल कांगड़ी की स्वामिनी सभा आये 
प्रतिनिधि-सभा पञ्जाव’ के sla कर दिया था। आग की 
भयानक हानि को असह्य मान कर और उस में फिर से रुपया 
लगाकर गुरुकुल के जगलो में शीघ्र उस के स्वावलम्बी बनने की 
कोई आशा न देखकर उस की स्वामिनी सभा ने उस को देहली 
भेज दिया । सहगामिनी पत्नी के समान पत्र को भी प्रेस के 
पीछे-पीछे देहली जाने के लिये बाधित होना पड़ा | सम्बत्‌ 
१६७० के श्रावण मास में सभा ने प्रेस को बेच दिया और 
बेचारे पत्र की अवस्था विमाता के पुत्र के समान हो गई | जिस 
पत्र के लिये प्रेस स्थापित हुआ था, वह दूसरों के हाथ में 
| चला गया। प्रेस के संचालक विशुद्ध व्यापारिक दृष्टि से 
उस को चलाने लगे। धमँ-प्रचार की घुन, देश-प्रेम की लगन 
ओर स्वतन्त्र विचारों के विकास के साथ प्रेस का कुछ भी 
सम्पर्क नहीं रहा । सरकार के इशारे पर चलने वाले 
| से जन्म के साथ ही स्वतन्वता, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


© 


सद्धर्म-प्रचारक १६ ९ 


निभयता और वीरता की gA पिये हुए ‘saree’ को 
फिर गुरुकुल के जङ्गलों के स्वच्छन्द वायुमयडल में आने 
के लिये बाधित होना पड़ा। इधर गुहकुल की आवश्य- 
कताओं की प्रति के लिये एक छोटा-सा प्रेस खोल दिया गया 
था । उसी में छपाई का खचे देकर “प्रचारक? को निकाला जाता 
रहा । २७ मागेशीषे, १२ दिसस्वर १६१४, को देहली से अन्तिम 
ag निकलने के वाद १८ माघ सम्वत्‌ १६७१, ३० जनवरी 
१६ १.को गुरुकुल से “प्रचारक? का पहिला अङ्क निकला | सम्बत्‌ 
१६६७ तक- लगभग २१ वर्षों तक--मुन्शीराम जी ने ही पत्र 
का सम्पादन किया । देवराज जी ने शुरू के वर्षों में इस काम में 
उनका पूरा हाथ वँटाया था । वजीरचन्द जी विद्यार्थी भी शुरू 
वर्षों में ही आकर सम्पादन-कार्य में सहयोग देने लग गये थे। 
सम्भवतः सम्वत्‌ १६६८ के एक वर्ष में मुन्शीराम जी के बड़े सुपुत्र | 
हरिश्चन्द्र जी विद्यालङ्कार ने उसका सम्पादन किया था । उसके | | 
बाद १६७३ तक उनके दूसरे सुयोग्य पुत्र इन्द्र जी वेदालंकार, | 
बाद में आपने विद्यावाचस्पति? की भी परीक्षा पास की, उसका. 
सम्पादन बड़ी तत्परता और योग्यता के साथ करते रहे । गुरुकुल | 
में अध्ययन करते हुए भी श्याप उसके सम्पादन के कार्य में हाथ... 
बँटाया करते थे और शिच्ता-समाप्ति के बाद्‌ तो मुन्शीराम जी | 
का नाम रहते हुए भी सब काम आप ही करते थे | मुन्शीराम | 


a 


जी के बाद उनके सुयोग्य पुत्रों ने “प्रचारक? की शान को 


| कि | 
| ‘ 


“शि In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 
NHS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


बट्रा नहीं लगने दिया, इसका एक ही उदाहरण यहां देना 
पर्याप्त होगा | देहली में प्रेस के मालिकों की इच्छा 

पालन करने में शक्त होने से जब 'प्रचाग्क' को गुरुकुल : 
लाने के लिये विवश होना पड़ा, तव saat सूचना में लिखा 
गया था कि “प्रेस के प्रवन्धकर्ता महाशय के शाही फ़र्मानों से 
हमें दिल्ली में पत्र का हापना एकदम बन्द करना पड़ा है। 
(प्रचारक! जब तक निकलेगा, जीवित रूप में निकलेगा, मर कर 
निकलने से राख होजाना अच्छा हे ।? यह निर्विवाद है कि 
एक-चोथाई शताव्दी से भी अधिक समय तक जत्र तक “प्रचारक” 
निकला, जीवित रूप में ही निकला | उसके बन्द होने के वाद 
देहली के कुछ महानुभाबों ने उतको निकालने का यत्त किया, 
किन्तु जीवित रूप में नहीं। उसकी अन्तरात्मा की हत्या के बाद 
उसको निकालने का जो परिणाम हो सकता था, बही हुआ; 
उसका चलाना असम्भब होगया | इस प्रकार उसकी अन्तिम 
 दुदेशा से सुन्शीराम जी के हृदय पर जो चोट लगी, उसका उल्लेख 
उनके ही शब्दों में करना ठीक होगा । उन्होंने संन्यासाश्रम में 
प्रवेश करने के वाद्‌ लिखा था कि “इस समय में समाचर-पत्र 
रेक कार्यों के साधन समभे जाते हैं । जब Fa समझ 

या कि संसार को सीमाओं का उल्लंघन करने चला हूं तव . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
। 
| 
a १६३ 
बेचने लगी थी, उस समय खरीददार को प्रेस का नाम 
“सद्धमे-प्रचारक' न रखने दिया जाता | फिर जब सद्धम-प्रचारक! 
पत्र को एक ्जार्य-उयडल के OTF किया गया था, तब भी अच्छा 
हाता यदि उसका नाम वदल दिया जाता | ऐसा न हुआ और 
उसका परिणाम यह्‌ है कि जिस उद्देश्य से aaa ओर पत्र 
| जारी किये गये थे, उन्हीं के द्वारा उनका खपडन होता रहा |” 
| इन शब्दों में छिपी हुई समे पीडा को अनुभव करना कुछ कठिन 
| नहीं है | 
| “प्रचारक की विशेषताओं का सम्बन्ध मुन्शीराम जी के 
| जीवन की विशेषताओं के साथ है, इसीलिये उन के सम्बन्ध में 
| भी कुछ विचार करना आवश्यक है। निर्भीकता, स्पष्टवादिता, 
| स्वतन्त्रतां आदि उसके साधारण गुण थे। प्रधानतः आये- 
। समाजी होते हुए भी आर्यसमाज के बाहर के विषयों पर भी 
| “प्रचारक? में श्रपनी दृष्टि से विचार किया जाता था | इन विषयों 
| सें 'इग्रिडयन नेशनल कांग्रेस' ( राष्ट्रीय-महासभा ) और 
| “नेशनल सोशियल कान्फ्रेन्स' आदि के सम्बन्ध में समय-समय 
| | पर प्रगट किये गये विचार मनन करने योग्य हैं । मुन्शीराम 


जी उस समय के कांग्रेसियों की सुखी, मौसमी तथा फ़ेशनेचल 
राजनीति से बहुत प्रारम्भ से ही असन्तुष्ट थे और उस को राष्ट्र 
के लिये वयर्थ भी बताते थे । मुसलमान नेताओं को — 
नीति की भी कहीं-कहीं पर कड़ी आलोचना की गई मिलती 


—— In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


j | 

a ; | | 

| | 

० | | 
| | 

| | 

2 | 


| GER स्वामी FETS 


है | सारांरा यह है कि प्रत्येक विषय की श्रालोचना में ‘saree? 
का अपना ही दृष्टिकोण रहता था | इस दृष्टिकोण से भी अधिक | | 
महत्वप्रण विशेषता “प्रचारक की भाषा थी, जिस को कि उस- | 
की अपनी ही भाषा कहना चाहिये । se लिपि में पत्र के | 
निकलने पर भी FSIS पर पत्त का नास आर सब वेदमन्त्र आदि | 
| 
| 
| 
| 


भी नागरी अथवा संस्कृत में ही लिखे जाते थे । भाषा में हिन्दी ` 

ओर संस्कृत के शब्द इतने अधिक रहते थे कि उनको सुनने वाले 

के लिये यह जानना कठिन था कि पत्र किस भाषा में निकलता है। 
र १६६३ के फालगुन मास में पत्र की लिपिको भी फ़ारसी से 
नागरी करते हुये मुन्शीराम जी ने 'नया जन्म और नयी आशाय 
शीषेक से लिखे गये लेख में लिखा था कि “प्रचारक ने फ़ारसी 
SR का चोला उतार कश अज GH दिया और वह संस्कार 
किये हुये श्रक्षरों में आप सब पाठकों के सम्मुख उपस्थित होकर 
प्रमपवक श्राप को “नमस्ते” करता हे | क्‍या इस लिपि तथा 
भाषा के परिवतेन से “प्रचारक? के विचारों तथा उपदेशों सें 
कुछ भेद sia? कदापि नहीं। बही उद्देश्य, बही विचार 
आर वही मागे इस के लिये मौजूद हैं । किन्तु उदू का “प्रचारक” 
| भी निरर्थक न था | अठारह वर्ष हुए पंजाब में श्रार्यभाषा के 
ने का भी बहुत कम प्रचार था । फिर ्रार्यभाषा के लिखने 


a 


RR SISSY ~ 


तनियों के लिये भी कठिन था | देवनागरी अक्षरों को पहचानने 
बाले भी मुश्किल से मिलते थे। ‘cara’ ने सहस्रो पुरुषों 
को इस योग्य बनाया कि वे वेदादि सत्य-शाख्रों के अभिप्राय 
को समर सकें | न केवल यही किन्तु “प्रचारक? ने उस मिश्रित 
भाषा के Fat लेखों से, जिसे उर्दृदां तथा हिन्दी के रसिक 
दोनों ही द्वेष-दृष्टि से देखते थे, ook लिये खास स्थान बना 
लिया | “प्रचारक? की इसी कोशिश का नतीजा है कि sta 
पन्द्रह सौ से अधिक ऐसे पाठक हो गये हैं, जो आरयभाषा को 
देवनागरी Hat में पढ़ तथा कुछ समझ भी सकते. हैं | किन्तु 
“चारक के पुनजेन्म के लिये इन युक्तियों की भी आवश्यकता 
नहीं है। भाषा तथा लिपि बदल गई, किन्तु प्रचारक की 
"स्पिरिट नहीं बदली | सत्य का निभिय होकर उसी प्रकार प्रचार 
होगा | हर तरह के श्रनाचार तथा भ्रशुद्धि का उसी प्रकार 
खण्डन होगा । गन्दे विज्ञापनों से न केवल इस को ही ser 
रखा जायगा, प्रत्युत अपने नये सहयोगियों की सेवा में भी 
विनय तथा बलपूर्वक ऐसे विज्ञापनों को अलग करने की प्रेरणा 
होगी ।” इस लेख के बाद “प्रचारक? के सम्बन्ध में कुछ अधिक 
लिखने की आवश्यकता नहीं रहती | यह उसके अठारह वर्षों के 
जीवन का सिंहावलोकन है और अगले वर्षों के जीवन के सम्बन्ध 
में भविष्यवाणी है, जो : अक्षरशः सत्य सिद्ध होती है। इस 
प्रकार उद में निकलते हुए भी 'प्रचारक? ने आवैभाषा ( हिन्दी ) 


ai a आ cress 
` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ०००० 5 iS le Haridwar 2 > 


a > अळी हिचे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६ स्वामी श्रद्धानन्द 


का प्रचार किया था और नागरी लिपि में निकलने के बाद तो 
कितने ही ord पुरुषों ने केवल उस के लिये ही हिन्दी पढ़ने का 
अभ्यास किया था । sist भी वे केवल हिंदी पढ़ना ही जानते हैं 
आर लिखने को अपना नाम भी ठीक-ठीक नहीं लिख सकते | 
श्रायेसमाज में आर्य भाषा को जीवित भाषा बनाने का अधिकांश 
श्रय प्रचारक ही को है | 

सम्बत्‌ १६७० में भागलपुर में होने वाले हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन के चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन के सभापति के अआसन से 
दी गई agar में भी आपने 'सद्धम प्रचारक! के सम्बन्ध में ऐसे 
ही भाव प्रकट किये थे। आपने कहा था--“सद्धमे-प्रचारक 
पहिले उई में था, बाद में हिन्दी में किया गया; यह बात श्री 
श्यामसुन्द्रदास जी ने आप लोगों से कही है | बस्तुतः “प्रचारक? 
को हिन्दी में करने के बहुत दिन पहिले ही से मेरे मन में यह 
विचार था । जब बह्‌ फ़ारसी लिपि में निकलता था, तब भी 
में उलकी भाषा में संस्कृत और हिन्दी के शब्दों का अधिकता 
से प्रयोग करने लगा था । यह भाषा देवियां समझ जाती थीं। 
“प्रचारक? इस प्रकार से सम्पादित होता था, जिस में देवियों 
को उसे पढ़ने में तनिक भी सकोच न हो। उस के लेखों में तो 
क्या, विज्ञापनों तक में भी अश्लील बात नहीं आने पाती थी। 


a 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सद्धम-प्रचारक १९७ 


MES न हुए, तो भी ईश्वर पर भरोसा रख कर मेंने उसे हिन्दी 
में निकालना प्रारम्भ किया | इस में seat सफलता प्राप्त 
हुई । आज 'प्रचारक' को ग्राहकों का अभाव नहीं है |” 

अपने ग्राहकों के साथ “प्रचारक? का श्रपनेपन का भाव 
इतना अधिक था कि ग्राहकों के लिये जब-तब “प्रचारक-परिबार” 
— का प्रयोग किया जाता था और परिवार seat बिरादरी 
का यह भाव सकट से पार होने में “प्रचारक” की प्रायः 
सहायता किया करता था । 'परिवार! के लोग अपनी बिरादरी 
बढ़ाने में प्रायः दत्त-चित्त रहते थे । 

सुन्शीराम जी जब तक प्रतिनिधि-सभा के प्रधान रहे, 
तब तक पत्त प्रतिनिधि-सभा के मुख-पत्र की और गुरुकुल की 
स्थापना होने के वाद जब उस के मुख्याधिष्ठाता तथा say 
हुये, तब उस के मुख-पत्र की आवश्यकताओं को इस प्रकार 
पूरा करता रहा कि उन संस्थाओं के लिये कोई दूसरा पत्र 
निकालने की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई । स्वर्गीय पञ्जाब 
केसरी लाला लाजपतराय जी ने “प्रचारक” के सम्बन्ध में लिखा 
है कि “श्री मुन्शीराम जी का पत्र अपने निकलने के पहिले 
दिन से ही आर्यसमाज के क्षेत्र में अच्छा काम करता रहा और 
सोक-प्रिय रहा है । श्री मुन्शीराम जी की लेखनी में बल था |”? 

“प्रचारक? मुन्शीराम जी के जीबन का बहुत बड़ा काये था | 
गुरुकुल की स्थापना के समान ही उस का भी उनके जीवन में 


a वा In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२ २ ee कं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९०८ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


TTF र 3० ६०९०५ RI I o ००००० 


प्रधान और महत्वपृण स्थान È । गुरुकुल के स्वप्न को पूरा करने 
के लिये 'प्रचारंक' मुख्य साधन था। उस की फ़ाइल उन के 
जीवन के एक बड़े और गौरवशाली हिस्से के उतार-चढ़ाव का 
पूरा चित्र | इन सब दृष्टियों से 'प्रचारक” के जीवन की कहानी 
को उन की जीवनी में इतना स्थान देना आवश्यक था | इन्हीं 
दिनों में मुन्शीराम जी ने अपने लिये 'जिज्ञासु शब्द लिखना 
शुरू किया था और संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के समय तक वे 
बराबर इस शब्द का प्रयोग करते रहे थे । उन के जीवन में 
इस शब्द की सार्थकता इतनी स्पष्ट है कि उस के सम्बन्ध में कुछ 
लिखने की आवश्यकता नहीं | 

सद्धम-प्रचारक' के साथ-साथ कुछ ट्रेक्ट लिखने का भी 
काम शुरू किया गया था । “प्रचारक के सम्पादन के शुरू दिनों 
में ही ब्यवस्था पर एक daz सम्वत्‌ १६४७ में लिखा गया 
था | सम्भवतः श्राप की लिखी हुई यह पहिली ही पुस्तिका थी | 


३. हरिद्वार में कुम्भ पर प्रचार 


पश्चिमोत्तरीय भारत में हरिद्वार बहुत बड़ा-तीर्थे है और 
भारत के पहिली श्रेणी के तीर्थो में उस की गणना हे । इसलिये 
वहां डोटे-मोटे मेले तो वर्ष में तीन सौ साठ दिन ही होते रहते 


अद्वितीय होता है | उस से उतर कर उस के छः वर्षे बाद होने 


ee 
a 


हैं। पर, बारह वर्षे बाद आने वाला कुम्भ का महामेला ` 


st" ae ca १-८. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


== में कुम्भ पर प्रचार १६६ 


|| 

| वाला अ्भकुम्भी का मेला होता है। ऋषि दयानन्द ने सम्वत्‌ 

| १९३६ में ऐसे अवसर पर ही हरिद्वार में 'पाखयड-खणिडनी 

| पताका? गाड़ कर और काशी के सुप्रसिद्ध स्वामी बिशुद्धानन्द को 
| परास्त कर अपने महान्‌ और बिशाल मिशन की बिजय-दुदुमि 
| बजाई थी । ऋषि के saad इस गौरवपूणे घटना को भला 
। कब भूल सकते थे ! ऋषि दयानन्द के देहावसान के 
। बाद सम्बन्‌ १६४८, सन्‌ १८६.१, में पहले पहल हरिद्वार का 
| कुम्भ का यह महामेला आया | आयेसमाजों को सुस्त देख कर 
| मुन्शीराम जी ने इस अवसर पर प्रचार करने के लिये “प्रचारक 
| द्वारा श्राये जनता से अपील की | अमरशहीद पंडित लेखशम | 
= जी आयेमुसाफ़िर' उन दिनों कलकत्ता में थे। आपने वहीं से 
| अप की अपील का समर्थन किया । प्रचारक! द्वारा आंदोलन 
| होने पर प्रतिनिधि-सभाश्रों ने भी होश सम्हाला | झाये जनता 

| | प्रचार का सब भार उठाने के लिये तय्यार हो गई | इस प्रचार 
| 
| 


में धन की कमी की कोई शिकायत नहीं रही । पर, हरिद्वार 
पहुँच कर प्रबन्ध की सब जिम्मेवारी उठाने के लिये कोई तय्यार 
न हुआ । मुन्शीराम जी को ही एक मास पहिले वहां जाकर . 
डेरा जमाना पड़ा । तीन दिन बाद कलकत्ता से लेखराम जी भी 
पहुँच गये । ऐसे प्रचार का सम्भवतः वह पहिक्षा ही अवसर 
था । इसलिये उपदेशकों, स्वामियो और अन्य सब साधनों की 
कमी न होने पर भी निराशा का कुछ कम सामना नहीं करना 


eS In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar E 


FA RS eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a ०० स्वामी श्रद्धानन्द 


पड़ा । पौराणिकता के गढ़ में वैदिक धमे का सन्देश सुनाना 
कोई साधारण काम नहीं था । इसी लिये जालन्धर से चलने के 
बाद मुन्शीराम जी को सहारनपुर sie रुड़की में निराशा की 
ही बाते सुनने को मिलीं | पर, मुन्शीराम जी सहज में निराश 
“होने बाले नहीं थे। हरिद्वार पहुंच कर दो-तीन दिन में ही 
उन्होंने सब व्यवस्या ठीक कर दी | पर, घर से पुत्र की बीमारी 
का तार आने से उनको शीघ्र ही लौटना पड़ा । लौटने से पहले 
उन्होंने पंडित लेखराम जी, सुकेत के राजकुमार जनमेजय आर 
काशीराम जी आदि को सब व्यवस्था अच्छी तरह सममा-बुमा 
दी । पंडित लेखराम जी के लावा स्वामी आत्मानन्द जी, 
स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी, स्वामी पूर्णानन्द जी, ब्रह्मचारी 
नित्यानन्द जी, ब्रह्मचारी ब्रह्मानन्द जी और पडित smiga जी 
आदि भी हरिद्वार पहुँच गये थे भजनों और व्याख्यानो के 
साथ-साथ शङ्का-समाधान भी खूब होता था। कोई as 
का शास्त्राथ तो नहीं हुआ, किन्तु प्रचार की खूब धूम रही । 
वेदिकिःधर्म का सन्देश हज़ारों नर-नारियों तक पहुँच गया। 
आयसमाज का परिचय भी लोगों को sear हो गया। 
पंडित लेखराम जी ने इस प्रचार की रिपोर्ट को स्वयं लिख कर 
ट्रैक्ट के रूप में छपवा कर प्रकाशित किया | 

युन्शीराम जो को इस प्रचार से सब से श्रधिक लाभ यह 
हुआ कि पंडित लेखराम जी का उनसे बहुत घनिष्ठ प्रेम 


CC-0. In pp ae nain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
अब SR 


डे 


खे थी। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हरिद्वार में कुम्भ पर प्रचार २०१ 


हो गया। दोनों श्रापस में एक-दूसरे के बहुत समीप हो गये | 
श्रायेसमाज को भी इस घनिष्ठता से बहुत बड़ा लाभ हुआ। 
दोनों की घनिष्ठता से श्रायसमाज में एक शक्ति पैदा हो गई, 
जिसने गृह-कलह के संकट-काल में आयसमाज को विचलित होने 
से बचाने में जादू का काम किया । इस के अलावा आयसमाज 
को प्रत्यक्ष लाभ यह मिला कि कुम्भ पर श्रायसमाज के 
प्रचार-कार्य का बह सिलसिला शुरू हो गया, जो अबतक भी 
जारी है। सम्त्रत्‌ १६६० में इसी भूमि के पास फिर प्रचार 
हुआ और सम्बत्‌ १६६२ में वह सारी भूमि पत्ञाब-प्रतिनिधि- 
सभा के नाम से ख़रीद ली गई। उस के बाद सम्बत्‌ १६७२ में 
वहां सावेदेशिक सभा की ओर से प्रचार हुआ ओर सम्वत्‌ 


- १६८४ में भी प्रचार की धूम रही । अधेकुम्भी पर भी इसी 


प्रकार सदा प्रचार होता रहा । कुम्भी Se SSAA पर होने 
वाले इस सब प्रचार का सारा श्रय मुन्शीराम जी को ही है, जो 
“प्रचारक? द्वारा सदा इस अवसर पर आयेसमाज को HAST 
पालन के लिये जगाते रहते थे। इस समय यह भूमि मायापुर 
की बाटिका के नाम से प्रसिद्ध दै। गुरुकुल के गंगा के उस 
पार होने पर यह भूमि, गुरुकुल के यात्रियों के बहुत कास 
छाती थी और गुरुकुल की यहां पर एक छावनी सी पड़ी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EEN Sne 


TTI 7 RR, __ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


| 
| 
| 
| 
Í 
| 
- सुन्शीराम जी में अपनी धर्मपत्नी को सुशिक्षित बनाने | 
का विचार विवाह के समय ही पैदा हो चुका था | इसके लिये | 
उन्होंने यत्न भी किया | जालन्धर में माई लाडी नामकी एक | 
बुढ़िया खरी रहती थी, जिसने कई घरों की feat at हिन्दी पढ़ना | 
सिखाया था । श्रीमती शिवदेवी जी ने भो इस वृद्धा खी सेही | 
हिन्दी पढ़ना सीखा था । पीछे उस माई ने ईसाइयों के स्कूल में | 
नोकरी कर ली और अपने पुराने परिचित घरों में जा-जा कर | 
लड़कियों को स्कूल में लाकर भरती करना शुरू किया | मुन्शीराम' | 
जी की बड़ी कन्या वेद्कुभारी को भी वह उसी स्कूल में पढ़ने | 
के लिये ले गई। २ कार्तिक सम्वत्‌ १९४५, १६ TEA 
F 555, की एक घटना का उल्लेख मुन्शीराम जी ने स्वयं अपनी 
जका में किया है| उन्होंने लिखा है--कचहरी से लौटकर | 
जब अन्द्र गया, तो वेदकुमारी AA आई झौर जो भजन 
पाठशाला से सीख कर आई थी, सुनाने लगी--इक बार ईसा 
ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा मोल ? ईसा मेरा राम रसिया, 
ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया |! इत्यादि । में बहुत चौकन्ना हुआ। | 
तब पूछने पर पता लगा कि आये जाति की पुत्नियों को अपने 
शास्त्रों की निन्दा करनी भी सिखाई जाती है | निश्‍चय किया 
कि अपनी पुत्री-पाठशाला अबश्य खोलनी चाहिये ।? इस घटना 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a eS i n a o 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्री-क्षित्ता की लगन २०३ 


TE शु 


{ 
| 
| 
के तीसरे ही दिन रविवार को sama अधिवेशन था | | 
वहां रायबहादुर बख्शी सोहनलाल प्रीडर से इस सम्बन्ध में | 
बातचीत हुई | उनको भी अपनी कन्या की पढ़ाई के सम्बन्ध में | 
मुन्शीशाम जी की-सी ही शिकायत थी। उनकी सहानुभूति | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
j 


मिलने पर उसी रात को मुन्शीराम जी ने कन्या-पाठशाला के 
| ¦ लिये अपील लिख कर चन्दा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया | 
' दिवाली के अगले दिन १७ कातिक को ऋषि-उत्सब पर स्थानीय 
|, BM भाइयों के सामने आपने कन्या-पाठशाला खोलने का 
¦ विचार उपस्थित किया । इसी समय 'सद्धमे-प्रचारक' को निका- 
। लने की आयोजना को भी आपने हाथ में उठाया | उसके सामने 
पाठशाला का काम ढीला पड़ गया, किन्तु प्रचारक’ को निकालने 
के श्रान्दोलन में लगे रहने पर भी आपको पाठशाला की लगन 
आ लगी रही | उसके लिये चन्दा जमा करने का काम बन्द 
नहीं किया। 'दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालेज” से बालकों की 
शिक्षा का प्रश्न हल हुआ समझ कर 'प्रचारक' में स्त्री-शित्ता के 
| लिये विशेष आन्दोलन शुरू किया गया । फ़िरोज़पुर में एक 
| पुत्री-पाठशाला आर्यसमाज की ओर से चल रही थो | उसको 
| उन्नत करने का आपने प्रस्ताव किया | उसके साथ लड़कियों के 
रहने के लिये आश्रम खोलने पर भी आपने जोर दिया | आंदो- 
लन कुछ दिन होकर ही नहीं रह गया | मुन्शीराम जी अपनी धुन 
A के पक्के थे। उन्होंने जो संकल्प एक बार कर लिया, उसको पूरा 


i T In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- ०४ स्वामी agag 


करके ही छोड़ा । फिर यह संकल्प तो मानसिक विचार की 


कोटि से भी बहुत श्रागे बढ़ चुका था। सम्वत्‌ १६४७ में वह 
पाठशाला खुल गई, जो श्राज 'कन्या-महाविद्यालय' के नाम से 
भारत की सवेप्रधान शित्ता-संस्थाओं में से एक है । पाँच वषे बाद 
सम्बत्‌ १९२५ में, ११ अप्रेल १८६४ को, कोट किशनचन्द 
में ्ारय-कन्या-शश्रम भी खुल गया । वस्तुतः इस आश्रम को 
ही कन्या-महाविद्यालय की स्थापना का श्रेय देना चाहिये | 
मुंशीराम जी ने अपनी कन्या और देवराज जी ने अपनी भतीजी 
को आश्रम में भरती करके sea आये पुरुषों के सामने दशे 
उपस्थित किया । कन्या-महाविद्यालय के विकाश के इतिहास का 
सम्बन्ध इस जीवनी के साथ उतना नहीं, जितना कि देवराज जी 
की जीवनी के साथ है । इस संस्था को दूसरों के तो क्या, sÀ- 


समाजियों के ही विरोध का बहुत सामना करना पड़ा। 


प्रचारक! के पहिले कुछ वर्षों के अंकों में ऐसे विरोध से पैदा 
हुए आत्तेपों के निराकरण में लिखे गये बहुत से लेख देखने 
में आते हैं । इस प्रकार इस महान्‌ संस्था का मुन्शीराम जी ने 
बीज ही नहीं बोया, किन्तु अंकुर फूटने के बाद उसके चारों ओर 
बाड़ लगाने का भी बहुत सा काम उन्होंने ही किया । 
५. धर्मपत्नी कां देहान्त 

गृहस्थ मनुष्य के जीबन का बह सुवण मन्दिर है, जिस के 

नष्ट होने की वह कभी कल्पना भी नहीं करता । suai यह दै 


ngri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= का देहान्त २०९५ 


रहने पर भी अपने सम्बन्ध में बह इस अवश्यम्भावी घटना का 
होना स्वीकार नहीं करता । हिन्दू पति-पत्नी अपने पारस्परिक 
सम्बन्ध को जन्म-जन्मांतर के पुणय का फल सममते हैं । मुन्शी- 
शाम जी का गृहस्थ भी इसका अपवाद नहीं था। शिवदेवी जी 
को श्रनुकूल बनाने के लिये उन्होंने विशेष परिश्रम किया था | 
उनको शिक्षित बनाकर उनके रहन-सहन को सुधारने और वदिक 
| धर्म में उनका गहरा अनुराग पैदा करने का भी उन्होंने 
| निरन्तर यत्न किया था। पाठक शिवदेवो जी की उज्ज्वल, 
| पवित्र और निष्कलंक पति-भक्ति की कई घटनाय पीछे पढ़ आये 
E । ऐसे परिश्रम से तय्यार किये गये इतने उत्तम गृहस्थ के 
लौकिक आनन्द के तारतम्य के टूटने की सुन्शीराम जी को कोई 
कल्पना भी नहीं थी कि शिवदेवी जी सहसा बीमार पड़ गई | 
` घर में और आत्मीय जनों के हृद्यों में तो पांचवीं सन्तान पेदा 
होने की सुमधुर sera हिलोर मार रही थीं; उनको क्या 
मालूम था कि बादलों के बरसने के बाद बिजली टूटने वाली 
है ! सम्वत्‌ १६४८ के श्रावण के अन्त में सन्तान के पैदा होने 
के समय शिनदेवी जी को बहुत पीड़ा हुई | डाक्टरों की सहायता 
भी ली गई। लड़की हुई और होते ही अगली कल्पनातीत 
आर gag घटना की ओर संकेत करके चली गई | 
_ शिबदेवी जी बहुत दुबेल हो गई। सुन्शीराम जी को धमेशाला 


po eee coleenierawer O O In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar r = 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= भ्रद्धानन्द 


२०६ 


| 
समाज के वार्षिकोत्सव पर जाना था । विचार किया कि उनको | 
भी साथ लेते जायंगे। १५ भाद्रपद जाने की तिथि भी नियत 
Te | १२ भाद्रपद्‌ की शाम को एकाएक दस्त और उलटियां 
आरम्भ हुई । रात भर डाक्टर पास बेठा रहा और मुशीरास 
जी स्वयं भी जागते रहे । सवेरे तीन बजे दस्त बन्द हुए। १३ 
भाद्रपद बहुत आराम के साथ बीता । १४ को श्रायैसमाज के | 
अधिवेशन में ही समाचार आया कि फिर दस्तो की शिकायत 
शुरू होगई है | डाकटरों को इकट्ठा किया गया | सब की सलाह 
से एक डाक्टर का इलाज शुरू किया | माता ने कर पुत्री को 
गोदी में ले लिया । भाई और इष्ट सम्बन्धी सब आ गये | सत्यु 
को पराजित करने के लिये कोई भी बात उठा न रखी गई, किन्तु 
उस को किस ने पराजित किया है? रात को बड़ी लड़की 
वेद्कुमारी से शिवदेवी जी ने और सब को अनुपस्थित देख कर 
कलमदान मगाया और काग्रज्ञ के एक टुकड़े पर कुछ लिख कर 
उसी में रख दिया । रात को एक बजे मुन्शीराम जी ने जब 
दवा पिलाई तब हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और माता जी से 
योलीं-“कितना बड़ा अपराध है ? जिनकी मुझे सेवा करनी 
चाहिये, वे मेरी सेवा कर रहे हैं 0” माता ने सान्त्वना दी और 
कहा-- कोई अपराध नहीं | अच्छी होने पर इस सेवा का 
बदला चुका देना |” भाई देवराज जी ने पूछा--“बीबी जी ! 
भजन सुनोगी ?” “हां? कहने पर देवराज जी ने गाना आरम्भ 


D 
> 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~~~ ~~~ र 000 काणा 0 0 0 e a 


UR 


——— आ 


—— 5 — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


धम-पत्नी का देहान्त २०७ 


किया--“प्रभु जी ! भेंट धरूं क्‍या में तेरी ?” अवस्था बिगड़ती 
जा रही थी। माता ने fen होकर एछा--“बच्चे किस 
के सुपुदे कर चली हो १” देवी ने कहा--'आप ही पल 
a |? i 

१५ भाद्रपद सम्वत्‌ १६४८, ३१ अगस्त १८६१ Fo, की 
सवेरे ४॥ वजे मुन्शीराम जी वाहिर खड़े डाक्टर से परामशे 
कर रहे थे। ५ बजे के करीब भीतर गये। देवी ने aga ही 
केरुणापुण आवाज़ में कहा--'बावू जी ! बाबू जी ” मुशीराम 
जी ने झुक कर नन्ज़ हाथ में ली। देवी ने एक बार दिल भर 
कर बाबू जो की ओर देखा और “ओम” का उच्चारण करते हुए 
माता की गोद में ही सदा के लिये आंखे बन्द कर लीं । समा- 
चार बिजली की तरह तुरन्त सारे शहर में फेल गया । हज़ारों 
की संख्या में स्री-पुरुष घर पर जमा हो गये । ६ बजे 
दाह-संस्कार हुआ | सब से छोटी सन्तान केवल दो वर्ष की 
थी । बाकी सब बच्चे भी नासम थे। छोटे बच्चे को छः 
मास पहिले निमोनिया हुआ था और तब भी उसको ज्वर और 
दस्तों की शिक्रायत बनी हुई थी | शिवदेवी जी कुल चार सन्तान 
छोड़ गई--(१) वेदकुमारी-आयु १० वपे, (२) हेमन्तकुमारी, 
यज्ञोपवीत के समय नाम बदल कर अम्रतकल्ला' रखा गया--आयु 
६ वष (३) हरिञ्चन्द्र-अआयु ४ वपे और (४) इन्द्र--आयु 
२ वषे । 


अ... In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द 


दूसरे दिन मुन्शोराम जी शिवदेवी जी का सब सामान 
सम्हालने लगे, तो वेदकुमारी ने माता जी का लिखा हुआ 
कल्लमदान वाला कागज लाकर दिया । उस में लिखा था-- 
“बाबू जी ! अब में चली । मेरे अपराध क्षमा करना | आपको 
तो मुझ से अधिक रूपबती और बुद्धिमती सेविका मिल जायगी, 
किन्तु इन बच्चों को मत भूलना । मेरा अन्तिम प्रणाम स्वीकार 
करें |” पति-अनुरक्ता पत्नी के इन अन्तिम शब्दों ने मुन्शीराम 
ज्ञी के हृदय में एक श्रदूभुत शक्ति का संचार कर दिया । 
निवेलता सब दूर हो गई | बच्चों के लिये माता का स्थान भी 
स्वयं पूरा करने का दृढ़ सकल्प किया | ऋषि दयानन्द के उपदेश 
और वैदिक धमे के आदेश को पूरा करने के लिये पत्नी के 
इस सन्देश से विशेष बल मिला | सम्बन्धियों, इष्ट-मित्रों और 
हितचिन्तको ने बच्चों की रक्ता के नाम पर दूसरा विवाह करने 
के लिये चारों ओर से दवाना शुरू किया और तरह-तरह के 
प्रलोभन भी दिखाने शुरू किये, किन्तु मुन्शीराम जी अपने 
निश्चय पर अटल रहे | उन के अन्तरात्मा में मात-भाव का जो 
संचार हुआ था, उस के सामने बच्चों के लिये विमाता की 
आवश्यकता कभी अनुभव नहीं हुई | बड़े भाई आत्माराम जी 
ने इस समय अच्छा साथ दिया | वे अपनी धर्मपत्नी सहित 
जालन्धर आगये और उन्होंने बच्चों की देख-भाल, रक्ता तथा 
सेवा से मुन्शीराम जी को बहुत-कुछ निश्चिन्त कर दिया |. 


F by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 उत्सव पर जाने की हिम्मत न हारी। हरिश्चंद्र को साथ 
लेकर धर्मशाला चल दिये और बच्चों की ताई तीन बच्चों को साथ 
लेकर तलत्रन चली गडे । सितम्बर का पूरा मास पवेत पर 
धमँ-प्रचार में बिता कर अक्तबर के शुरू में जालंधर लौट कर 
Sry वकालत में लग गये । गृहस्थी का बंधन टूटने के बाद वका- 
लत का बंधन टूटना भी निश्चित था । १८६२ में पंजाब- 
प्रतिनिधि-सभा के प्रधान होने के बाद से यह बधन ढीला पड़ना 
शुरू हो गया और वह समय भी आया, जब कि मुंशीराम जी ने 
उससे भो पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली | 

— १६४८, सन्‌ १८७६, से ही मुन्शीरास ज्ञी का 
स्वास्थ्य कुछ गिरते लगा और वे प्रायः बीमार रहने लगे | वेशाख 
ज्येष्ठ में एक विचित्र बीमारी ने आ दबाया। ज्यों-ज्यों दिन 
बढ़ता शरीर में जलन बढ़ती जाती और दिन ढलने के साथ कम 
होकर शाम को शांत हो जाती | डाक्टर ओर हकीम परीक्षा 
कर्के कुछ भी पता न लगा सके | वसे सब शरीर ठीक था | 
फेफड़ों, छाती, पीठ ओर पेट आदि में भी कोई शिकायत नहीं 
थी । ज्येष्ठ के अन्त में पहाड़ पर जाना तय हुआ | वरिस्टर 
भक्तराम जी धर्मशाला में वेरिस्टरी करते थे। उन के पास जा 
कर चार मास वहां ही त्रिताये। इन चार भास में कांगड़ा, ? 
पालमपुर आदि में Bear प्रचार क्रिया, स्वाध्याय भी aq 


। 
| 
मुशीराम जी ने इस भारी विपत्ति पर भी धर्मशाला-समाज 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EEEE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१० स्वामी श्रद्धानन्द 


किया और वकालत कर के थोड़ा पैसा भी पैदा किया | प्रचार 
के लावा दो wre भी किये। कार्तिक में जालन्धर लौट 
याये | 
मांस-भक्तण पर आयसमाज में ज़ोरों से विवाद शुरू था । 
एक-दूसरे पर MAT करने और एक-दूसरे की आलोचना करने 
का बाज़ार गरम aT | अभी दो दल तो नहीं हुए थे, किन्तु उस 
` के चिन्ह स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होने लगे थे। आयसमाज के इस 
सङ्कट-काल में मुन्शीराम जी ने vaya साहस और अलौकिक 
कत्तेव्यपरायणता का परिचय दिया | 


६. आयसमाज में ग्रह-कलह 


युन्शीराम जी की जीवनी का यह सब से अधिक नाजुक 
हिस्सा है, जिसमें पञ्जाब के आयेसमाजों में याद्वदल के समान 
ग्रह-कलह शुरू होती है। इन प्रष्ठी में उस विषय की गहराई में 
न जा कर उसको छूते हुए भी आगे बढ़ जाने से काम निकल 
सकता है, किन्तु: ऐसा करने से उनके तथा आर्यसमाज के 
जीवन की एक महत्वपूरण घटना अस्पष्ट रह जायगी | गृह्‌- 
कल का यह इतिहास दुःखपुण होता हुआ भी महत्वपूर्णं दै | 
उस की गंदगी के कीच में कमल भी . खिले हुए स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होते हैं । मुन्शीराम जी की जीबनी के साथ उस का इतना 
अधिक सम्बन्ध दे कि उस अग्नि में तप कर ही वे खरा सोना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आर्यसमाज में ग्रह-कलह २११ 


PO 


सिद्ध हुए | पडित गुरुदत्त जी के बाद इस गृह-कलह के दिनों में 
श्रायेसमाज के प्रधान-दल का जो नेतृत्व उन को अनायास ही 
मिल गया ag आजीवन कायम रहा । इस प्रकार चरित्रनायक 
के जीवन को इतना ऊपर उठाने बालो घटना पर कुछ विस्तार 
के साथ ही विचार करना आवश्यक है । विचार के सुभीते के 
लिये ग्रृह-कलह के इस पवे को निम्न लिखित चार भागों में 
विभक्त कर लेते हैं-(क) गृह-कलह्‌ के कारण, (ख) उस का 
स्वरूप, (ग) उस का परिणाम आर (घ) मुन्शीराम जी की 
स्थिति । 


E ग्रह-कलह के कारण 
पञ्जाब में श्रायसमाज के प्रायः जन्म-काल से ही दो 
प्रवृत्तियां काम कर रही थीं । एक प्रवृत्ति का केन्द्र लाहौर था 
ओर दूसरी का जालन्धर। जालन्धर-आर्यसमाज के नाम से 
जिस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया जा रहा है उस का उद्गम 
सुन्शीशाम जी के व्यक्तित्य से ही समझना चाहिये । धमे-प्रचार 
सुशीराम जी की प्रवृत्ति के साथ तन्मय हो चुक्रा था । जालन्धर 
आर्यसमाज ने दुआवा प्रदेश में ste उस के बाहिर भी घर्मः 
प्रचार का कार्य बहुत कुछ उन की ही प्रेरणा से किया था । 
उस धर्मे-प्रचार के कारण जालन्धर में उपदेशक-पाठशाला 
खोलने ्रथवा आयेसमाज के लिये उपदेशक किंबा प्रचारक 


La In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| aces स्वामी श्रद्धानन्द 


AS 


। तय्यार करने की आवश्यकता आर्यसमाज के शुरू दिनों से ही 
विशेष रूप में अनुभव की जा रही थी । काशी से स्वामी 
. रामानन्द जी और स्वामी guia जी के आने पर उसको और 
| । भी अधिक अ्रनुभव किया जाने लगा था। इस ओर कुछ यत्न 
| । भी किये राये थे । इस प्रकार जालन्धरी sat के लिये आये- 
[Fe | समाज एक मिशन श्रथवा ध्म था, जिस का प्रचार करना 
| । उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया था । लाहौरी-आये 
श्रायसमाज को हिन्दू जाति में जागृति पैदा करने के लिये साधन 
मात्र समझते थे। उन के लिये आयेसमाज ऐसा कोई gars 
' मिशन नहीं था | 
| उनमें दूसरी प्रवृत्ति काम कर रही थी । वहां के आर्य भाई 
' श्रधिक्रांश में सरकारी यूनिवर्सिटियों के ग्रेजुएट धे । इस लिये ऋषि 
' दयानन्द के निर्वाण के बाद जब उनका कोई उपयुक्त स्मारक 
' वचनाने की चर्चा हुई, तव लाहौर के इन आये पुरुषों ने 'दयानन्द- 
एगत्नो-वदिक-स्कूल' खोलने का प्रस्तात्र उपस्थित किया | पंजाब 
के आर्यसमाजों ने एक व्यक्ति के समान उसका समशन किया 
ओर अपनी सव शक्ति तथा साधन उस प्रस्ताब को कार्य में | 
परिणत करने में लगा दिये; सन्‌ १९८६ के जून की पहली | 
तारीख को स्कूल खुल गया और महीना समाप्त होते न होते उस 
में ६०० विद्यार्थी भरती हो गये। स्कूल के बाद कालेज खोलने 
की महत्वाकांत्ता बनी ही हुई थी। १८८ द की २७ अगस्त 


हे CC-0. In Public c Domain- Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रायेसमाज. में गृह-कलहद २१३ 


को 'दयानन्द-ऐगलो-बदिक-कालेज-सोसाइटी” की रजिस्टी हो 
गयी SI कालेज खोलने की तय्यारियां होने लगीं । स्कूल में 
श्राशातीत सफलता प्राप्त होने पर आर्य पुरुषों के उत्साह का 
कहना ही क्या था ? कालेज की बात करते ही आर्यो की आंखों 
के साभने भविष्य का बहुत ही भव्य और उज्ज्वल चित्र अंकित 
हो जाता था। बे उसको ऋषि का स्मारक तो मानते ही थे, 
साथ में आर्यसमाज की सम श्रावश्यकताओं की प्रति का साधन 
भी समझते थे। उनको एरा विश्वास और भरोसा था कि 
कालेज चल निकलने के aE TUTE अथवा उपदेशक्रों की 
कमी नहीं रहेगी, वदिक ग्रन्थों के अनुशीलन का काम बहुत 
तेज़ी के साथ शुरू हो जायगा और आयसमाज की दृढ़ता की 
जड़ पाताल में पहुँच जायेगी | आये-पत्रिका! को कालेज के 
आन्दोलन के लिये ही निकाला गया । go गुरुदत्त जी और 
Mio लाजपतराय जी की TH, वेद, शास्त्र, त्रह्मचये और दयानन्द 
के नाम से की जाने वाली अपीलों पर आंय जनता पागल हो 
जाती थी । पुरुषों ने तो खुले हाथों दिया ही, स्त्रियो ने अपने 
श्राभूषण तक उतार कर कालेज-फ़णड में दिये। सबंसाधारण 
में कालेज के लिये जो प्रवृत्ति काम कश रही थी, वह पहली 
प्रवृत्ति से कुछ भिन्न नहीं थी. किन्तु कालेज सोसाइटी के सदस्यों 
अथवा उसकी स्थापना करने वालों में जो अग्रणी थे उनमें दूसरी 
ही प्रवृत्ति काम कर रही थी । वे ईसाइयों के मुकाबले मे एक 


—— 
$ 
ms लए 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह १४ स्वामी श्रद्धानन्द 


शानदार कालेज खड़ा कर “हिन्दुत्व की रक्ता करना चाहते थे | 
उनको आये सिद्धांतों, वैदिक उपदेशकों ओर समाज के प्रचार 
की इतनी चिन्ता नहीं थी | सम्वत्‌ १६४८ के मध्य ज्येष्ठ, सन्‌ 
१८६९ के मई मास में होने वाले कालेज की मैनेजिंग सोसाइटी 
के अधिवेशन में वैदिक ग्रन्थों की पढ़ाई के लिये श्रलग वेदिक 
विद्यालय की श्रेणी खोलने का प्रश्न आने पर कह दिया गया 
कि उससे सोसाइरी क्री रजिस्ट्री रह हो जायगी। सोसाइटी के 
— में कालेज को आयेसमाज के लिये उपदेशक तय्यार करने 
फा साधन नहीं बताया गया था और यह भी नहीं बताया गया 
था कि उसकी पाठविधि में वेदिक अन्थों तथा प्राचीन इतिहास 


की पढ़ाई को प्रधानता दी जायगी | शाम जनता कब किसी | 


विषय की इतनी गहराई में जाती है ? दिन रात व्याख्यानों में 


सुनी जाने वाली बातों के बाद उस = सोसाइटी के | 


लिखित उद्देश्यों की जांच-पड़ताल करने की कभी अवश्यकता ही 
अनुभव नहीं हुई । 

इन दोनों प्रवृत्तियों को बैदिक भाषा में श्रय और प्रेय नाम 
दिया जा सकता है। आयसमाज को “मिशन? मान कर धमे- 


प्रचार के ध्येय से प्रेरित होकर काम करने बाली प्रवृत्ति को श्रय | 


कह सकते हैं और दूसरी को प्रय | 


परस्पर व्रिरोध-भाव न होते हुए भी इस प्रकार की भिन्न- 


भिन्न प्रवृत्तियां दोनों दलों में बराबर बढ़ती चली जा रही थीं । | 


a a 


a | 


3 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
प L ees 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— में गृह-कलह २१५ 


प्रथिवी के पेट में ज्वालामुखी के फटने के सब सामान इकट्रे हो 
रहे थे | दोनों ओर बारूद बिल्ल रा था । उसको दियासलाई 
दिखाने की ही कमी बाकी थी । 

स्कूल की पढ़ाई का विषय उपस्थित हुआ | यह विचार 
होने लेगा कि उसमें हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई का समावेश 
किस प्रकार किया जाय ? संस्कृत पढ़ाने पर ऐसा बड़ा मतभेद 
नहीं था | मतभेद था इस पर कि संस्कृत पढ़ाई किस तरह जाय ? 
यह्‌ विवाद शुरू होने से पहले “प्रचारक” में भी डी० wo वी० 
स्कूल और कालेज के लिये अपील निकला करती थीं और अलग 
स्कूल खोलने का यत्न करने वाले समाजों को वैसा न करके 
Go Yo dio कालेज के काम में ही हाथ बटाने की सलाह दी 
जाती थी | मतभेद का श्रीगणेश स्कूल में dena की पढ़ाई की विधि 
को ही लेकर होता है। पंडित गुरुदत्त जी अ्ृषि दयानन्द की 
पाठविधि के पूर्ण भक्त थे। वे अष्टाध्यायी पर wee थे और वेद 
तक पहुँचने के लिये उसको ही पहिली सीढ़ी सममते थे । उनके 
साथियों पर भी उनके इस विश्वास का इतना गहरा प्रभाव पड़ा 
था कि मास्टर दुर्गाप्रसाद जी, जीवनदास जी, आत्माराम 
जी ( saad ), To रामंभजदत्त जी चौधरी और मुन्शीराम 
जी शादि की बगलों में भी उन दिनों र दीखा करती 
थी । पंडित गुरुदत्त जी ने afk दयानन्द की योजना के 
अनुसार अर उनकी पुस्तकों के ही आधार पर संस्कृत पढ़ाने पर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२९६ स्वामी श्रद्धानन्द 


ज़ोर दिया | स्कूल के संचालक हंसराज जी श्रौर लालचन्द जी 
इस से सहमत नहीं थे ! कुछ समय विवाद, विचार ओर सम- 
मौते में निकल गया । पर, श्राय जनता में स्कूल में 
संस्कृत की पढ़ाई के श्रभाव की शिकायत बढ़ती ही गई । समा- 
चारपत्रों में भी उसकी चर्चा होने लगी | कलकत्ता के 'आर्यावते! 
ने इस शिकायत की चर्चा सन्‌ १८८७ से ही शुरू कर दी थी। 
सन १८८९ से 'प्रचारक' में भी आये पुरुषों की शिकायत के 
लेख तथा पत्र निकलने शुरू होगये Fi 'आये-पत्रिका” में किये 
गये समाधान से भी जनता को सन्तोष नहीं हुआ | इस असन्तोष 
का रूप यह देखने में आता हे कि उपदेशक-छास खोलने का 
निश्चय करके उसके लिये चन्दा इकट्ठा करने और श्रन्य सव 
योग्य व्यवस्था करने के लिये एक स्थायी कमेटी बनाई गई, जिसके 
yee जी प्रधान थे, केदारनाथ जी मन्त्री, जीवनदास जी 
कोषाध्यक्ष और स्वामी रामानन्द जी उपदेशक | उक्त महाज्ञुथावों 
के अतिरिक्त पंडित गुरुदत्त जी, रलाराम जी झेलम, THAT 
जी अमृतसर, दयाराम जी गुजरात और सीताराम जी पेशावर 
आदि आये आई भी इस विचार से सहमत थे । इस श्रस्थायी 
कमेटी के बनने के बाद शीघ्र ही पंजाब प्रतिनिधि-सभा की 
अन्तरङ्ग-सभा ने उपदेशक-छास चल्नाने का निश्चय किया, 
युन्शीराम जी को उसके नियम आदि बनाने का काम सौंपा 
गया और मन्त्री से कहा गया कि डपदेशक-छ्ास के नाम से 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
` ST FP Te SE mt 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आ्रायेसमाज में ग्रह-कलह २१७ 


SÀ वाला रुपया अलग रखा जाय। इस अशय का प्रस्ताव 
श्रन्तरङ्ग-सभा में सन्‌ १८८६ फे अक्तूबर मास में स्वीकृत 
किया गया था | उधर मुन्शीराम जी ने अपने पत्र प्रचारक 
में यह पहिले ही लिख दिया था कि जब तक कालेज-सोसाइटी 
उपदेशक-क्कास खोलना स्वीकार न करे तब तक उक्त कार्ये के 
लिये सब धन पंडित गुरुदत्त जी के पास भेजा जाय | इस सब 
कार्यवाही पर कालेज के संचालक श्रापे से वाहर होगये | उन्होंने 
पंडित जी पर भी नाना प्रकार के प्माक्तप करने शुरू कर दिये | 
इन श्याक्षेपों से ही अआलोचना-प्रत्यालोचना का काम शुरू हुआ | 
पर, पंडित जी के प्रभाव ने उसको उग्ररूप धारण नहीं करने 
दिया । इस प्रकार आग सुलग ही रही थी कि पंडित गुरुदत्त जी 
को भयानक बीमारी ने आ घेरा | सब आये भाई एक होकर 
उनकी सेवा-शुश्रूषा में लग गये । सुलगती हुई आग में लपट 
निकलनी ही बाक़ी थीं कि पंडित जी चल बसे और उनके बाद 
ही साईंदास जी भी | दोनों ओर के दो प्रभावशाली नेता उठ 
गये | ज्वालामुखी के मुख पर से आवरण हट गया । seg 
सुलग गयी । 

संस्कत को स्कूल की पाठविधि में मुख्य ery दिलवा कर 
ऋषि दयानन्द की ही पाठविधि के अनुसार शिक्षा का क्रम नियत 
कराने के श्रभिल्लाबियों को आपने यत्न में इतनी भी सफलता 
eV मिली कि Gio ए० बी० कालेज में अलग ही उपदेशक-कास 


4. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


=e १८ स्वामी श्रद्धानन्द 


खोल दी जाती | कालेज के संचालक यूनिवर्सिटी से अपने स्कूल 
तथा कालेज का सम्बन्ध तोड़ने को तय्यार न थे | वे समझते थे 
कि वैसा करने से कालेज टूट जायगा, उसके लिये न विद्यार्थी 
सिलगे और न रुपया ही | वह सम्भवतः ईमानदारी का मतभेद 
था, किंतु ईमानदारी अधिक दिन नहीं निभ सकी | जब ad 
वितर्क और सावेजनिक-विवाद से भी काम नहीं चला, तव 
संम्थाओं पर अधिकार जमाने का यत्न शुरू हुआ । कालेज 
को मनेजिंग सोसाइटी, लाहौर के आर्यसमाज और पंजाब की 
प्रतिनिधि-सभा एवं अन्तरङ्ग-सभा में अपना-अपना बहुमत करके 
अधिकार प्राप्त करने के यत्न के पीछे ही कलह ने भयानक 
रूप धारण किया । प्रजातन्त्र-संस्थाओं के सावैजनिक चुनाव की 
सवव्यापक बुराइयों से आर्यसमाज भी बच नहीं सकता था। 
र p जब कि उसमें ईप्या, द्वेप तथा वैमनस्य की चिंगारियां 
हृ सुलग चुकी थीं -7 हि 
हिद्रान्वेषण होने a A a a 
ही चर्चा शुरू थी | उसने oe oe = 
a ae = aa oo रूप धारण किया कि 
उसको ही इसका प्रधान 
करण सममते X मांस-भक्षण का प्रश्न पंजाब के वाहर भी 
फल्ला, कितु उतना नहीं | मांस-भच्तण के साथ ही यह भी प्रश्न 
ad कि क्रूषि दयानन्द को कहां तक प्रमाणित माना जाय ? 
मांस-भक्षण के विरोधी उनको Praha मानते और उनके 


© CC. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
SE 2 se >> — 


a ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आयेसमाज में गृह-कलह २१६ 


मानने का आग्रह करते थे | मांस-भक्षण के समर्थक पहिले तो 
स्वामी दयानन्द के ग्रन्थों और वैदिक शास्त्रों से अपने पत्त के 
समर्थन करने का प्रयत्न करते थे | जब उसमें सफल नहीं होते 
थे, तब स्वामी दयानन्द को पूर्णतः प्रमाण तथा भूल से बिलकुल 
परे मानने से भी इनकार कर देते थे। इसी विवाद का एक रूप 


| 
'सत्यार्थप्रकाश? आदि ग्रन्थों के एक-एक अत्तर को प्रमाण 
| 
| 
| 


| 
विचार-स्वातन्त्रय भी था | वह यह कि हर एक व्यक्ति की | 
्रपनी कुछ स्वतन्त्रता है | अपनी स्वतन्त्र बुद्धि से सोचने और | 
उसके अनुसार कुछ करने का भी उसे अधिकार है | | 
सम्वत्‌ १६६६ के 'प्रचारक! में ‘ses’ के प्रतिवाद में | 
मुन्शीराझ जी ने तीन लेख लिखे थे, जिनमें इस गृह-कलह पर । 
भी कुळ प्रकाश डाला गया था । उन्होंने लिखा था कि 

| “मास-भच्तण को वेदानुकूल मानना तो उस मुख्य मतभेद का 

` एक गौण परिणाम है। मुख्य मतभेद क्या था ? शिक्षा का 
| snag । स्वगीय परिडत गुरुदत्त ज्ञी और उनके प्रशंसक तथा 
शिष्य जिनमें प्रधान लाला रलाराम थे, यह कहते थे क्रि जब 
तक प्राचीन आर्य शिक्षा पद्धति का प्रवेशा दयानन्द कालेज में 
न होगा, तब तक BM दयानन्द का उद्देश्य उससे पणी नहीं हो 
सकेगा। किन्तु श्री हंसराज जी तथा उनके साथी, जो प्रच | 
कल्चड कहलाते हैं, अधिकतः इंगलिश तथा पदार्थःविज्ञान की 
hisa के पक्षपाती थे । sa मागड़े की तह में श्रादशे 


Memmi |. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२० स्वामी श्रद्धानन्द 


का मतभेद था | पुराने वेदिक समय का आदश सर्वोपरि रहे 
वा उसको युरोपियन श्रादश के नीचे दबाया जावे ? मतभेद का 
me परिणाम यह हुआ कि कस्चडे महाशय इस युरोपियन 
धम-सूल्न के अनुयायी बन गये कि उद्देश्य पवित्र हो तो उसकी 
सिद्धि के लिये अपवित्र साधनों का प्रयोग करने में कोई दोष 
नहीं |” 
कल्याण मार्ग का पथिक' नाम से लिखी गई अपनी जीवनी 
के तीसरे परिच्छेद का लिखना, सालूम होता है, चरित्रनायक ने 
देहावसान के कुछ ही दिन पहले शुरू किया था, क्योंकि 
उसके कुल तेरह Age उनके अपने हाथ के लिखे हुए मिलते 
दै | उन प्रष्टों में इस गृह-कलह की ही कहानी शुरू की गई 
थी और उसका अभी उपोद्धात भी पूरा नहीं हुआ था। 
उस उपोद्वात्‌ से यह पता लगता है कि लाहौर आर्यसमाज 
के संचालन की बागडोर एक ऐसे जल्ये के हाथ में थी, जो 
उसक्रो अपने हाथों में से निकलने नहीं देना चाहता था । gat 
जत्य में जो लोग शामिल थे, वे लगभग सभी मांसाहारी थे | 
उनका पहिला सिद्धान्त यह था कि जैनियों के अहिसा ब्रत की 
अति ने आर्य सन्तानको दास बनाया है, इस लिये उसका 
अतिक्रमण ही भारत का उद्धार कर सकता है । दूसरा यह था 
कि उद्देश्य पवित्र होने पर कैसे भी १७७७ काम में लाये जा 
सकते हैं | "जातीचा यह्‌ कि सिवा उनके कोई और HN दयानन्द 


CC-0. In Public Domain. Guru 


kul Kangri Collection, Haridwar 
ES eee 


eta 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शायेसमाज में गृह-कलह्‌ २२१ 


के रहस्यप्रण गूढ़ उद्देश्य को नहीं समक सकता। इस लिये भी 
बे नीतिसानों की अपनी ही गोष्टी के हाथों में ्रायसमाज का 
संचालन रखना चाहते थे। 

ऋषि दयानन्द के निवाण के बाद परोपकारिणी-सभा का 
जो पहिला त्रापिकोत्सब हुआ था, उसमें इस जत्थ ने अपनी इस 
नीति का स्पष्ट परिचय दिया था । स्वर्गीय श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा 
SNL रावबहादुर गोपालराव देशमुख के प्रस्ताव पर वहां ST- 
स्थित आये पुरुषों से कहा गया कि वे हस्ताक्षर करें कि उन 
सब बातों को सत्य मानते हैं, जिनका स्वामी जी उपदेश कर्ते 
धे । वहां उपस्थित सब ने हस्ताक्षर कर दिये, किन्तु लाहोर वालों 
ने हस्ताक्षर नहीं किये । दयानन्द-कालेज खोलने के स्थान का 


प्रश्न आने पर भी वे सिवा लाहोर के और किसी दूसरी जगह | 


को मानने को तय्यार न हुए, हालांकि फरुखाबाद वाले अपने 
यहां के लिये एक लाख से अधिक रुपया एकदम देने को तय्यार 
थे । इन लोगों को अपनी 'कोमियत? और 'कोमी हमदर्दी' का 
भी बहुत अभिमान था । सब से बड़ी बात यह थी कि ये लोग 
अषि दयानन्द के सिद्धान्तं की जज़ीरों में जकडे रहना भी 
पसन्द नहीं करते थे। लाला रलारास जी ने २७ पौष सम्वत्‌ 
१६ ४८ के “प्रचारक” में एक विस्तृत लेख में यह प्रश्न किया था 
कि नास्तिक अर्थात्‌ वेदों को न मानने वाले आयेसमाज के 
अग्रणी और अधिकारी कैसे हो सकते हैं ? उनको उस समय के 


क्या "जा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


z २२ स्वामी श्रद्धानन्द 


लाहौर-आर्यसमाज के अधिकारियों के उक्त जत्थे के विरुद्ध यह | 
शिकायत थी कि वे वेदों को नहीं मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि | 
लाहौर की इस नेता-पाटीं के असूल आर्यसमाज के Haat की | 
आपेक्षा अधिक स्वतन्त्र थे । चरित्रनायक के आपने हाथ के लेख 
का सारांश यहां केवल इस लिये दिया गया है कि इससे ज्लाहौरी | 
र्य-नेताओं की उस मनोवृत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का | 
कोई भ्रम न रहे, जिस का ऊपर उल्लेख किया गया है | fer | 
के आदश-सम्बन्धी इस मतभेद का लाला लाजपतराय a 
भी पयिडत गुरुदत्त जी की अंग्रेज़ी में लिखी गई जीवनी में 
वणन किया दै और माना है कि यही मतभेद TERNE का 

मुख्य कारण था | 

संक्षेप में ये ही उस गृह-कलहद के कारण थे, जिन्होंने एक 
| | स्रोत से निकली हुई गंगा की पवित्र शीतल धारा की दो नहर 

| बना ql श्रेय और प्रेय मार्ग की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियां जिन 


कारणों से एक-दूसरे से बिलकुल अलग-अलग हो गई, उन में 
पहिले ईमानदारी थी, फिर पारस्परिक हिद्रान्वेषण की मनुष्य | 
| | की स्वाभाविक कमजोरी तथा अधिकार की लालसा का भी 
श्र ' समावेश हुआ और उनका अन्त हुआ पारस्परिक सन्देह 
= या Sb | पारस्परिक सन्देह तथा अविश्वास से. फरे | 
a हुए हृदयों का मिलना सीमेणट 

' भी कहीं अधिक कठिन है | SS | | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वन में गृह-कलह २२३ 


(ख) उसका रूप 

कालेज खुलने पर उस के प्रिसिपल की नियुक्ति का प्रश्न 
उपस्थित हुआ । साईंदास जी, हंसराज जी को और दूसरे लोग 
पंडित गुरुदत्त जी को कालेज का प्रिसिपल बनाना चाहते थे । 
दोनों क शिक्षा के आदश में गंगा जमुना से भी अधिक अन्तर 
था । पंडित जी को प्रिंसिपल न बना कर हुसराजजीको ही 
प्रिंसिपल बनाया गया | आपस की पहिली कसक इसी से पैदा 
हुई । पंडित गुरुदत्त जी वेतन लेकर कालेज में प्रोफेसर बनना 
नहीं चाहते थे और अवैतनिक रूप में सेवाभाव से दो-तीन घरटे 
वेद पढ़ाने को बहुत उत्सुक थे | परन्तु कालेज के संचालकों को 
वेद की पढ़ाई की न इतनी इच्छा थी और न आवश्यकता ही | 
उन्होंने उन को साइन्स पढ़ाने के लिये कहा, जिस के लिये वे 
तय्यार नहीं हुए । इस अ्रसली घटना पर टीका-टिप्पणी यह 
es गई कि उनकी श्रभिलाषा प्रिसिपल वनने की हे । इस प्रकार 
पंडित गुरुदत्त जी का कालेज से बिलकुल अलग रखा जाना भी 
उन के मित्रों को बुरी तरह खटका | यथार्थ बात को छिपा कर 
उन पर को गई टीका टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम 
किया । पंडित जी ने तो उस समय बड़ी गम्भीरता का परिचय 
दिया किन्तु उनकी मित्रमडली उनपर होने बाले आक्षिपों को सहन 
नहीं कर सकी | साइदास जी, हँसराज जी आदि के मांस-भव्तण 
की चर्चा होने लगी | दोनों ओर के लोग एक-दूसरे को आलो- 


es 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


EA K = Pot Sue De 


en T . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


२२४ स्वामी श्रद्धानन्द 


चनात्क दृष्टि से देखने लगे और परस्पर हलिद्रान्वेषण करने में 

लग गये । साइँदास जी लाहौर-आर्यसमाज के प्रधान थे | 

। मांस-भन्तण को लेकर उनको उससे अलग करने का प्रश्न भी 

उठाया गया | शीघ्र ही दोनों ओर हठ और दुराग्रह भी पेदा 

| हो गया, जिस से परस्पर घृणा और मनोमालिन्य भी उत्पन्न 

| हुआ । इसी बीच में पंडित गुरुदत्त जी और साईदास जी का 

देहांत हो गया! aaa जी की जगह हंसराज जी लाहौर 

आयसमाज के प्रधान हुए | जिनको साईंदास जी के ही प्रधान 

रहने में आपत्ति थी, वे इल चुनाव से कब सन्तुष्ट हो सकते 

थे t साइदास जो का तो कुछ प्रभाव भी था, किन्तु हेसराज जी | 
| उलटे अप्रिय थे । उनके अप्रिय होने का कारण एक तो उनका 
' रूखा और फंड़ा स्वभाव था, दूसरे उनके भाई मुलखराज ने 
SEA GA मांस-भक्षण का आन्दोलन शुरू करके उनको और 
भी अ्रधिक अप्रिय बना दिया था | इतने प्रिय होने पर भी 
हसराज जी कालेज के प्रिंसिपल, लाहौर-अर्यसमाज के प्रधान 
और पञ्जाब-प्रतिनिधि-सभा के भी प्रधान थे । उनको इन पदों 
पर्‌ रखने तथा उन से अलग करने के लिये प्रान्तभर के 
| | ससा में श्रपनी-शक्ति बढ़ाने का काम शुरू हुआ | १८६ १ का 
| | सम्प्रणा be इस शक्ति के बढ़ाने और परस्पर कटाक्ष तथा STAT 
करने में ही बीता | इस वर्ष के अन्त में हंसराज जी ने लाहौर- 

. आयंसमाज के प्रधान-पद से व्यागपक् दे दिया 


| उनके स्थान 


CC-0. In Public Domain. 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रायेसमाज में गृह-कलह २२ 


| 


| 
L 


SoS 


पर मास्टर दुर्गाप्रसाद जी प्रधान हुए | आप बहुत तेज़ स्वभाव 
के थे और परिडत गुरुदत्त जी के अन्यतम अन्तरंग साथी थे | 
ST प्रधान होने के बाइ श्रायेसमाज के अधिवेशनों में ata- 
भक्षण की चर्चा ने ज़ोर पकड़ा और मांस खाने वालों पर सीधे 
SEAU होने लगे । जाहौर-समाज की अन्तरंग-सभा के श्रधि- 
वेशन कुरुक्षेत्र के मैदान बन गये। नये सदस्य वना कर ओर 
पुराने सदस्यों का अपने पास से चन्दा देकर अपनी शक्ति बढ़ाने 
के लिये जा-बेजा सब साधन काम में लाये गये । व्याख्यान, 
उपदेश, समाचार-पत्र आदि में पारस्परिक श्राक्रमणों के सिवा 
आर कुछ नहीं होता था । जालन्धर के प्रायः सभी आर्यसमा- 
जियों की सहामुभूति प्रारम्भ से ही परिडत गुरुदत्त जी और 
उनके बाद मास्टर दुर्गाप्रसाद जी के साथ थी। मुन्शीराम जी 
उनके नेता थे और उनके पत्र प्रचारक” ने मास्टर जी के दल का 
दिल खोल कर साथ दिया | “प्रचारक? के मुकाबले में लाहौर से 
'भारत-सुधार” qa निकाला गया, किन्तु उसके लेखों में उतना 
बल नहीं था। मुन्शीराम जी की उदार वृत्ति, सेवा के 
भाव, चरित्र के बल, सिद्धान्त के लिये हानि सहने तथा कष्ट 
उठाने के ,अभ्यास आर अन्त तक्र मित्र का साथ निभाने के 
सद्गुणों से मास्टर जी के दल को विशेष बल मिला । उनकी 
लेखनी में जो शक्ति थी, वह भी ‘caren’ के द्वारा उन के कास 
Org | लाहौर में मास्टर जी के दल का, स्वगीय परिडत गुरु- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ce क E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= 


दत्त जी के कारण, विद्याथियों और नवयुवकों'पर विशेष प्रभाव 
था! बाहर के समाजों में मुन्शीराम जी का पहिले ही अच्छा 
प्रभाब ओर प्रतिष्ठा थी | "प्रचारक? की धाक भी अच्छी जमी 
हुई थी । मास्टर जी ओर मुन्शीराम जी में श्रतिथि-सेवा का 
एक विशेष गुण था । इस लिये उनके मित्रा की संख्या भी बहुत 
थी | मांस-भत्तण का प्रश्न सामने शने पर उपदेशक. और 
संन्यासी भल्ला कब उनमे अलग रह्‌ सकते थे ? इस प्रकार वाणी, 
लेखनी और प्रचार की तीन प्रबल शक्तियां उनके साथ थीं। | | 
इसी लिये लाहौर से बाहर के समाजों पर भी उनका ही विशेष 
प्रभाब था | सन्‌१८६ २ का वे भी इसी प्रकार के झगड़े में बीता | | 
एक-दूसरे के लिये असभ्य, DAN एवं गन्दी भाषा का प्रयोग 
करना, परस्पर MSA लगाना और श्रपमानित करना, साधारण 
बाते थीं। साधारण सभासदों को बहुका कर श्रपने पक्ष में 
लाने के लिये सभी साधन काम में लाये गये | एक-दूसरे की 
fash चिट्टियां तक चुरा कर समाचार-पत्रों में छापी गई । सन्‌ 


ड 


| १८९२ के अन्त में लाहौर-आर्यसमाज के वापिकोत्सव के अव- 
| सर पर मृह-कलह की अग्नि बड़े जोरों से धधक रही थी | 
हंसराज जी के दल के लोग समक गये कि स्थानीय समाज 
उनके हाथ में नहीं रह सकता, इस लिये उन्होंने कालेज पर पूरा 
अधिकार जमाये रखने का यत्न किया | स्वर्गीय लालचन्द जी 
एम० ८० के मकान पर सम्भवतः अक्तूबर के महीने में हंसराज 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EP fa SSS See है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


STAs में गृह-कलह २२७ 


के दल की सभा हुई । बच्छोवाली-समाज-मन्दिर पर अधि- 
कार करने के प्रश्न पर विचार हुआ । कुछ लोग पुलिस की 
सहायता तक लेना चाहते थे । Sea में अलग होने का ही निश्चय 
किया गया । दूसरे दिन अनारकली में भगत इश्वरदास जी के " 
मकान पश दल की एक सभा होकर अल्लग होने का निश्चय 
हो गया | श्रनारकली में समाज की वतेमान जगह ही पहिले 
किराये पर ली गई, फिर उसको खरीद लिया गया । नवम्बर में 
आ्रायेसमाज का सोलहवां उत्सव भी दो जगह हुआ । दयानन्द्‌ 


` एंगलोचेदिक-हाई-स्कूल कालेज बालों के हाथ में art उनकी ' 
शरोर से होने वाला उत्सव वहां हुआ, दूसरा बच्छोवाली समाज-' 


मन्दिर में । धमे-चर्चा के श्रबसर पर मांस-भक्तण की ही चर्चा 
हुई और उसको लेकर आपस में डण्डा भी चल गया । वैसे 


` दोनों ओर के उत्सब सफलतापूर्वक हो गये । पर, आपस में 


सन्देह और अविश्वास इतना श्रधिक घर कर गया था कि दोनों 
शोर के लोग अपने-अपने समाज-मन्दिर पर रात ओर दिन 
बराबर पहृरा रखने लगे । स्कूल के मकान में, जो सम्मिलित 
सम्पत्ति थी, कालेज वालों का उत्सव करना मास्टर जी के दल 
को सहन नहीं हुआ | एक तो वे उस झआयेसमाज को ही अनिय- 
मित मानते थे, दूसरे संयुक्त सम्पत्ति को इस प्रकार काम में 
लाना स्पष्ट ही अनुचित था। मांस-भेक्षण के समर्थन में कुछ 
daz भी छाप कर इस उत्सव पर बँटवाये गये थे। इस प्रकार 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TI nn डा FO) ea 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द 


कालेज दूल की ओर से मांस-भक्षण का खुलम-खुला समर्थन 
किया जाने लगा था । लालचन्द जी ने फ्लेटफाम से उसका 
समथन करते हुए यहां तक कहा था कि श्जार्यसमाज फे दस 
नियमों में मांस-भच्तण का कहीं भी निषेध नहीं दै और उसका 
धमे अथवा सदाचार के साथ भी कोई सम्बन्ध नहीं है । लाहौर- 
saat में कलह ने ऐसा रंग दिखाया कि उस वषे चार 
चुनाव हुए | लाहौर से बाहर के समाजों का युद्ध-क्षेत्र प्रतिनिधि- 
सभा का afte अधिवेशन बना । इस ऐतिहासिक अधिवेशन 
की कार्यवाही सायकाल ६ बजे शुरू होकर दूसरे दिन सवेरे ६ बजे 
तक होती रही । इसमें महात्मा-दल का बहुमत था । कालेज वालों 
ने अड़गा नीति से काम लिया | इस पर भी उनको परास्त होना 
पड़ा । हंसराज जी की जगह मुन्शीराभ जी प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान और ईश्वरदास जी की जगह दुर्गाप्रसाद जी are चुने 
गये । इस प्रकार प्रतिनिधि सभा भी जब हाथ से निकल गई, 
तब कालेज पर पूरा अधिकार बनाये रखने का अन्तिम यत्न 
किया गया | उसके लिये कालेज सोसाइटी के नियम तक बदले 
गये ओर उनके अर्थो का अनर्थ करते हुए नयी व्याख्या भी की 
गई। दूसरे दल के सभासदों की संख्या कम करके अपना बहुमत 
बनाने के लिये जा-बजा सब कायेबाही की गई। २८ मई: 
१८६३ को कालेज = का वह अधिवेशन हुआ, जिसके | 
बाद दोनों दल फिर कभी दृढ़ता के साथ एक नहीं होसके | स्कूल 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
' 


| 
| 
क 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ायेसमाज में गृहकलह २२६ 


में बह अधिवेशन रखा गया और उसके दरवाजे पर डणडों 
वाले स्वयसेवको को तैनात किया गया । दूसरे दल के लोग भी 
“धस पर जान जाती है तो जाने दो” के गीत गाते हुए शक्ति 
राजमा कर शअन्तिउ फैसला करने की ही इच्छा से प्रेरित होकर 
वहां गये | कालेज बालों ने जिसको चाहा, उसको ही भीतर 
जाने दिया | जब कुछ लोगों ने अन्दर जाने का आग्रह किया 
तो दरवाजे पर डण्डा चल गया । कुछ, लोगों के सिर तक फूट 
गये । दोनों ओर से पुलिस में रिपोर्ट भी दजे कराई गई | 
दूसरे दिन अधिवेशन में बहुत गरम बहस हुई । भक्तराम जी के | 
कुछ शब्दों पर उनसे माफ़ी मांगने के लिये कहा गया, तो दूसरी 

आर से भी माफ़ी मांगने की वात उठाई गई | मुन्शीराम जी यह 
घोषणा करके अपने सब साथियों के साथ वहां से उठ कर चले 

gà कि-- तुम हमको इस शानदार मकान से निकाल सकते 
हो, पर वेद और धमे हमारे हृदय में से नहीं निकाल सकते |” 
हंसराज जी सरीखे मितभाषी sate ने भी मुन्शीराम जी और 
दुर्गाप्रसाद जी पर प्रतिनिधि सभा की दृष्टि से आवेश में आकर 
यहां तक कह दिया--“धिक्कार है प्रधान को ओर धिक्कार है मन्ली 
को ।” भक्तराम जी के इन शब्दों पर कि “यहां सब कायेवाही 
धर्मविरुद्ध हो रही दै?, लाला लाजपतराय जी सरीखे व्यक्ति 
भी आवेश में आगये और उन्होंने भी हंसराज जी के शब्दों को 
दोहराया । नेताओं के आवेश का जब यह हाल था, तब 


mms In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रे ३० स्वामी श्रद्धानन्द 


अनुयायियों के आवेश का sga सहज में किया जा 
सकता है । | 

इस प्रकार लाहौर आयसमाज, प्रतिनिधि-सभा और कालेज 
तीनों की दृष्टियों से दोनों दल बिलकुल अलग-अलग होगये, किंतु 
दोनों ही निभेर करते थे सवसाधारण श्राय जनता पर | इसलिये 
SA जनता को अपने.पच्ष में करने की कोशिशों से लाहौर में 
प्रगट हुई गृह-कलह की यह अम्नि समस्त पंजाब में दावानल की 
तरह फेल गई | सन्‌ १८६३ से १८६७ तक के चार ब इसी 
महायुद्ध की भेट हो गये । पंजाब का ऐसा कोई भी समाज नहीं 
बचा, जिसने इस महायुद्ध में भाग नहीँ लिया । 

इस महायुद्ध में मुख्य बिवादात्मक प्रश्न मांस-भच्तण का बन 
गया, यद्यपि उस के प्रारम्भिक काल में यह बिलकुल गौण 
था । ऐसा प्रतीत होता है कि मांस-भच्ाण को पहिले व्यक्तिगत. 
कमज़ोरी समझ कर उसकी उपेक्षा की जाती रही । परस्पर मत- 
मेद होने पर जब एक-दूसरे की आलोचना और छिद्रान्वेषण 
होने लगा, तब उसका समर्थन वेद्‌, शास्त्र और अषि दयानन्द के 
नूम से होने लगा | उस में भी जब सफलता न मिली, तब 
TENER अनुकूल लोकमत बनाने और उसके लिये 
व्यवस्थाय मांगने की चेष्टा 
SIA उठाई गई + ह 3E 

: र उसका समथन करने 

वाला श्रायसमाज का सभासदू नहीं रह सकता | कुछ समाजों 


_ _ CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
प Bd 7० त So! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ने ऐसे प्रस्ताव भी = किये आऔर उनके अनुसार कठोरता से 
| काम लेना शुरू कर दिया । जोधपुर में मांस-भक्षण के 
सम्बन्ध में किये गये acat को संक्षेप में यहां दे देना श्रावश्यक 
है । इस एक उदाहरण से गृह-कलह के पीछे काम करने वाली 
मनोवृत्ति का स्पष्ट परिचय मिल जाता है | 

जोधपुर-राज के प्रबन्धकर्त्ता मेजर-जनरल सर प्रतापसिंह 
क्रूषि दयानन्द के परम भक्त और वैदिक धमे के अनुयायी होते 
हुए भी यह मानते थे कि क्ष्तिय-राजप्रतों को अपनी वीरता 
कायम रखने के लिये मांस अवश्य खाना चाहिये | लाहोर में 
सांस का प्रश्न उठते ही सन्‌ १८६३ में साधु प्रकाशानन्द को 
जोधपुर इसी लिये भेजा गया कि वे वहां से कालेज दल का 
समथन करावे । साधु प्रकाशानन्द ने वहां अच्छा जाल बिछाया 
siz समाचारपत्रो के सम्पादकों तथा उपदेशकों से मांस-भष्तण 
के पक्ष में व्यवस्थाय दिलवाने की अच्छी लीला रची | 
मांस-भक्षण के समर्थन के लिये पारितोषिक के रूप में लाहोर 
के 'भारत-सुधार' को १०० रु० और फिरोजपुर के आयेगज़ट 
को २०० रु० दिलवाये गये | इसी प्रकार कुछ आर्य पंडितों के 
भी हाथ गरम किये गये । आगरा-कालेज के संस्कृत के हेड पंडित 
ठाकुरप्रसाद जी ने 'राजस्थानत्समाचार में मांस-भक्षण के 
सम्बन्ध में लेख लिख कर उसको वेदानुकूल सिद्ध करने का 
चैलेंज दिया | इसका उनको यह इनाम भिला कि जोधपुर-आये- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee We के: 


आ E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ स्वामी श्रद्धानन्द 


wr 


समाज का उनको हेड पंडित बना दिया गया ।बम्बई के 
स्वामी ASHI और स्वामी श्रचेतानन्द ने भी मांस-भच्तण का 
समर्थन करके अपना मतलव सीधा किया | जोधपुर-श्रायेसमाज 
में इस श्राशय के प्रस्ताव भी स्वीकृत किये गये कि “प्रतिष्ठित 
आरयैसमाजी और सद्गृहस्थों से यह पता चला है कि वेदों में 
मांस-भक्तण लिखा है और स्वामी जी के ग्रन्थों से विदित हुआ 
है कि हानिकारक जीवों को मारने की आज्ञा वेदों में है, इसलिये 
हमारा समाज मांस-भक्तण को पाप नहीं समझता और सब 
समाजों से निवेदन है कि मांस-भक्तण को एाप मानने वालों के 
व्याख्यान कराने की शप्रावश्यकता नहीं |”? जोधपुर-्ायसमाज 
की शोर से मांस-भक्तण के समर्थन में पांच पुस्तिकायं भी 
निकाली गई । पंडित लालमरि को मांस-भच्तण का समन 
करने पर ५० रु० महीने की नौकरी दिलवाने और पं० कालूराम 
आ भी कुछ ऐसी ही श्राशा दिलवा कर मांस-भक्तण का समर्थन 
करवाने के लिये लिखे गये साधु प्रकाशानन्द के कुछ पत्र भी 
पकड़े गये | साधु प्रकाशानन्द का साहस इतना बढ़ा कि उसने 
मेरठ से पंडित गंगाप्रसाद जी एम० ए० और इलाहाबाद से 
पंडित भीमसेन जी को निमन्त्रण-पल्न भिजवा कर जोधपुर 
बुलवा भेजा | पंडित गुरुदत्त जी के बाद Fo गंगाप्रसाद जी की 
विद्वत्ता की आर्यसमाज में धाक थी | पं० भीमसेन जी HÑ 
दयानन्द के शिष्य और इलाहाबाद से निकलने बाले rå- 


) 
) 
i 
> 


n Public Domain. G Collection, Haridwar 


a eee A = ~~) 
SS SNE STS 


ह by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= के सम्पादक थे | पंडित भीमसेन जी की इृढ़ता पर. 


लोगों को सन्देह था । पंडित लेखराम जी को मांस-विरोधी-दल 
की ओर से पंडित भीमसेन जी को सम्हाले के लिये भेजा गया। 
पंडित भीमसेन जी और पडित गंगाप्रसाद जी २ अगस्त सन्‌ 
१८६.३ को वहां पहुँचे | पंडित गंगाप्रसाद जी ने साधु प्रकाशा- 
are के इशारे पर खेलने से साफ़ इनकार कर दिया । पंडित 
भीमसेन जी ४ अगस्त को महाराज प्रतापर्सिह से मिले और 
दबे शब्दों में कह आये कि वेद में तो मांस-भक्षण का waded है, 
किन्तु हिंसक पशुओं का वध पाप नहीं, इसलिये उनका मांस 
खाने में दोष भी नहीं है । वस, साघु प्रकाशाचन्द ने इतने ही a 
चारों ओर फैला दिया कि पंडित जी ने मांस भक्षण का समथन 
किया है । पंडित लेखराम जी ने ५ अगस्त को वहां पहुच कर 
पंडित भीमसेन जी को आड़े हाथों लिया आर उनको दबाया कि 
बे स्पष्ट ही मांस-भक्षण को दोषयुक्त वतावे। दूसरे दिन पंडित जी 
जब विदाई लेने गये तो मांस-भक्षण का स्पष्ट खरडन कर आये | 
लोगों की यह आम धारणा है कि यदि पंडित भीमसेन जी 
विदाई के समय वैसा न करते तो उनको एक हज़ार भट ग 
जाते, किन्तु उससे आधे ५०० रु० ही मिले | जोधपुर में की 
गई साधु प्रकाशानन्द की ये सब हरकत इतनी घृणा की दृष्टि से 
देखी जाने लगीं कि लाहौर वालों को भी कहना पड़ा कि हमारा 
जोधपुर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसी saen में लाहोर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द 


या पंजाब पर तो उसका प्रभाव ही क्या पड़ना था ? राजस्थान- 
प्रतिनिधि-सभा ने बड़े साहस का परिचय दिया | उसने जोधपुर 
के प्रस्तावों का विरोध किया और साधु प्रकाशानन्द को समाज 
से अलग कर दिया । अजमेर-आर्यसमाज ने मांस-भक्तण और 
उसका समर्थन करने वालों को समाज की सभासदी से लग 
करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया | | 
जोधपुर के यत्न में असफल होने के बाद मांस-भत्तण के 
` समर्थकों ने परोपक्रारिणी-सभा पर भी हाथ साफ़ किया | आगरा ` 
में उसका एक अनियमित अधिवेशन २७ दिसम्बर सन्‌ १८६७ 
को कर के कनेल प्रतापसिंह को सभापति उद्घोषित किया और 
मांस-भत्तण के समर्थन में प्रस्ताव भी स्वीकृत करा लिया | 
सन १८९७ तक इसी प्रकार की कारंवाइ्यां होती tat 
और स्थाच स्थान पर दो समाज बनाने का भी यत्न होता रहा | 


मांस-भक्षण के विरोधी समाज प्रतिनिधि-सभा के साथ wz 
शौर दूसरे कालेज के साथ | 


(ग) उस का परिणाम 
इस शह-कलह का परिणाम शुभ नहीं कहा जा सकता | 
निश्चय ही आयसमाज की शक्ति को उस से बहुत बड़ा और 
हरा धक्का लगा । उस की प्रतिष्ठा और प्रचार में भी बाधा 
_ पहुंची | संयुक्त तथा सुसंगठित आर्यसमाज कुछ और ही शक्ति 


>>. 
Ki 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ड में गृह-कलह्‌ 


होता । पर, स्वनामधन्य लाला लाजपतराय जी का मत यह है 
कि इससे समाज को लाभ ही हुआ दै। उन्होंने अपनी जीवनी 
में लिखा है कि “वहां हिम्मत, उत्साह और साहस से उन्होंने, 
दोनों दलो के लोगों ने, समाज की सेवा में वे त्याग किये, जो 
इतिहास में पूजने योग्य हैं और सदा याद्‌ रहेंगे । बूढ़े और 
युवक, असीर और गरीव सब ने अपनी शक्ति और हैसियत 
से बढ़ कर कास किया । कालेज की सहायता के लिये सब एक _ 
एक महीने की अपनी आमदनी पहले ही दे चुके थे । बहुत से 
नियमित रूप से मासिक चन्दा भी देते थे, कितु अब फिर नये 
सिरे से चन्दे लिये गए और सब ने खशी खुशी दिये | महात्मा 
दुल ने वेद-प्रचार-कोष, कन्या-महाविद्यालय smc स्थानीय 
स्कूलों के लिये उसी हासले से चन्दे दिये । लोगों को यह सन्देह - 
होने लगा कि कदाचित्‌ दोनों दल अपना चन्दा बढ़ाने के लिये 
ही लड़ रहे हैं | दल की सेवा में कालेज के उत्साही युवक लाला 
साईदास जी के बड़े पुत्र लाला सुन्दरदास जी ने अपनी जान 
तक खो दी। इसी तरह महात्मा-दल के उत्साही युवक श्री 
लब्भूराम जी ने अपने को अपने दल की सेवा में बलि चढ़ा 
दिया | लाला हंसराज आर लाला सुन्शीराम ने भी अपने 
दायित्व को बहुत उत्साह, हिम्मत sie सहनशीलता के साथ 
निभाया और अपने-अपने दल की सेवा में अपने को मिटा 
fear W 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar E AR 
— 5 4 42 ae 


os EE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= ३६ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


पर, मुन्शीराम जी की दृष्टि दूसरी थी। वे इस लाभ से 
सन्तुष्ट नहीं थे । उन की दृष्टि में इस कलह से आर्यसमाज को 
हानि ही हानि हुई । सम्बत्‌ १९६६६ में आपने 'प्रचारक' भें | 
प्रायैसमाज को दृढ़ करने के सम्बन्ध में कई लेख लिखे थे | | 
पहिला लेख १४ ज्येष्ठ के og में प्रकाशित हुआ था | लेख बहुत 
विस्तृत है और उस से मुन्शीराम' जी के व्यक्तित्व और विचार- 
i. का भी अच्छा परिचय मिलता है | लाला लाजपतराय 
जी के बताये हुए जिन लाभों का ऊपर उल्लेख किया गया है, 
Sa at Wa के रूप में देते हुए आप ने उस लेख में लिखा 
था क्रि “यदि रुपये ही से सत्र उद्देश्य पूरे हो सकते हें तो क्या 
दोनों दलों की सारी संस्थाओं की जायदाद लाहौर के एक 

` राय रामशरणदास की जायदाद का मुकाबला कर सकती है ९ 
यदि उपदेशकों की संख्या पर ही वैदिक धर्म की उन्नति निर्भर 
हो तो कया छोटे से छोटे पौराणिक साधुओं के अखाड़े के चेलों 
का भारत के सब भ्रायोपदेशक मुकाविला कर सकते हैं ? यदि 
घरेलू युद्ध को आरम्भिक तिथि से पहले की अवस्था के साथ 
उस के बाद की अवस्था की तुलना की जाय तो a नुकसान का 
हाल भली प्रकार विदित हो जायगा। ऐसे आदसमियों को 
अपनी ओर से पिछला चन्दा arian कर के आये सभासद्‌ 
बनाया गया जिन्होंने तीन-तीन चार-चार वर्षों से समाज 
मन्दिर में पर नहीं रखा था। अंतरङ्ग-समा में सम्मतियां विषय 


“ae CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FN se 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रायेसमाज में गृह-कलह 


SIS ~ ~~ ~अ 


की उत्तमता फे विचार से नहीं दी जाती थीं, प्रत्युत के 
` हानि-लाभ के विचार से दी जाती थीं । अपनी मतलब-सिद्धि के 
लिये छृणित से घणित साधनों का भी प्रयोग होने लग गया था | 
जो लोग पहिले सोसाइटी के डर से दुराचारों से डरते थे, वे 
खुल्लमखुल्ला दुराचार करने लग गये । क्या कोई इनकार कर 
सकता है कि इस झगडे का असर दोनों दलों फे आयेसामाजिक 
पुरुषों के आचरणों पर नहीं पड़ा ९ उपदेशकों के आचरणों पर 
भी कोई अंकुश नहीं रहा । में आधी gaa अधिक ऐसे 
दृष्टांत बतला सकता हूँ कि जहां प्रतिनिधि-सभा के दुराचार के 
` कारण निकाले हुए उपदेशक सांस-पार्टी ने अंगीकार कर लिये | 
दूसरी पार्टी बाले ऐसे उपदेशकों के नाम बतला सकेंगे जिनको 
उधर से निकाले ड पर धास-पार्टी में शरण सिली | 
अव्यवस्था का राज्य चारों ओर दिखाई देता है ओर परस्पर के 
अविश्वास की कोई सीमा नहीं रही | एक प्रांत की संस्था के 
. विरुद्ध दूसरे प्रांत वाले विना रोक-टोक काम करते हैं। विविध 
प्रांतों के नेताओं का आपस में ऐसा अविश्वास है कि उस के 
रहस्य पर से परदा हटाना सहस्रों सरल हृदयों पर ठेस लगाना 
होगा | कोई गिरा से गिरा हुआ दुराचारी भी देखने में नहीं 
शाता, जिसके पीछे दस-बीस आदमी न लग ata sit वह 
सारी mimes संस्थाओं को अंग्रूठा न दिखा सके |” 
मुन्शीराम जी का श्राशय प्रगट करने के लिये उस विस्तृत लेख 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2302223230 36 00 el 


Ma 
mg 


व से ऊपर बीच बीच की कुछ पंक्तियां ही दी गई हैं। दोनों 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


दृष्टिकोण पाठकों के सामने रखने के लिये इतने लम्बे उद्धरण 
देने आवश्यक समझे गये हैं। दोनों से ठीक ठीक आशय 
निकालने का काम पाठकों पर ही छोड़ देना उचित प्रतीत 
होता है | 

लाहौर-समाज के बाद प्रायः समस्त पञ्जाब में हर जगह दो 
दो श्रायेसमाज हो गये। समाजों की संख्या की दृष्टि से 
प्रतिनिधि-सभा का बल अधिक रहा | कालेज तथा स्कूल और 
उन की सब सम्पत्ति कालेज-दल के हाथ में रही । बच्छोवाली- 
समाज-मन्दिर, उस के पुस्तकालय तथा रजिस्टर श्रादि सब 


कागज पत्रों पर और पञ्जाब-प्रतिनिधि-सभा के सब अधिकार 


तथा रजिस्टर आदि पर महात्मा-दल का एकतन्त्र अधिकार 
हो गया । 

इस गह-कलह का एक परिणाम यह भी हुआ कि महात्मा- 
दल ने कालेज के लिये श्रपील और चन्दा इकट्ठा करना बन्द 
करके 'वेद-प्रचार' के कोष की स्थापना की | ग़ह-कल्नह के पहिले 
वष सन्‌ १८६२ के लाहौर-श्रायेसमाज के सोले उत्सव पर 
युन्शीराभ जी ने कालेज के लिये ही अपील की, किन्त शते यह 
थी कि यह रुपया कालेज को केवल वेद्‌ की पढ़ाई के लिये ही 
दिया जाय | उस के बाद सन्‌ १८६३ के ana उत्सव से 
केबल वेद-प्रचार के लिये ही अपील होने लगी । इस प्रकार 


crs: CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PENSON 


ह प्रतिनिधि-सभा से सवथा निराश होकर कालेज-दल ने अपनी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SAAS में गृह-कलह २३६ 


पञ्जाब-प्रादेशिक सभा की अलग. स्थापना की | श्री मुरलीधर 
जी इस के पहले प्रधान आर श्री ईश्वरदास जी पहले मन्ब्री 
नियुक्त हुए । इस दल की समाजों के वापिकोत्सवों पर कालेज 
के लिये ही अपील होती और महात्मा-दल के समाज वेद्‌-प्रचार 
के लिये श्रपील और धन संग्रह करते थे | दोनों का अलग-अलग 
संगठन हो गया और अलग-अलग काम होने लगा । 


(घ) सुन्शीरांम जी की स्थिति 


यह प्रकरण इस जीवनी में अधूरा ही रहेगा, यदि इस में 
यह न दिखाया गया कि मुन्शीराम जी की इस ग्रह-कलह में 
क्या स्थिति थी ? मुन्शीराम जी शुरू से ही दृढ़ सिद्धांतवादी थे | 
मांस-भच्तण का प्रश्न उन के लिये सिद्धांत और 'ग्रायेत्व की र्ता 
का प्रश्न था | इसके सम्बन्ध में कोई समझौता करना उनके लिये 
सम्भव नहीं था । पंडित गुरुदत्त जी पर किए जाने वाले कटाक्ष 
वे एक क्षण के लिये भी सहन नहीं कर सकते थे | इसलिए उन 


` पर किये गये कटात्तों का उन्होंने शुरू में ही इस प्रकार उत्तर 


दिया, जैसे कि वे उन पर ही किये गये थे | वैसे अपने पर किये 
जाने वाले श्राक्षेपों का उत्तर देने वाले भी वे अन्तिम व्यक्ति 


थे। गालियों की संख्या. एक सौ एक तक पहुंचे बिना वे कलम - 


नहीं उठाते थे। पर, जब कलम उठती थी तब श्रीकृष्ण के 


Haridwar 


Rs 


i, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 yo ६ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


सुदशन का ही काम करती थी | इस लिये यह कहा जा सकता 
है कि पणिडत गुरुदत्त जी पर किये जाने वाले MAN में सचाई, 
न्याय ओर सभ्यता की इतनी हत्या हो चुकी थी कि सुन्शीराम 
जी के लिये उनका और अधिक सहन करना सम्भव नहीं था। 
इतने पर भी मुन्शीराम जी शुरू-शुरू में समझौते के लिये पूण 
चेष्टा करते रहे | वे उसके लिये ही कई बार लाहौर गये आर 
दोनों ओर के नेताओं के घरों पर भी उन्होंने कितने ही चक्कर 
लगाये | इस याद्व-लीला का भयानक और दुःखद परिणाम 
उनकी आंखों के सामने था । उन्होंने कुरुक्षेत्रकी लड़ाई को 
टालने का श्रीकृष्ण के समान ही अन्त तक सचाई के साथ पूरा 
यत्न किया । 

सम्वत्‌ १६४६ में गुरुदत्त जी के प्रति water करके जब 
साईंदास जी को उनसे दूर करने की चेष्टा की जा रही थी, तब 
मुन्शीराम जी केवल इस चेष्टा को विफल बनाने के लिये ही 
लाहौर गये थे। वहां वह पहले गुरुदत्त जी से मिले और उन 
पर किये जाने वाले आत्तेपों के सम्बन्ध में उनसे बात-चीत की । 
फिर साईंदास जी के पास जाकर उनसे कहा--“ल्ञाला जी ! 
गुरुदत्त आपके gata हैं । पिता-पुत्र में लोग तो द्वेष फैलाने का 


“tabi करते है । आप क्यों नहीं स्वयं गुरुदत्त से स्पष्ट बातचीत ˆ 


करते !” Rea जी से बातचीत कराने के लिये anara जी 
को अपने साथ उनके मकान पर भी लाये, किन्तु परिडत जी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee 


ण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


FT में गृह्‌-कलह २४१ 


= नहीं थे | मुन्शीराम जी ने लिखा है--“यदि उस दिन पंडित 
गुरुदत्त घर होते तो शायद आर्यसंमाज का इतिहास ही बदल 
जाता, परन्तु वे बाहर भ्रमण को चले गये थे | भें जालन्धरः 
चला आया । जब दूसरी बार लाहौर .गया तो: रोगी गुरुदत्त 
मित्रों के अनुरोध पर मरी पर्वत चले गये थे ।” इस प्रकार सुशी- 
राम जी के प्रारम्भिक यत्न सफल नहीं हो सके और NAATA 
के इतिहास का श्रगला अध्याय उनकी इच्छा के प्रतिकूल 
Riel गृह-कलद्द की दुःखप्रण कहानी के लङ्का-काणड में 
परिणत हो गया । 

लाहौर-आयेसमाज के सोलहवे उत्सव से पहले, जब कि लाहौर 
में दो आर्यसमाज बनने' के सब लक्षण साफ़ दीख पड़ने लगे, तब 
भी युन्शीराम जी नवम्बर १८६२ में लाहौर गये और उन्होंने 
आपस की कलह को टालने क भरसक यत्न किया | कालेज 
बालों ने सुलह के लिये जो शर्ते पेश की उनका आशय यह था 
= रविवार के सुबह एक दल की ओर से ओर शाम को दूसरे 
दल की ओर से अधिवेशन हुआ करे, सप्ताह के बाकी छः दिनों 
में तीन-तीन दिन बारी-बारी से समाज पर एक-एक दल का 
अधिकार रहे | पांच वषे तक मांस-भच्याण के सम्बन्ध में किसी 
भी ओर से कोई भाषण न हो और न किसी के विरुद्ध कोई 


कार्यवाही ही की जाय | लाहौर-आयसमाज की कुल जायदाद | 


्राधी-ञ्धी बांट ली जाय | मुन्शीराम जी सममा-बुझा कर 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४२ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


मास्टर दुर्गाप्रसाद जी के दल को उक्त शर्तों को मानने के लिये 
तय्यार करके उनकी श्र से लाला लाजपतराय जी के पास 
गये | १६ नवम्बर की शाम को डा० परमानन्द के यहां मास्टर 
दुर्गाप्रसाद जी और ला० लाजपतराय जी का आपस में मिलना 
तय हुआ | पर, नियत समय पर लाला जी ने वहां न आकर 
कहला भेजा कि सुलह की बात-चीत न होगी | उसके बाद फिर” 
सुन्शीराम जी लाला जी के घर पर उनसे मिले | पर, लाला जी 
ने उदासीनता दिखाई और मुन्शीराम जी निराश होकर १७ 
नवम्बर को जालन्धर लौट आये । लाहौर के दोनों दलों की फूट 
से दुःखी होकर उत्सव के बाद श्रापने जालन्धर आकर 'प्रचा- 
` शक! में लिखा--दोनों के सम्बन्ध में में ood) कलम से कुछ 
नहीं faa’ sie लिखा भी कुछ नहीं । २७ ज्येष्ठ सम्वत्‌ १९५९ 
में आपने अपने दल के लोगों को, जिसको 'महात्मा-दल? नाम 
दिया गया, यह सलाह दी कि 'कालेज सोसाइटी में जाने की 
इच्छा छोड़ द, वेद-प्रचार-निधि में शक्ति भर चन्दा दे, खी-शिष्ता 
में अपनी शक्ति लगावे, उपदेशकों का प्रबन्ध करें ओर जोधपुर 
के मांस-भक्षण के निर्णय को वाममागी निर्णय समक कर उससे 
तथा मूलराज-पाटी, कल्चड पार्टी, से किनारा करके धमेप्रचार में 
लग जावे ।' इसी सलाह के अनुसार आपने अपने को पारस्परिक 
विवाद से अलग रख कर रात-दिन धमे-प्रचार के लिये एक करके 
अपने दल के सन्मुख एक द्री भी उपस्थित किया | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


FE माज में गृह-कलह २४३ 


कलह के बाद भी 'प्रचारक' में सुलह के लिये बराबर चर्चा 
2 जाती रही । २६ वेशाख सम्वत्‌ १६५२ के "प्रचारक? में 
“घ्रायेसमाज में ane’ शीर्षक से मुन्शीराम जी ने एक लेख 
लिखा, उसमें बताया कि किस प्रकार घर की फूट मिट सकती 
है ? आपस की फूट का दुष्परिणाम आप ने बताया कि उससे 
MIG का प्रेम नष्ट होगया है, समाज की प्रतिष्ठा को गहरी चोट 
लगी दै, धमेभाव नहीं रहा और एक-दूसरे को दबाने की बराबर 
चेष्टा की जा रही है । इन दुष्परिणामों का उल्लेख करने के बाद 
श्राप ने सुलह के लिये यह प्रस्ताव डपस्थित किये कि (१) मांस- 
WY की समस्या का हल यह हो सकता है कि उसका प्रचार 
करना बन्द कर दिया जाय, (२) डी? Uo वी० कालेज का 
झगड़ा मिट सकता है यदि उसमें प्राचीन संस्कृत की पढ़ाई को 
स्थान दिया जाय, बोडिंग में ब्रह्मचर्याश्रम की पद्धति के अनुसार 


. कार्ये हो और data कमेटी में दोनों दलों का प्रतिनिधित्व 


बराबर-बराबर हो, (३) प्रतिनिधि-सभा को रजिस्टर करा दिया 
जाय she तहरीरी और तक़रीरी प्रचार का योग्य प्रबन्ध किया 
जाय, (४) पिछली सब बातों को भुला कर परस्पर प्रेम किया 
जाय, (५) खी-शिक्ता में भी बराबर हाथ बटाया जाय आर 
(६) भ्रधिकार की लालसा को तिल्लांजलि दे दी जाय | 

यह सचमुच बड़े दुःख का विषय है कि मुन्शीराम जी के 
इन सब यत्नों के बाद भी गृह-कलह शान्त नहीँ हुआ और 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४४ स्वामी श्रद्धानन्द 


उस का अवश्यम्भावी परिणाम समस्त आर्यसमाज-को भोगना 


पड़ा | 
मुन्शीराम जी ने गृह-कलह के इस विपले वातावरण में बड़ी 
शान्ति, सहनशीलता और संयम का परिचय दिया | अपने पर 


. होने बाले व्यक्तिगत कटाक्षों का कभी जवाब नहीं दिया | अन्य 


भी कटाक्त-पूर्ण लेखों को "प्रचारक? में यथासम्भव कभी स्थान 
नहीं दिया | आपकी अनुपस्थिति में यदि कभी ऐसे लेख निकल भी 
गये, तो उनके लिये खेद प्रगट किया और भविष्य में सावधानी 
से काम लिया । सैद्धांतिक दृष्टि से मांस-भक्तण और 
शिक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में 'प्रचारक' में बहुत अधिक चर्चा 
हुई, कितु इस चर्चा में भी कभी अन्याय, असभ्यता अधवा 
पक्षपात से काम नहीं लिया | दूसरे पक्ष के प्रति किये गये समान 
व्यवहार को दिखाने के लिये एक ही उदाहरण देना पर्याप्त 
होगा | हंसराज जी के बड़ भाई सुलखराज जी ने गोरखपुर- 
आयसमाज के मन्त्री ऊधोदास जी को आगे करके उनके ही नाम 
से मुन्शीराम जी को यह सिद्ध करने के लिये sas दिया कि 
ऋषि दयानन्द मांसाहार के विरोधी थे और एक SY मांसाहार 
करने से आरयैत्व से च्युत हो जाता है ? सुन्शीराम ज्ञी ने चैलेंज 
स्वीकार करते हुए उनको लिखा कि आप पन्द्रह दिन में अपना 
सब वक्तव्य लिख भेजे या आठ सप्ताह तक बराबर दो-दो 
र्ठ लेते चले जाये । आप का वक्तव्य समाप्त होने के बाद ही 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a येसमाज में गृह-कलह २४५ 


में लिखना शुरू करूंगा | अथवा, आप एक ट्रेकट लिख और मैं 
भी जबाब में उतने ही प्रछ का ट्रेक्ट लिखूगा | दोनों की एक 
साथ एक हज़ार प्रतियां Roa कर छाः सौ समाजों में बांटी जाये 
आर दो-दो सौ लेखक अपनी इच्छानुसार बांट ले | या, दोनों 
अपना-अपना Fe लिख कर HTT. उसको चाहे मुफ़्त बट- 
ara, या कीमत पर वेचे | इसमें प्रष्ठों की केंद नहीं रहेगी | 
मुलखराज जी ने पहिली वात स्वीकार की श्र मांस-भक्तण 
के समर्थन में 'प्रचारक! में उनके सत्रह पत्र छूपे | उनके वाद 
मुन्शीराम जी ने उनके खयडन में लिखा । सुन्शीराम जी की 
सम्पादकीय उदारता, ASAT और समता को दर्शाने के लिये 
यह एक ही उदाहरण पर्याप्त होना चाहिये | सेद्भांतिक दृष्टि से 
मांस-भच्तण के आंदोलन में लेखनी ओऔर वाणी से पूरा भाग 
लेते हुए भी मुन्शीराम जी का इस सम्बन्ध में आदरे यह था 
कि 'मांस-भत्तण के आंदोलन से भय नहीं करना चाहिए | 
धर्मानुसार HAR करने वाले के आचरण का प्रभाव सदा ही 
अधिक रहता है / धर्मानुकूल अआचरण करने वाला ही आप की 
दृष्टि में आये! था और आये सभासद्‌ वह था, जो श्राय सिद्धांतों 
के अनुसार आचरण करना स्वीकार करे और उसके लिये 
सचाई के साथ यत्न भी करे । आर्यसमाज को आप हस्पताल-से 
उपमा देते हुए कहा करते थे कि इससे बही लाभ उठा सकता 
ES जो इसके उपचार पर विश्वास रखता है और इसकी उपः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


| साश्रम में प्रवेश करने के बाद सन्‌ १६२४ के जुलाई-अगस्त के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४६ स्वामी श्रद्धानन्द 


योगिता को स्वीकार करता है । इस लिये आप की दृष्टि में मांस- 
Wa को उचित मानने वाला श्राय-सभासद्‌ नहीं रह सकता 
था। 

मुन्शीराभ जी की इस स्थिति को देखते हुए उनको इस 
महायुद्ध का योद्धा” श्रथवा 'करधार? नहीं कहा जा सकता, 
किन्तु फिर भी समझा यह जाता है कि वे “योद्धा? ही नहीं किन्तु 
कराधार! भी थे । असलियत यह दै क्रि वे वीर, साहसी, सत्य- 
प्रेमी, सिद्धान्तवादी, निर्भीक अआन्दोलक और दृढ़ आये थे | 
इन गुणों ने ही उनको महात्मा-दक्ष का नेता बना दिया और 
इस नेतृत्व के दायित्व को उन्होंने बड़ी हिम्मत, पुरुषाथ तथा 
सहनशीलता के साथ पूरा क्रिया । इस कर्तव्यपरायणता का ही 
यह परिणाम हुआ कि मुन्शीराम जी सिद्धान्तवादी दल के 
प्रतिद्वन्द्वी नेता सहज में बन गये। 

बाद में भी मुन्शीराम जी ने इस गृह-कलह से पैदा हुए 
दो दलों को एक करने का कई बार यत्न किया था । सम्वत्‌ 
१९६६ में 'प्रचारक' में इसी दृष्टि से एक जोरदार लेखमाला 
इस शीषेक से शुरू की थी कि “यदि उठती हुई इस आंधी से 
बचना है तो आर्यसमाज की संस्था को दृढ़ करो । पर, विघ्न- 
सन्तोषी और दो दल बने ही रहने में स्वाथ-साधन करने वालों 
ने इस लेखमाला का भी विपरीत ही अथ लगाया । फिर संन्या- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आयेसमाज में ग्रह-कलह २४७ 


महीनों में आपने प्रायः समस्त पञ्जाब का दौरा इसी निमित्त से 


किया था । कोई चौदह-पन्द्रह स्थानों पर आप स्वयं गये थे 
ओर देहली से निकलने बाले साप्ताहिक “अजुन! में ‘saa 
का संगठन? शीषक से एक लेखमाला भी इसी तात्पये से लिखी 
थी । इन सब यत्नों से यह स्पष्ट हे कि इस गृह-कलह से आये- 
समाज की क्षीण हुई शक्ति का सन्ताप उनको आजीवन बना 
रहा | सन्‌ १६.०७ में सुरत में जब कांग्रेस में दो दल हुए थे तब 
भी आपने कांग्रेस त्रालों का ध्यान श्रायेसमाज की इस ग॒ह-कलह 
की ओर आकर्षित कर उन से ज़ोरदार अपील की थी कि वे 
आ्रायेसमाज की तरह कांग्रेस की दुदेशा न कर और आयसमाज 
की फूट के इतिहास से कुछ तो शिक्षा ग्रहण करे | 

इस गृह-कलह का सब से NI d गन्दा रूप यह था कि 
ज्ली-शिक्ता के विषय को भी विवाद का विषय बना दिया गया 
था और जालन्धर के कन्या-महा विद्यालय पर भी तरह-तरह के 
gA किये जाकर उसके विरोध में भी बहुत-से लेख लिखे 


Lae भे । लाला लाजपतराय जी सरीखे व्यक्ति ने भी इस प्रवाह . 


में बह कर कन्या-महाविद्यालय के विरोध में अपनी लेखनी 


उठाई थी | 'प्रचारक' हारा मुन्शीरामजी और देवराज जी ने इस | 


विरोध का श्रच्छा सामना किया था | २४ श्राषाढ़ सम्वत्‌ 
x ६४१ से 'प्रचारक' के चार प्रष्ठ केवल स्त्रियों की सेवा के लिये 
अलग कर दिये गये थे, जिनका सम्पादन देवराज जी करते थे | 


—— E sD = = 


= 


| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = Hag OW at 3253: प जहॉ प oS 


२9८ स्वामी श्रद्धानन्द 


स्वर्गीय लाजपतराय जी ने श्रपनी जीवनी में इस कलह के 

/ सम्बन्ध में यह भी लिखा है कि “राय मूलराज को महात्मा-दल् 

के और राय पेड़ाराम को कालेज-दल्न के लोग सरकार का 

भेदिया श्रथवा दूत. समझते तथा कहते भी थे | लोगों का विचार 

था कि ये दोनों सज्जन सरकार के संकेत पर समाज में फूट 

i डाल कर उसकी शक्ति को बिगाड़ रहे हैं ।” लाला जी ने इसका 
न तो खण्डन ही किया है और न मण्डन ही । sidan के 

. उस समय के वतमान नेताओं में से किसी को अथवा आर्यसमाज 
कै इतिहास की खोज करने वाले किसी व्यक्ति को इस विषय 
पर अवश्य प्रकाश डालना चाहिये | आश्चर्यं नहीं TH सदा ही 
मेद-नीति से काम लेने बाली सरकार का भी हाथ आर्यसमाज 
की उठती हुई शक्ति को दबाने में रहा हो और इस भेद-नीति में 


| विफल होने के बाद ही सन्‌ १६०६-७ में दमन-नीति से काम 
Í लिया गया हो | 


€ 
७. आय-पथिक का बलिदान और उस का 
क्षणिक प्रभाव 


के साथ, शुद्ध होने के बहाने से आये हुए, एक मुसलमान ने 
विश्वासघात किया और उन के पेट में छुरा भोंक कर उन की 


६ माचे सन्‌ १८६७ को आर्य-पथिक पणिडत लेखराम जी . 


क EE E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऽप्रायै-पथिक का बलिदान श्रौर उसका कणिक प्रभाव २४६ 


हत्या कर दी। इस बलिदान का लाहौर की हिन्त्रू-जनता पर 
कुछ ऐसा असर हुआ कि हिन्दू और आये, सनातन औरं 
वेदिक का सब मेद-भाव भुला कर हिन्दू, जनी, are और सिख 
सभी नगर निवासी उनकी श्रर्थी के साथ श्मशान भूमि तक 
गये | ऐसी अवस्था में आर्यसमाज के दोनों दल अलग-अलग 
केसे रह सकते थे ? ता० ७ माचे को श्मशान भूमि में चिता पर 

रखे हुए वीर लेखराम जी के शव को साक्षी रख कर दोनों ने 

एक होने का निश्चय किया | मुशीराम जी अकस्मात्‌ ही ता० न 

माच को शाम को लाहौर गये थे और स्टेशन पर हो Ged 

का समाचार सुन वहां से सीधे आये-पथिक के घर गये । 

पडित लेखराम जी की मुन्शीराम जी के साथ वैसी ही अन्तरग 
प्रीति ste श्रद्धा थी, जसी कि पंडित गुरुदत्त जी की उन के 
साथ थी | मुन्शीराम जी ने सम्बत्‌ १६७१, सन्‌ १६१४, में 
gaat लेखराम? के नाम से उनकी जो जीवनी लिखी है, 
उससे दोनों के इस आत्मीय सम्बन्ध का पूरा पता लगता 
है । श्मशान भूमि में मुन्शीराम जी ने बहुत ही ओजस्वी, 
मार्मिक और हृदयवेधी वक्‍तृता देते हुए दोनों दलों से एक 
होने की अपील की | परिणाम यह हुआ कि हत्या के बाद के 
पहले ही रविवार को आ्ा्यसमाज-बच्छोवाली में दोनों दलों का 
संयुक्त अधिवेशन पांच बरस बाद हेसराज जी के सभापतित्व में 
हुआ | लाला लाजपतर'य जी के मकान पर सुलह का रास्ता 


RNS | ji 


eerie 


* CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 


"म्य 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


२५० स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


तय किया गया। निश्चय हुआ कि “मांस-भक्षण का प्रचार न 
किया जाय | हंसराज जी लाहौर के समाज के पहले के समान 
प्रधान हों । दोनों पक्त मिलकर आरयपथिक के हत्यारे का पता 
लगावे । इस काम के लिये बनाई गई कमेटी का मन्त्री लाला 


जी को बनाया गया | एक पक्ष के 'प्राठ व्यक्ति जिस कामका . 


लिखित विरोध करें और कालेज तथा प्रतिनिधि-सभा के जिस 
काम का एक पक्ष के पांच व्यक्ति विरोध करें, उसको नहीं किया 
जाय ! वेद्प्रचार-निधि और कालेज-फणड को बराबर का महत्व 
दिया जाय, दोनों के लिए एक साथ अपील की जाया करे |”? 
श्मशान मूमि में की गई यह सुलह श्मशान-चेराग्य ही साबित 
हुई । ऊपर से सुलह हो जाने पर भी भीतर के दिल साफ़ 
नहीं हुए थे । उन में सन्देह, श्रविध्वास और मनोमालिन्य 
बराबर बना हुआ था | इस सुलह के बाद भी यह भय बना 
हुआ था कि कहीं कोई एक दूसरे को gga a जाय और कुचल 
न डाले | १६ फाल्गुन सम्बत्‌ १६५४ को एक करनाल-निवासी 
ओर २३ फाल्गुन को एक जानकार के इस सुलह के टूटने के 
सम्बन्ध में बहुत विस्तार के साथ लिखे हुए दो लेख 'प्रचारक' 
में प्रकाशित हुए थे, जिन में उस के कारणों पर विशेष प्रकाश 
डाला गया था। उन लेखों से यही पता लगता है कि मनों के 
भीतर का मैल दूर नहीं हुआ था | लाहौर-समाज का प्रधान-पद्‌ 
हंसराज जी को सौंप देने पर भी कालेज वालों ने अपनी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्राये-पथिक का बलिदान Sie उसका क्षणिक प्रभाव २५१ 


| 

| 

| 

| 

| प्रादेशिक-सभा भंग नहीं की थी, अपना पुस्तकालय तथा कागज़ 

| पत्र आदि सब अलग ही रखे हुए थे। लेखराम-मेमोरियल- 

| यड के काम में उन्होंने सहायता तो क्या करनी थी, उस 

| में विघ्न उपस्थित किए । परोपकारिणी सभा से प्रति | 

| निधि सभा ने 'सत्याथेप्रकाश? के उदू में अनुवाद करने का जो . 

| एकाधिकार प्राप्त किया था उसको रद करवाया गया और उस 

| के छपवाने में भी बाधा पेदा की गई थी । प्रतिनिधि-सभा की 

| ओर से छपने वाली क्षि दयानन्द की जीवनी के सम्बन्ध में 

| अ्रम फैल्लाया था। अन्तरंग सभा की स्वीकृति मिल जाने पर भी 
मन्दिर की रजिस्ट्री प्रतिनिधि-सभा के नाम नहीं होने दी थी, 
कालेज की मैनेजिंग कमेटी में महात्मा-दल वालों को नहीं लिया 
भ्रा और एक रिक्त स्थान के लिये सुन्शीराम जी का नास पेश. 
E जाने पर भी उस का समर्थेन नहीं किया था और “आये 

पैसेश्नर' तथा 'आये-गज़ट” में प्रतिनिधि-सभा को बदनाम 

किया जाता था । ऐसे बहुत से MAT कालेज-दल पर लगाये 

गए थे और ऐसी ही कुछ शिकायत भी उनके प्रति की गई थीं । 

परिणाम यह हुआ कि सुलह टूट गई। कुछ समय के लिए फिर 

पारस्परिक विरोध, SAT, आलोचना आदि का बाज़ार गरम 

हो गया । श्रनारकली और बच्छोवाली में एक-दूसरे के. 

बिरुद्ध व्याख्यान होने लगे | समाचार-पल्रों में गंदगी भरे हुए 

सभ्य तथा अश्लील लेख निकलने लगे | आयेपथिक के बलिदान 


१.“ आ | In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
= — = = = FS a = Se SRNR aa a. 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


—s 


२५२ स्वामी श्रद्धानन्द 


pue POE EO ५२६४६४६० ६०७ 


से पहले दोनों gait की जो स्थिति थी बह स्थिर हो गई | i 
सुलह की आशा छोड़ सदा के लिए एक दूसरे से अलग हो अपने 
अपने काम में लग गए | 


८. प्रतिनिधि-सभा के प्रधान पद का | | 


दायित्व 
आयसमाज के लिये सन्‌ १८६२ की संकटापन्न स्थिति 
और उसी समय पैदा हुए लड़ाई झगड़ों की ओर संकेत करते 
हुए सुन्शीराम जी ने लिखा है-“पञ्जाब के समस्त mÀ- 
समाजों की प्रतिनिधि-सभा का वार्षिक चुनाव था, जिस में 
` मुझे उक्त सभा का प्रधान बनाया गया | उस समय से मेरा 
| जीवन निजी नहीं रहा । वह सार्वजनिक जीवन हो गया ।” 
| वैसे तो उस समय के वाद से मृत्यु-पर्यन्त उन का ज़ीवन 
सार्वजनिक ही रहा और युके साथ-साथ वह उत्तरोत्तर 
अधिक ही अधिक सावेजनिक होता चला गया, किन्तु इस 
सावेजनिक जीवन की अवघि नौ वर्ष की थी और ये नौ वषे पूरी | 
तरह ररयैसमाज की सेवा में व्यतीत हुए थे | वकालत भी साथ 
साथ चलती थी, किन्तु वकालत के लिए श्रार्यसमाज की सेवा कीं 
कभी भी उपेक्षा नहीं की गई | श्रायेसमाज के लिए वकालत की 
| उपेक्षा अवश्य होती रहती थी और अन्त में ऐसी उपेक्षा हुई कि 
` अदालत में जाना बिलकुल बन्द हो गया। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रतिनिधि सभा के प्रधान पद्‌ का दायित्व २४३ 


सङ्गठन श्रायेसमाज का जीवन है श्रौर प्रचार है उस जीवन 
का भोजन । प्रजासत्तात्मक प्रतिनिधि-शासन के सब सद्गुण 
आर्यसमाज के संगठन में विद्यमान हैं | प्र्येक आये सभासद उस 
संगठन की इकाई है और भूमण्डल के समस्त आयो को एक 
माला में पिरोना उसका श्रादश है। उस समय तक स्थानीय 
श्रायेसमाजों के बाद केवल प्रान्तीय-प्रतिनिधि-सभाओं का ही 
संगठन हुआ था । प्रांत के आयेसमाज़ियों के पास प्रांत की 'ग्राये- 
प्रतिनिधि-सभा का प्रधान पद्‌ ही सबसे ऊँचा पद्‌ था, जिसे किसी 
बिश्वासपात्र और कतेव्यपरायण श्यं को सौंप कर उसके प्रति 
श्रद्धा-भक्ति का परिचय देते हुए वे उसकी प्रतिष्ठा कर सकते थे । 
सन्‌ १८६.२ की सङ्कटापन्न स्थिति में मुन्शीराम जी को पञ्जाब के 
SA पुरुषों ने यह प्रतिष्ठा का पद्‌ देकर आपका गौरव किया था | 
ऐसे गौरव की रत्ता करने और आपने प्रति प्रगट किये गये जनता 
के विश्वास में पूरा उतरने के लिये सचाई के साथ यत्न करना 
शुरू से ही श्रापका कुछ स्वभाव-सा हो गया था । अपने को 
जालन्धर-समाज के प्रधान-पद के = बनाने का जिस प्रकार 
ऽप्रापने यत्न किया था, उसी प्रकार अब श्राप अपने ऊपर आराह 
हुई प्रतिनिधि-सभा के प्रधान-पद की जिम्मेवारी को निभाने में लग 
गये । प्रतिनिधि सभा का आज जो संगठित रूप दीख पड़ता है, 
उसको बनाने में मुन्शीरास जी का बहुत अधिक हिस्सा है। 
सब से पहिला काम आपने यह किया कि प्रतिनिधि-सभा की 


ec ia. ६५५५८००००० ९५५१०७००८3 4200000000 = Ce |e 


FTES 


पागा डे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र ae a 
ss eke cua E Pe ee CARD TD E 


२५४ स्वामी श्रद्धानन्द 


आधीनता में 'वेदप्रचार-निधि' की स्थापना की | लाहौर-आये- | | 
समाज के सम्वत्‌ १६५१ ( सन १८६३ ) के सत्रहव उत्सव 
मे प्रत्येक उत्सव ‘aan के लिये श्रपील होने लगी। 
प्रतिनिधि-सभा स सम्बद्ध समाज भी अपने उत्सवां पर वेदप्रचार 
के लिये पील ओर चन्दा इकट्रा करने लगे | Aged उत्सव की 
rd. वेदप्रचार के लिये की गई पहिली श्रपील पर दो हजार से 
अधिक चन्दा इकट्ठा हुआ | लाहौर-आ्रायसमाज के उत्सव पर 
तो मुन्शःराम जी अपील करते ही थे, प्रान्त के मुख्य-मुख्य 
समाजो के उत्सवों पर भी आपको जाना पड़ता था और वेद- 
प्रचार के लिये अपील करने का काम आपके ही सुपुदे किया जाता 
था | पहिली अपील में उक्त निधि द्वारा किये जाने वाले मुख्य 
कार्य ये बताये गये थे--'उपदेशक रखना, पुस्तक-प्रकाशन, उप- 
देशक तय्यार करना, पुस्तकालय की स्थापना और लाहौर में 
विद्यार्थी-आश्रम खोलना ।' उपदेशक रख कर वेदिक सिद्धान्तो के 
प्रचार का कार्य विशेष रूप में संगठित ढंग से होने लगा | पहिले 
ही वप में प्रतिनिधि-सभा के आधीन सात उपदेशक काम करने 
लगे | “भ्राये-पत्निका? को भी प्रतिनिधि सभा का Ta बना दिया 
गया | बह सभा की आधीनता में प्रकाशित होने लगा | लाहौर- 
BARAT के १८६३ के उत्सव पर होने बाले प्रतिनिधि-सभा 
के वार्षिक अधिवेशन में फिर भी मुन्शीराम जी ही प्रधान निर्वा- 
चित हुए । उस अधिवेशन में प्रचार के काये को और अधिक 


F. x 


~e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऑक्श्स्क्ण्गि 


प्रतिनिधि-सभा के प्रधान पद का दायित्व २४५ 


ह 


दिये गये और प्रत्येक विभाग के श्रधिष्ठाता भी नियत कर दिये 
गये । सोलह उपदेशकों की नियुक्ति करने का निश्चय किया 
गया । २४ दिसम्बर १८६५ को प्रतिनिधि सभा की रजिस्ट्री 
भी हो गई। इस प्रकार सभा को सुसंगठित करके प्रचार का 
भी उचित प्रबन्ध कर दिया गया | सम्वत्‌ १६५३, सन्‌ १८६ ६, 
के प्रचारक! के नये वर्ष के पहिले अंक में पिछले चार वर्षों 
के प्रतिनिधि-सभा के काये पर एक दृष्टि डाली गई है। 


जो में बताया गया है कि पञ्जाब-प्रतिनिधि-सभा के अझु- - 


करण में दूसरे stat की प्रतिनिधि-सभाओं की ओर से भी 
'वेद्प्रचार-निधि’ की स्थापना की गई | पञ्जाब में इन चार वर्षों 
में बेद्प्रचार-निधि में दस हजार रुपया GA हुआ और उपदेशकों 
ने.चार हजार स्थानों पर प्रचार किया । इस कार्य का स्त्राभा- 
विक परिणाम यह हुआ कि देवासुर-संमान में प्रतिनिधि-सभा 
को विजय प्राप्त ge प्रान्त के अधिकांश समाजों की सहानुभूति 
सभा के साथ रही आर उन्होंने उसके साथ मिल कर अथवा 
उसकी अधीनता में रह कारये करना स्वीकार किया । पंजाब 
के बाहर नेपाल, हैदराबाद ओर मद्रास तक से उपदेशकों 
की मांग श्राने लगी। मुन्शीराम जी को पंजाब के बाहर भी 
घर्मोपदेशों अर. ऽयाख्यानों के लिये जाने को बाधित होना 
पड़ा । 


a | In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


व्यवस्थित किया गया | प्रचार के लिये प्रथकू-प्रथक विभाग बना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वासी श्रद्धानन्द 


A) 
~ 
sm 


आ्रायेसमाज में प्रवेश करने के समय मुन्शीरास जी ने कह 

था कि “भाडे के टट्टओं से धर्म-प्रचार नहीं हो सकता” और 

“चारक! में भी वे सेच्छा-भाव से अवैतनिक रूप में प्रचार का 

कार्य करने के लिये आये भाइयों से प्रायः अपील किया करते 

~ ग्रे | वैसे जालन्धर-्रायेसमाज की ओर से प्रचार-कारये में अपने 
® को लगा कर उन्होंने इस' सचाई का परिचय भी दिया था, 
किन्तु अब बड़े पेमाने पर उस सचाई की परीक्षा का अवसर 


प्रचार के विस्तृत क्षेत्र में कूर पड़े, जिसके साथ वे आज तक 
अपने प्रदेश ssa में लगे हुए थे | अहोरात्र उनको समाज की 
ही चिन्ता रहने लगी | तीस दिन में बीस-वीस दिन और कभी 
तीस के तीस ही दिन धमे-प्रचार के लिये समाजों में लगने वाले 
दौरों के अर्पण होने लगे। बचा हुआ समय 'प्रचारक? के 
सम्पादन और आये पुरुषों के साथ आरयसमाज-सम्बन्धी होने 
वाले पत्रव्यवहार में लगने लगा | इन दौरों में श्रापके मुख्य 
साथी परिडत लेखराम जी होते थे । उनको भी प्रचार की ga 
थी और वे लाहौर से राजप्रताना, राजपरताना से पेशावर, पेशा- 
वर से कलकत्ता, कलकत्ता से हरिद्वार तक की लम्बी दौड़ 
लगाया करते थे | इसी से आये जनता उनको उनके नाम की 
अपेक्षा “आर्यसुसाफ़िर' अथवा ‘origi के नाम से अधिक 
जानती दै। सुन्शीराम जी के इन दौरों का यह्‌ क्रम संन्यास- 


उपस्थित हुआ | मुन्शीराम जी उसी लगन अर थुन के साथ । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रतिनिधि-सभा के प्रधान पद का दायित्व २५७ 


a में प्रवेश करने के बाद भी जारी रहा। इस प्रसंग में 
सन्‌ १८६५ तक के दौरों की ओर ही संकेत करना अभी है | 
मुन्शीराम जी इन दोरों को 'धमे-यात्रा' कहा करते थे और इन 
यात्राओं में केबल व्याख्यान ही नहीं देते थे, अपितु पूरे अथा 
में प्रचार का कार्य किया करते थे । सन्‌ १८६४ की कोटा की 
धर्मयात्रा की 'प्रचारक' में जो रिपोर्ट दी गई है, उससे पता 
चलता है कि इन यात्वाओं में आप श्रायेसमाजो की स्थिति का 
बहुत गहरा अध्ययन करते थे, 'प्रधिवेशनों की कायवाही की 
पूरी छानबीन कर उनकी कमियों को दुर करते थे, आये पुरुषों 
को व्यक्तिगत जीवन के सुधार तथा सामुदायिक्र जीवन की उन्नति 
के लिये परामश दिया करते थे | उनको अपनी कमज़ोरियों को 
दूर करने के उपाय बताते श्रे, वैदिक सिद्धान्तो के सम्बन्ध में 
पैदा होने बाली शङ्काओं का समाधान करते थे और सावेजनिक 
संस्थाओं का समालोचनात्मक वर्णन करते हुए सामाजिक बुरा- 
इथों की चर्चा विशेष रूप में करते थे। इसी वर्षे गर्मी की 
छुट्टियों में २१ अगस्त को मुन्शीराम जी जालन्धर से लाहोर 
जाते हें । वहां दो दिन प्रतिनिधि-सभा का काम करते हैं। 
३ सितम्बर को .सियाल्लकोट में व्याख्यान देते हैं। ४ को लाहौर 
श्रा जाते हैं । ५ को लुधियाना, ६ को फिल्लौर, ७ को अम्बाला 
छावनी, ८ को अम्बाला शहर, & को करनाल-पानीपत आर 
amas ० को देहली में व्याख्यान देते हें | उसके बाद अगले वष की 


CC-0. 


अ अ: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धा नन्द 


मुहरेम की छुट्टियों में फिर दौरे पर जाते हैं। २२ जून को 
जालन्धर म चल कर २३ को वज्ञीरावाद, २६ को गुजरात, 
२७ को गुजरांवाला, २८ को रावलपिगडी, ३० को खुशहाल- 
गढ़, ! जुलाई को कोहाट, २ को वन्न, 5 को डेराइस्माइलग्बां 
आर ६ को मुलतान, में व्याख्यान देकर जालन्धर लोट आते हैं । 


सन १८९६ में शजएताना की वसन्याबा की. जिसमें अजमेर 


ओर शाहपुरा आदि मं व्याख्यान दिय! झाहपुराधीश से सी 


मुलाक्रात की । इस देरे का एक उद्देश्य परापकारिगी सभा को 


जगना भी था, जिसके लिये "प्रचारक में भो निरन्तर orediee 


किया जा रहा था | सन १८६८-६६ की उर महत्तदा 


~ 


ARTA का बगान आगे दिया जायगा, जो EFA की स्थाप- 


ना के लिए तीस हज़ार रुण्या इकद्रा करने के संखल्प छे की 


गई थी । इन घर्मयात्राओं में होने वाल धर्म-प्रचार के लावा 


पञ्जाव प्रांत और वाहिर क कुछ समाजां के उत्सवों पर भी 


खाप को जाना पड़ता था। आरयपथिक पडित लेखराम जी 
ने मृत्युशय्या पर पड़ हुए अन्तिम शब्द ये कहे थे कि “oS 
समाज में लेख का काम बन्द नहीं होना चाहिये |” मुन्शीराम 
जी ने इन शब्दों को सुना था और उन क सन्देश को पूरा करने 


` के लिए अपने पास से पैसा लगा कर उनके आर अपने faa 


को या भो था। अक्तूबर सन १८६८ 
का पत्र अलग ही निकालना . 


$, 


ns Se 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= सभा के प्रधान पद का दायित्व २५६ 


शुरू कर दिया था। श्राप ही tas सम्पादक थे और श्री 
वज्ञौरचन्द्र जी विद्यार्थी सहायक-सम्पादक | 
इस प्रकार वाणी और. लेखनी द्वारा अहोरात्र निरन्तर 
प्रचार का काये करते रहने का अवश्यम्भावी परिणाम यह हुआ 
कि शरीर गिरने लगा । बीमारी ने उसको अपना घर बना 
लिया | सन्‌ १८६ ६ में श्रापको उ न्निद्र-रोग हो गया । सोलह दिन 
तक विल्कुल नींद नहीं आई । पवत पर जाकर कुछ विश्राम किया 
तो शरीर सम्हला, किन्तु प्रचार द्वारा उस पर होने वाला अत्याचार 
तो निरन्तर ही जारी रहा | उससे उसको कभी छुट्री' नहीं मिली | 
इन दिनों प्रचारक? द्वारा किये जाने वाले प्रचार के सम्बन्ध 
में यहां कुछ लिखना इस लिये आवश्यक है, क्योंकि उससे पता 
चलता है कि सुंशीरामजी ने "प्रचारक? के अपना होते हुए भी उसे 
सभा का ही मुख-पत्र बना दिया था | सन्‌ १८६६ में “प्रचारक? 
के वर्षारम्भ के मुख्य लेख में आपने लिखा था कि “समाचार-पत्र 
हर एक धनी पुरुष छाप सकता sie चला सकता है, किन्तु 
जनता का भ्रेम-पात्र होना उसके लिये सुगम नहीं है।इस पत्र 
का सम्बन्ध आयसमाज के श्रान्दोलन के साथ है, इस लिये 
उसकी उन्नति में इसकी उन्नति, उसकी कमजोरी में इसकी 
कमजोरी, उसकी बीमारी में इसकी बीमारी और उसकी सेहत 
में इसकी सेहत दै |” इन शब्दों से स्पष्ट है कि मुंशीरामजी ने 
पने ही समान अपने पत्र को भी श्रायेसमाज के प्रचार के साथ 


—— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रद्धानन्द 


तन्मय कर दिया था । श्राय पुरुषों से वैदिक सिद्धान्तो के 
अनुसार आचरण करने की विशेष जोरदार अपीलों के साथ- 
साथ “प्रचारक” में उनकी व्यक्तिगत कमज्ोरियों की कड़ी से कड़ी 
आलोचना की जाती थी | अपने पिता की मृत्यु पर डा० 
परमानन्द के दाढ़ी-मूंह मुंडवाने का सख्त प्रतिवाद किया गया | 
कच्ची-पक्की का झगड़ा मिटा कर जात-पात के दायरे को तोड़ने 
का शआये-पुरुषों से आग्रह किया गया । आर्य बिरादरी के निर्माण 
की आवश्यकता बताते हुए विवाहों की समस्या हल करने के 
लिये रजिस्टर खोलने का प्रस्ताव किया गया | स्री-शित्ता के 
मागे की सबसे बड़ी बाधा बाल-विबाह को दूर करने पर ज़ोर 
fear गया । विवाह आदि के खूर्च घटाने और विधवाओं के 
वैधव्य-दुःख की ओर भी ध्यान कषित किया गया । जात- 
बिरादरी की पंचायतों और घर की feat भय के नाम से 
मृतक-श्राद्ध आदि श्रवैदिक प्रथाओं में फंसे हुए आयेसमाजियों 
से कहा गया कि आर्यसमाज और बुज़दिली का कोई जोड़ नहीं 
है | श्रार्यसमा जियों को बताया गया कि सिद्धान्त तो निंब हैं 

उनमें प्राण-प्रतिष्ठा तो तब ही होगी, जब fe org पुरुष ss 
AGA आचरण करेंगे | श्रार्यसमाज के उत्सव six उसका 
संगठन केबल पैसा जमा करने के लिये नहीं हैं । वे ्रार्यसमाज्जियों 
के सी उन्नत बनाने के साधन हैं | प्रत्येक ये सभासद 
को वषे में एक नया आर्य सभासद्‌ बना कर अपनी बिराद्री को 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>>... २-०). 5 ».. 


G = Ts ta 5 टत -- -> ES, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| | 


प्रतिनिधि-सभा के प्रधान-पद्‌ का २६१ 


= का यत्न करना चाहिये | समाज का मुख्य काये खणडन 
नहीं, मणडन है | खयडन उद्देश्य नहीं, केवल साधन है | उपदेशकों 
को चाहिये कि खण्डन की sitar st सचाई पर अधिक 
प्रकाश डाला करें | प्रचारक? द्वारा किये जाने बाले ऐसे प्रचार 
से यह स्पष्ट है कि मुंशीरामजी ने अपनी शक्ति, साधन तथा समय 
का सदुपयोग उन दिनों समाज के मयडनात्मक अथवा रचनात्मक 
| कार्ये के लिये ही किया था और इस प्रकार प्रधान-पद के गौरवप्रूणे 
दायित्व को सचाई तथा ईमानदारी के साथ निभाया था | सबसे 
बड़ी और प्रशंसनीय बात यह थी कि प्रतिनिधि-सभा के प्रधान 
की हैसियत से उसका वर्षों तक इस प्रकार कार्य करते हुए भी 
SIA अपने द्वारा किये जाने वाले कार्य अथवा धरेयात्रा का 
खर्चे सभा से कभी नहीं लिया | इससे पहिले भी समाज पर 
अपना किसी तरह का कोई ख़चे नहीं डाला | 'आये-पलिका? ने 
प्रतिनिधि-सभा के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिये आने 
बाले सभासदों को प्रतिनिधि-सभा से मागे-व्यय देने का जब 
f प्रश्‍न उठाया, तब “प्रचारक? ने उसका विरोध किया । सन्‌ १८६४ 
या ६४ में आपको आर्यसमाज की ओर से विदेशों में प्रचार के 
लिये भेजने का प्रस्ताव “आरे पल्लिका? ने किया | उसके लिये 
| बिशेष चन्दा भी इकट्ठा होना शुरू हो गया । पर, आपने स्पष्ट 
| ही लिख दिया कि मुम में इतनी योग्यता नहीं, मेरे पास समय भी 
| नहीं sie अभी अपने ही देश में कार्ये पूरा नहीं हुआ है। 


4 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


स्वामी श्रद्धा नन्द 


उस के बाद भी यह प्रभ उठा, किन्तु आप सदा उस से उदा- 
सीन रहे। ` 

प्रतिनिधि-सभा के प्रधान-पद्‌ के दायित्व को इस ककत्तेव्य- 
परायणता के साथ पूरा करने का ही यह परिणाम था कि सन्‌ 
१८६२ से चार वर्षों तक बराबर श्राप ही उस के प्रधान निर्वा- 
चित होते रहे और आये-पथिक की हत्या के बाद जब समाज 
के लिए असाधारण संकट का समय श्राया तत्र फिर आप को 
ही प्रधान चुना गया । स्वास्थ्य और अन्य कारणों से आप 
बीच-बीच में इस पद से अलग होते रहे, किन्तु इन आठ-नौ 
वर्षों में लगभग सात-आठ बार आप ही उस के प्रधान निर्वाचित 
हुए । प्रतिनिधिसभा के वत्तेमान रूप का ढांचा आपका ही 


तय्यार किया हुआ दै और उस में प्राण-प्रतिष्ठा भी आपके द्वारा 
ही की गई थी । 


=. Wea गोपीनाथ के साथ शास्त्रार्थं और 


मुक्रदमा 
आ के लोगों ने अपनी सब शक्ति और समय 
कालेज को ही उन्नत बनाने में लगा दिया । प्रचार का सब 
काम महात्मा-्दूल पर ST पड़ा। मत-मतान्तरों और न्य 
सम्प्रदायों की समीक्षा तथा खण्डन का सब काम भी उसको. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a गोपीनाथ के साथ शास्त्राथ और मुकदमा २६३ 


ही करना पड़ा । इसका परिणाम यह हुआ कि विरोधियों के 
सव आक्रमण उस पर ही होने लगे । इसलिये दूसरों की दृष्टि 
में महात्मा-दल का अप्रिय होना स्वाभाविक था । फालेज-दल्ल 
वाले दूसरों की दृष्टि में अप्रिय होने के इस कठिन मार्ग से यथा- 
सम्भव बचने को भी चेष्टा करते थे। संघषे के सब अवसरों को 
वे maa टालते थे । सिखों का प्रेम सम्पादन करने के लिये 
'सत्यायेप्रकाश! में से सिखों को चिड़ाने बाले प्रकरण को 
निकाल देने का प्रस्ताव भी एक बार उनकी ओर से किया गया 
था | Slo go वीः स्कूल अथवा कालेज द्वारा शिक्षा के उस 
क्रम में विरोध अथवा संघर्ष का अवसर हो कहां था, जिसमें न 
तो संस्कृत की शित्ता ही अनिवाय थी और न खान-पान तथा 
आचार-विचार का ही ऐसा कोई प्रतिबन्ध था । कालेज वालों 
ने पानी की बहती हुई धारा के साथ बहना शुरू किया । उलटी 
दिशा में तेरने का यत्न करने वाले महात्मा-दल को पुराण-मत- 
वादी हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, थियोसोफिस्टों, देव 
समाजियों आदि सभी के साथ लोहा लेना पड़ा | कुछ स्वार्थः 
साधकों ने संघर्ष और विवाद के ऐसे अवसर से खूब लाभ 
उठाया | सनातनधर्माबलम्बी जनता की मूड-भावना और 
श्रन्ध-श्रद्धा को धन पैदा करने का साधन बना लिया । आयै- 
समाजियों को गाली देना, शास्त्राथ के लिये Best देना और 
RS प्रतिकूल दो-चार व्याख्यान देने पर रोटी का सवाल हल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— श्रद्धानन्द्‌ 


कर लेना कुछ कठिन नहीं था । कुछ लिखने और समाचाश- 
प्त निकालने का हुनर आने पर अपना उल्लू सीधा करना बायै 
हाथ का खेल था | पणिडत गोपीनाथ कुछ ऐसा ही चलता पुर्जा 
sedi था । अपने को बह उच्च घराने का काश्मीरी पणिडत 
बताता था । सनातनी लोगों में वह नेता माना जाता था। 
सनातनधर्म-सभा का मन्त्री, 'सनातनधर्म-गज़ट” का सम्पादक 
और “अखबार-ए-अआम' का वह संचालक था | उस ने ये सब 
बड़प्पन आयैसमाजियों को गालियां देकर, उन के प्रति विष 
फेला कर और उन के साथ शास्ख्ार्थों के कुठे मोर्चे लेकर ही 
पैदा किया था। उस के gaat भाषा इतनी श्रश्छील, गन्दी 
और वाहियात रहती थी कि कुछ लोग श्रायेससाज की ओर 
से उस पर मुकदमा चलाने की भी कई बार चर्चा किया PA 
थे। पर, मुन्शीराम जी धर्मकार्यों में कानून की सहायता लेने 
के प्रायः विरुद्ध रहते थे और ऐसा करना वे कमीनापन सम- 
भते थे। वे बहुत समय तक चुप रहे | शन्त में गोपीनाथ ने 
सुन्शीराम जी को ही ललकारा और गन्दगी से भरे हुए लेख 
द्वारा उन को शास्त्राथ के लिये ada दिया | मुन्शीराम जी ऐसे 
अबसर की प्रतीक्षा में ही थे। आप ने चैलेंज स्वीकार करते 
हुए लिखा--'लाहौर, जालन्धर, रोपड़ अथवा करतारपुर में 
जहां कहीं भी आप चाहे mend क्र सकते èr रोपड़ ओर 
करतारपुर का उल्लेख इसलिये डि था गया था कि उसने अपने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee ee - a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| गोपीनाथ के साथ शास्त्रार्थ और सुकद्मा २६% 


Sea में इन स्थानों पर श्रायेसमाजियों को हराने का उल्लेख 
किया था । कुछ पत्रव्यवहार होने के बाद लाहौर में शाख्रार्थ 
होना तय हुआ । २६ और २७, २६ और ३० नवम्बर सन्‌ 
१८६८, सम्वत्‌ १९५५, को गोपीनाथ के साथ मुन्शीराम 
जी के लाहौर श्रार्यसमाज के उत्सब पर पहिले बच्छोवाली- 
समाज-मन्दिर में 'वेद किन ग्रन्थों का नाम है? विषय पर, फिर 
हिन्दू होटल में 'मूत्तिप्रजा? पर वे सुप्रसिद्ध mera हुए, जिनका 
आर्यसमाज के धार्मिक इतिहास में विशेष स्थान है । इन 
शास्त्रार्थ में छः से दस हज़ार तक की उपस्थिति होती थी | 
जालन्धर-प्रयैसमाज के उत्सव पर भी तारीख ३० और ३१ 
दिसम्बर को फिर मुन्शीराम जी के गोपीनाथ के साथ शास्त्राथे 
„ हुए । इस प्रक्रार गन्दगी फेलाकश बढ़ने वाला मनुष्य सदा ही 
फल-फूल नहीं सकता, एक न-एक दिन उसका पतन अवश्य होता 
है । गोपीनाथ के भी पतन के दिन शुरू होचुके थे । सम्बत्‌ १६४६, 
सन्‌ १८६६, की होली पर उसने अपने पत्र में आर्यसमाज पर 
रंग लिड़कते हुए 'होली के चुटकलों' में कुछ गन्दगी उंडेली थी | 
सरकार की ओर से उसके लिये उस पर १५३ H, २०२ ओर 
kok masi के अनुसार मुकदमे चलाये गये | दोष स्वीकार 
करते हुए अदालत से उसने माफ़ी मांगी और सरकारी वकील 
ने भी सज़ा न देकर जुर्माना she नेकचलनी के लिये दो मुचलके 
ले लेने की सिफ़ारिश की, किन्तु लाहौर के डिपुटी कमिभर ने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fo” ` NNO = > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६६ स्वामी श्रद्धानन्द 


उन लेखों को सनातनियों तथा आर्यसमाजियों में वैमनस्य पैदा 
करने वाला ओर सनाततियों को फ़ोश तरीके से भड़काने वाला 
ठरा कर तीन महीने sie एक महीने की सख्त कैद की सज़ा 
दे ही दी । अपील करने पर यह सज़ा जुर्माने में परिणत हो 
गई थी | 

गोपीनाथ को इस मुकदमे में इतना नीचा देखना पड़ा कि 
वह आयसमाज और मुन्शीराम जी से बदला लेने की ताक में 
बराबर रहने लगा | उसको भड़काने वाली ऐसी ही एक घटना 
| आर हो गई । रोपड़ में सनातनधर्मावम्बिलयों ने आये पुरुषां के 
ijj: सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की और समाचार-पत्रों में 
५ उसके सम्बन्ध में लेख भी लिखे। सीताराम जेनी का लेख 
| 'जिनधमे श्रावकः में और स्थानीय धर्म-सभा के Weal और उप- 
| मन्त्री के लेख गोपीनाथ के 'सनातनधर्म गजट? में निकले थे । 
रोपड़ के का पुरुषों की ओर से श्री सोमनाथ और श्री इन्द्रचन्द्र 
pe a ro धर्म-सभा के मन्त्री तथा उपमन्त्री 

नाथ : > 
सीताराम जेनी ने पहिली ae a ae 
Cs ne 3 मांग ली और कह 
रिज़ नहीं समभता | 

दूसरी पेशी पर धर्म-सभा के wel, उपमन्त्री site गोपीनाथ 
को माफ़ी मांगने के लिये विवश होना पड़ा । साथ में १०% _ 
रुपया हुरजाना भी देना पड़ा | ४ सितम्बर सन्‌ १६०१ को यह्‌ P 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SSA 


= ee ee ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 गोपीनाथ के साथ शास्त्रार्थ और मुकदमा २६७ 


मामला इस तरह निबट गया | गोपीनाथ के जले पर नमक 

छिड़का गया i लोगों में फैल्लाया गया कि इस मुक़दमे में असली 

हाथ सुन्शीराम जी का था | परु, वस्तुस्थिति यह थी कि रोपड़ 

के श्रायेसमाजियों को इस बुरी तरह सताया गया था कि उनको 
| विधमियों और saat से भी गया-बीता ठहरा कर उनका पानी 
५ बन्द कर दिया गया था; नाई, धोबी हज्जाम, कहार तक रोक दिये 
| गये थे; उनके यहां काम करने वाले कहारों तक को अपनी 
| , बिरादरी से खारिज करा दिया गया था; गरसी में बच्चे बीमारी 
में तड़फते रहते थे और पानी का एक घडा भी किसी कुएं से 
भरना नहीं मिलता था। इस विक्रट परिस्थिति में आये पुरुष 
आर क्या करते ? अस्तु, इस प्रकार दो बार नीचा देखने के 
बांद फरवरी सन्‌ १६०१ में प्रचारक! के ९, ८ और ९५ फरवरी 
१६०१ के कुछ लेखों के आधार पर लाहौर के फस्ट छास 
मजिस्ट्रेट मि० Bae की श्रदालत में गोपीनाथ ने मुन्शीराम जी 
पर “प्रचारक” के सम्पादक के नाते, वज़ीरचन्द जी विद्यार्थी पर 
सहायक सम्पादक के नाते औरं बस्तीराम जी पर मनेजर के नाते 
मानहानि का दावा दायर कर दिया । २६ अप्रेल १६०१ को 
मुक्रदमे की पहली पेशी हुई | रोपड़ का और यह मुक़दमा-दोनों 
ऊपर के Tara से भी कहीं अधिक nea सिद्ध हुए | इस 
लिये सनातनियों और श्रार्यों में इसकी धूम मच गई | गोपीनाथ 
ने श्रपने बयान में अपनी पारिवारिक, सामाजिक तथा सावे- 


TT O In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६८ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


जनिक प्रतिष्ठा का बहुत बढ़िया चित्र अंकित किया आर वैसे ही 


गवाह भी भुगता दिये | “सिविल मिलिटरी mae? और 'कोहनूर' 


से माफ़ी मँगवाने के अभिमान में बह चूर था । कभी-कभी तो 
ऐसा ही मालूम होता था कि मुन्शीराम जी मुकदमा हार जायंगे। 
पर, डुबोने वाले से तारने बाला बलवान्‌ होता है। एक दिन 
शाम को सफ़ाई पेश करने की तय्यारी की गहरी चिन्ता 
में म्न युन्शीराम जी कोठी के बरामदे में टहल रहे थे कि एक 
भ्रजनबी आदमी आया और चिट्टियों का एक बणडल उनके हाथ 
में देकर चला गया | सनातन-धर्माभिमानी गोपीनाथ फे जीवन 
का वह कच्चा चिट्ठा था | “पब्लिक बक्स डिपईमेणट' के हिसाब 
की जांच-पड़ताल करने वाले आफिस के मुन्शी करीमबख्श को 
उन चिट्टिियों के श्राधार पर सफ़ाई की झोर से गवाह पेश किया 
गया | उसके विस्तृत बयान का आशय यह था--मैं छोटी अब- 
स्था से गोपीनाथ को जानता हूं । हम दोनों हगोटिये दोस्त हैँ | 
स्कूल में भी साथ-साथ पढ़े हैं। गोपीनाथ बहुत-सी वेश्याएं 
रखता दै, जिनमें कुछ के नाम हैं बरकतजान, मुन्नीजान, नाज, 
> | मोतीजान पर गोपीनाथ मुग्ध था | अनारकली की 
एक यहूदिन के साथ भी उसका बुरा सम्बन्ध था | इन वेश्याओं 
के पास उसके ओर उसके पास उनके पत्र, जिनमें से कुछ 
अदालत मं भी पेश किये गये थे, मेरी मार्फ़त आते जाते थे.। 


गोपीनाथ ने युझको बताया कि उसको काश्मीर से पन्द्रह हजार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NE Me NE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= गोपीनाथ के साथ शास्त्रार्थे और मुकदंमा २६६ 


च््ज्श्श्ण्ण्य्य्ण्ण्भ्भ्य्य््य्य्य्श्य्य्श््थ्य्श्न्न्च््न्न्न्य्य्न्ल्भ्य्न्श्व्य््ल्ल्ल्ल्््थ्न््व्न्लटरय 


रुपया मिला था। हज़ार-दो हज़ार कीमत की घड़ी महाराजा 
A ge से मिली थी । गोपीनाथ मुझ से कहा करता था कि रुपया 
मक्कारी से ही पैदा होता है। 'राम-राम जपना पराया माल 
अपना! की वह प्रायः मिसाल दिया करता था। सभाओं पर 
जाता हुआ भी श्रौरतं साथ ले जाया करता था । गोपीनाथ को 
जिद्दी, बदमाश श्रौर चालाक कहा जा सकता है । उसने मेरे 
साथ और मेरे सामने “बीफ़?, गाय का मांस, कई बार खाया 
है । उसकी रखी हुई सब वेश्याय मुसलमान थीं | उनके साथ 
वह एक ही र्केबी में खाया करता या | शराब भी पिया 
करता था |”. 
छुः मास मुकदमा चलने के बाद दो सितम्बर सन्‌ १६०१ 
को मजिषट्टेट ने फैसला Gara हुए बस्तीराम जी को तो एकदस 
ही बरी कर दिया। मुन्शीराम जी ओर वज़ीरचन्द्र जी को 
बरी करते हुए मजिष्टेट ने जो लम्बा फेसला लिखा उस में 
गोपीनाथ की सब कलई खुल गई | मजिप्टेट ने फ़ेसले में 
लिखा---“गोपीनाथ गट्टे ब्राह्मण तो क्या, काश्मीरी भी है कि 
नहीं, इस में भी सन्देह है। उस के पिता ने अपने खानदान की 
ऐसे पास के सम्बन्ध की खी से विवाह किया, जिस को. हिन्दू 
बुरा मानते हैं | अखबार-ए-श्राम' में गोकुशी पर लिखे 
' हुए लेख उसके ही हैं और ये उस फे अपने दिमाग की शरारत 
की उपज हैँ, जो मुसलमानों को खुश करने के लिये लिखे 


30 a In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द 


गये हैं । वह एक धोखेबाज़ श्राइमी है, जो अपने नफ़े के लिये 
हिन्द्र जनता को धोखा देता रहा दै। वह हर एक सावेजनिक 
काम स्वाथ या पेसे के लिये ही करता मालूम होता है । पेसा 
जमा करने का. कोई अवसर उसने खाली नहीं जाने दिया ' 
बिना प्रयोजन श्रपील करके उसने जनता से पेसा बटोरा है और 
रियासतों से भी रुपया हासिल किया.है | इसमें आम जनता का 
फ़ायदा है कि गोपीनाथ सरीखे लोगों का चाल-चलन.खोल कर 
सब के सामने रखा जाय । सनातनधम-सभा आर सनातनधर्म 
को इस मुकदमे से यदि कोई चोट लगी है तो उसकी ज़िम्मेवारी 
गोपीनाथ पर है, क्योंकि उसने उनको इस मुकदमे में घसीटा है 
अर आज तक वह अपने को उनका दोस्त कहता रहा है |” 
इस मुकदमे की यह सफलता मुन्शीराम जी की एक 
ग्रस्ताधारण विजय थी. हज़ारों की संख्या में जनता ने अदालत में 
जमा हो कर इस विजय पर आपको बधाई दी और आपका 
| अभिनन्दन किया | गोपीनाथ को लेने के देने पड़ गये । उसके 
पापी जीवन पर पड़ा हुआ परदा उठ गया | उस की असलियत 
| लोगों पर प्रगट हो गई। इस मुकदमे से पता लगता है कि 
| र्ये पुरुषों के लिये वह समय कितना विकर था और सुन्शी- 
| राम जी को उस विकट परिस्थिति में किस असाधारण साहस 
के साथ काम करना पड़ता था ? 'बेगवासी? झौर “बेंक टेश्वर- 
समाचार? आदि सनातनी पलों में होने बाली टीका-टिप्पणी 


a a e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a गोपीनाथ के साथ शास्त्रार्थ और FHAT २७१ 


का जवाब भी 'प्रचारक' द्वारा युन्शीराम ज्ञी को ही देना 
पड़ता था | 

इन दिनों में ही सुमित्रादेची का विवाह डा० गुरुदत्त जी के 
साथ जाति-बन्धन तोड़कर आपकी ही प्ररणा से किया गया था | 
उस पर श्रायेसमाजी-प्या तक ने आप पर टीका-टिप्पणी की 
Al कुछ सिद्धांतवादी आप पर इस लिये खङ्गहस्त हुए थे 
कि आप ने अपनी वडी Tal वेदर्कुमारी का विवाह जातिबन्धन 
तोड़ कर नहीं किया था । संयुक्त-प्रान्तीय-प्रतिनिधि-सभा का 
मुख-पत्र 'आयैसित्र' तो आप पर इसीलिये रुष्ट था कि आप 
जात-पात तोड़ कर गुण कर्म स्वभाव से वणा्यवस्था कायस 
करने पर ज़ोर देते थे । सिद्धांत की आड़ में आप पर रोप प्रकट 
करने वालों के तब मुह बन्द हो गए, जब आपने सन्‌ १६०१ के 
नवम्बर मास में अपनी दूसरी कन्या ग्रमृतकला का विवाह 
डा० सुखदेव जी के साथ उन की अर्थिक अवस्था क बहुत 
साधारण होते हुए भी जन्मगत जात पात का वन्धन तोड़ कर, 
घर वालों के पूरा विरोध रहते हुए भी, कर दिया | इस की 
अच्छी चर्चा हुई, क्योंकि आयसमाज में जातिबन्धन तोड़ 
कर किये गये विवाहा में यह दूसरा ही विवाह था । उस 


समय आर्यसमाज में सिद्धांतबादियों ने एक “आये-आलु-सभा? 


का संगठन किया था, जिसके सदस्यों ने पहली कन्या के विवाह 
को लेकर मुन्शीराम जी पर आलोचना की बौछार कर दी थी । 


CC-0. In Public Domain. ME | Kangri Collection, Haridwar श्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७२ स्वामी श्रद्धानन्द 


-..:.३..,३,.,.,; दाढा 


उस सभा के सिद्धांतवादी आर्य वीर नेता अबतक भी जन्मगत 
जात-पात के दलदल में Ga हुए हैं। इसी से मुन्शीराम जो 
के उस चरित्रबल का पता लगता दै, जिस का परिचय आपने 
सन्‌ १६०१ में दिया था । सिद्धांत का प्रश्न उपस्थित होने पर 
प्रापने सदा इसी प्रकार उत्कृष्ट चरित्र-बल का परिचय दिया 
आर आयसमाज के नेतृत्व को कभी दाग नहीं लगने दिया | 


गुरुकुल का स्वप्न 
गुरुकुल मुन्शीराम जी के जीवन का बहुत पुराना स्वप्न 

था | एक जगह आपने लिखा था--“उस समय में दयानन्द 
एस्नो वेदिक कालेज को ही पुत्रों के लिये गुरुकुल समझता था । 
इसलिये कन्या गुरुकुल को स्थापित करने के लिए फिरोजपुर की 
पुल्नी-पाठशाला को उन्नत करने का प्रस्ताब HR किया था |” 
इन शब्दों से दयानन्द-एंग्लो-वैदिक-कालेज के सम्बन्ध में शुरू. 
शुरू में लोगों की जो धारणाय थीं, उन का भी पता लगता है | 
युन्शीराम जी ने भी ऐसी धारणा से ही कालेज की स्थापना का 
समर्थन ओर प्रचारक द्वारा उस के लिये आंदोलन किया था | 
समस्त आयेजनता के साथ-साथ मुन्शीराम जी को भी कालेज 
> i | से निराश होना पड़ा। न केवल कालेज की किन्तु बत्तमान 
| शिक्षा प्रणाली में ब्रहमचर्याश्रम की पद्धति का sara आप को 
बहुत खटका करता था । कालेज के लिये स्थिर स्थान नियत 


किक ण्यास... = ee j = nee 
PTT चा 7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब का स्वप्न २७३ 


करने का प्रश्न उठने पर प्रचारक’ में आपने लिखा था कि 
ba सरकारी कालेजों पर तो हमारा अधिकार नहीं, किन्तु अपने 
कालेज पर इतना Blase हो सकता है कि उसके लिये शहर 
से दूर जगह ली जाय और कालेज का स्थिर-भत्रन शहर में न 
बना कर शहर से दूर बनाया जाय ! वर्णाश्रम-पद्धति के पुनर्जी- 
वित करने का प्रश्न उठने पर आप प्रायः 'प्रचारक' में लिखा 
करते थे कि “आश्रमव्यवस्था के बिना वरशञ्यबस्थ। कायम नहीं 
हो सकती । श्राश्रमों पर ही वण निभर हैं। जब गुरुकुल नहीं 
हैं, तब आश्रम-पद्धति का उद्धार कैसे हो !' गुरुकुल के सम्बन्ध 
में इस प्रकार की चर्चा तो प्रचारक! में प्रायः शुरू के अंकों से 
पढ़ने को मिलती दै, किन्तु उसके लिये स्पष्ट प्रस्ताव ८ श्राषाढ़ 
सम्वत्‌ १६५३ के अङ्क में किया हुआ मिलता है | उस अङ्क 
से 'सन्तान को आर्य क्यों कर बना सकते हो !? के शीषक से =F 
एक लेखमाला शुरू की गई थी । शहर के वातावरण के बुरे | 
प्रभाव से पैदा होने वाली बुराइयों का उल्लेख करने के | 
बाद्‌ आपन्ने एक स्पष्ट योजना गुरुकुल के सम्बन्ध में पेश की 
थी | उसका आशय यह था कि २० आरै पुरुष ऐसे चाहिय जो 
अपनी सन्तान के लिये १५ रु० प्रति-मास GA कर सके | 
अमृतसर के पास नदी के किनारे ऐसा प्राकृतिक सौन्दर्यं है, 
जहां परीक्षण के लिये गुरुकुल खोला जाय | अपने दो बालकों 
को उसमें भेजने का निश्चय प्रगट करके आपने अठारह और ऐसे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७४ स्वामी श्रद्धानन्द 


TRISTE IRAP PLURAL AA” RT AAR e 


ra पुरुषों के लिये अपील करते हुए उस लेखमाला को FATA 
किया । दसरे लेख में बताया गया था कि इस प्रकार गुरुकुल 
खुलने में ३००र० महीना की श्रामदनी होगी ! १२०२० महीना 
संस्कृत के पंडित और दूसरे विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों पर 
व्यय होगा । ६ रू० प्रति माह प्रति विद्यार्थी के हिसाब से १२०) 
भोजन-खचे होगा | बाकी ६०) में १० विद्यार्थी निःशुल्क शिच्ता 
प्राप्त कर सकेंगे । ` र्य पत्निका? ने इस प्रस्तावं का समर्थन 
किया श्रौर लिखा कि अच्छा हो यदि आये-सावभोम-प्रतिनिधि 
सभा का संगठन करके उसके श्राधीन गुरुकुल खोला जाय--तब 
तक Ha सावेदेशिक सभा की स्थापना नहीं हुई थी। आर्य- 
समाजी Tat में इस प्रस्ताव पर अच्छी चर्चा हुई । पत्त-विपत्त 
में ga लिखा जाने लगा! कालेज-दल के लोग तो इस प्रस्ताव 
का उपहास ,ही करते थे और वे कुछ ट्रेषभाव से उसके विरुद्ध 
आन्दोलन भी करते थे, किन्तु महात्मा-दल के भी ऐसे लोग 
कुछ कम नहीं थे, जिनको ऐसा गुरुकुन खोलने में भारी आपत्ति 
थी । मुन्शीराम जी का प्रारम्भ से ही यह मत था कि आर्यः 
प्रतिनिधि-सभा की ओर से saat आधीनता में गुरुकुल खोला 
जाय, किन्तु कुछ लोगों को भयथा क्रि प्रतिनिधि-सभा पर 
गुरुकुल का भार डालने से प्रचार-कार्य में वाधा TENN | 
उसकी परिमित शक्ति इतना बड़ा भार सहन नहीं कर सकेगी | 

लोगों का यह भी खयाल था कि जङ्कल के एकान्त में रह , 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


$$ —_______, 


गुरुकुल का स्वप्न २७५ 


कर केवल संस्कृत पढ़ने वाले वालक नहीं मिलेंगे और वतमान 
शिक्ता के साथ संस्कृत का पढ़ाना सम्भव नहीं होगा | बालकों 
के चरिव-निर्माण के सम्बन्ध में प्रक्ला जाता था कि मां-बाप की 
अपेच्ता अध्यापक इस सम्वन्ध में क्या अधिक काम कर सकेंगे ? 
जालन्धर में वेदिक-आश्रम और दुआ्आबा-हाईस्कूल खोला गया 
था | कुछ लोग संस्कृत की पढ़ाई की आवश्यकता उनके ही द्वारा 
पूरी कर लेने की बात भी कहते श्रे । नूरमहल के श्री जगन्नाथ जी 
राय गुरुकुल के उक्त प्रस्ताव के पहले समश्रकां में से थे | उन्होंने 
प्रत्येक आर्यसमाजी से एक-एक रुपया गुरुकुल के मकान आदि 
बनाने के लिये देने की अपील की थी और २४ रु० मुन्शीराम जी 
के पास भेज भी दिये थे | इससे मुन्शीराम जी को इतना उत्साह 
मिल्ला कि आप गुरुकुल की स्कीम तय्यार करने में लग गये । 
श्रायसमाज-गोविन्दपुर के उपप्रधान श्री बिशनदास जी ने ज़िला 
गुरुदासपुर में गुरुकुल या =" शाखा खुलने पर उसके लिये 
ज़मीन और एक हज़ार रु० एकसाथ देने का वायदा किया। लाला 
मोहनलाल जी ने अपने गांव में दो घमाऊं ज़मीन आर ५० Fo 
वार्षिक देने की घोषणा की | दोनों आये पुरुषों ने अपने एक-एक 
बालक को भी गुरुकुल में भेजना स्वीकार कर लिया। बरार 
प्रान्त के अकोला जिले के पातूर निवासी श्री शिवरत्नासिह जी 
वर्मा ने श्रपने चचेरे भाई श्री गोविन्दसिह जी वर्मा मन्सफदार 
Rr ओर से सूचित किया कि यदि आर्यसमाज प्राचीन पद्धति 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७६ स्वामी श्रद्धानन्द 


पर गुरुकुल कायम करे तो वे इस लोकहितकारी काम में दस 
हज़ार रुपया देने का वायदा करते हैं । साथ वे अपने प्रिय ga ) 
धर्मेसिह को भी वहां भेजेगे। ३ आख्विन सम्बत्‌ १६५४ के । 
“प्रचारक! में “आश्रम-व्यवस्था और उसकी बुनियाद” शीर्षक | 
से इस सम्बन्ध में जो लेख निकला था, उसका श्रंश यहां दिया | | 
जाता है। इससे “प्रचारक? की अपनी उस विशेष भाषा | | 
का भी पता चल जायगा जो उसकी एक विशेषता थी। | | 
a उस लेख में लिखा गया था--“यह मुबारक तहरीक पणिडत 
गुरुदत्त जी की जीवनी में ही शुरू हो गई थी | उन |. 
की मृत्यु के बाद कुछ समय की खामोशी के बाद फिर इस | 
मज़मून पर तहरीरी काम शुरू हो गया था | सन्‌ १८६५ के 
दौरे में हमने अकसर जगहों में धार्मिक आये भाइयों से बातचीत , 
| की । अकसर उन्होंने अपनी सन्तान को गुरुकुल में भेजना | 
= स्वीकार किया । बहुत से सज्जन आर्थिक सहायता करने को ' 
pi | Aml लेकिन दूसरे कार्यों का बोझ इतना रहा कि 
उस समय कोई तरीका बरामद न हुआ । पर, सुलगी हुई धर्म 
की यह अग्नि बुझी नहीं। चुनांचे लाला जगन्नाथजी बजाज 
नूरमहल ने अपने कारखाने में कुछ हिस्सा गुरुकुल का कायम 
किया और एक साथ २५ Fo पेशगी उसमें से भेज भी दिये ।' | 
इसके बाद पं० लेखरामजी अ्रारयमुसाफ़िर के धम पर बलिदान 
होते ही अन्य कामों के बोम ने आ दबाया | फिर भी हम इस - | 


ee “जा | -->>->> rr l s IE SE SO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= का स्वप्न २७७ 


। सबाल पर बराबर विचार करते रहे | इसमें शक नहीं, कि हम 
| भी सुस्त हो चले थे, लेकिन निराशा को पाप समझते हुए हमने 
| 
| 


Sra नहीं छोड़ी थी और कुछ समय तक इस सम्बन्ध में 
अधिक विचार करने का निश्चय कर लिया था | इसी बीच में 
श्रीगोविन्दपुर के आये भाइयों ने अजीब धामिक जोश दिखाया 
ओर उसके बाद ही बाबू शिवरत्नजी वर्मा ने कुमार गोविन्दसि | 
जी मन्सफदार का Gea निश्चय ज़ाहिर किया । ये दोनों | 
निश्वय यदि पूरे हो जायं तो गुरुकुल का खुलना कुछ भी मुश्किल 
नहीं है । अलवत्ता श्रीगोविन्दपुरी भाइयों की शत ठीक नहीं हे | 
L हमको यकीन है कि लाला विशनदास और लाला मोहन- 
लालजी श्रादि भाई कभी भी अपनी इस शते पर हठ नहीं 
करेंगे और हर एक haa को श्राये-प्रतिनिधि-सभा पंजाब पर 
छोड़ देंगे । 'ग्राये-प्रतिनिधि-सभा का नाम सुन कर हमारे 

‘4 पाठक आश्‍चर्य करेंगे । पर, उनको मालूम हो कि जो. 

अपील वेद-प्रचार-फ़ण्ड के लिये सभा के प्रधान और Aral की 

शोर से प्रकाशित हुई थी उसमें गुरुकुल खोलने की ओर इशारा 

मौजूद है । इस समय जब कि श्रायेप्रतिनिधि-सभा की sate 

सभाने श्राय-विद्यार्थी-यराश्रम लाहौर को गेर-ज़रूरी ठहरा दिया 

है, तब पूरी आशा बध जाती है कि सभा गुरुकुल को अपनी 

श्राधीनता में खोलने को तैयार हो जायगी। हमने इरादा कर लिया 

है कि श्रीगोविन्दपुर आर्यसमाज के जलसे में, जो कि ३ ओर ४ 


ae = 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Ee 
——— EE SE OE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a श्रद्धानन्द 


अक्तूबर सन्‌ १८६७ को होगा, शामिल होंगे और उस समय 
अपने भाइयों को प्रेरित करेंगे कि वे अपना दान नकद देवे, 
जिससे उन सज्जनों के दिलों को ढारस मिले, जो कि गुरुकुल 
के लिये मुदत से व्याकुल हो रहे हैं ।” लेख के अन्त में आये 
भाइयों से तन, मन, धन से इस पवित्र काम में सहायता करने 
की जोरदार अपील करते हुए लिखा गया था--इस तहरीक से 
इमददी रखने वाले आयै-भाई श्रीगोविन्दपुर के जलसे में शरीक हों 
आर जो कुछ भी इस यज्ञ में प्रारम्भिक मट करना चाहते हैं, साथ 
में लावे । अगर न आ सकें तो Boel हसदर्दी और मदद के 
वायदे की सूचना पत्र से दें । जिन सज्जनों के पुत्र १२ वषे से 
कम श्रायु के हैं वे अपने पुत्रों को धमे के अरपेण करने की 
प्रतिज्ञा करे, ताकि उनके किये हुए हौसले से उत्साहित होकर 
श्रीगोविन्दपुर से ही श्राये-प्रतिनिधि-सभा की सेवा में एक निश्चित 
निवेदन-पत्र भेजा जा सके | पढ़ाई के काम के लिये हमने दो 
धार्मिक पुरुषों को तैयार किया है । पाठ-विधि महर्षि दयानन्द 
स्वयं तैयार कर गये हैं | हमें सिफ़ उन विषयों का सिलसिला 
बांधना होगा ओर अन्य भाषाओं विशेषतः व्यावहारिक विद्याओं 
का उन में समावेश करना होगा; जो आर्यसमाज के विद्वान 
धामिक सभासदों की सहायता से प्रतिनिधि-सभा तय्यार 
कर सकेगी ।” इतने लम्बे उद्धरण को यहां इसलिये 
दिया गया हे कि पाठकों को पता लग सके कि 


तुक 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुरुकुल का स्वप्न २७६ 


मुन्शीरामजी के ज्ञीवन के सबसे अधिक महत्वपूरण काये का 
बीजारोपण किस प्रकार किन कठिन परिस्थितियों में किया गया 
था और उसके लिये आर्य जनता का कितना विश्वास, प्रेम, 
सहृदयता नथा सहायता उनको प्राप्त हुई थी ? इससे यह भी स्पष्ट 
है कि अपने द्वारा किये जाने वाले इस महान काये के सम्पन्न 
करने का सब AA वे आर्यसमाज को ही देना चाहते थे | उनके 
लिये यह कुछ कठिन नहीं था कि दस-पांच प्रभावशाली पुरुषों 
की एक कमेटी बना कर गुरुकुल खोल लेते | गुरुकुल तो खुल 
जाता, किन्तु वैसा करना आर्यसमाज के संगठन के प्रतिकूल होता। 
अपने को संगठन के आधोन कर देना और उसके सामने अपने 
व्यक्तित्व को भुल! देना सुन्शीरामज्जी के जीबन का एक बहुत 
बड़ा सद्गुण दे | इसलिये गुरुकुल खोलने का आन्दोलन करते 
हुए उनका सब ज़ोर इस बात पर था कि आय-प्रतिनिधि-सभा 
उसके खोलते का निश्चय करें और उसकी ही आधीनता में 
उसका संचालन हो | 

श्रीगोविन्दपुर आयेसमाज के उत्सव पर ता० २ अक्तूबर 
Ei १८६७ की रातको & बजे SÀ भाइयों की सभा हुई, 
जिस में बहुत से बाहिर से आये हुए आये भाई भी सम्मिलित 
हुए । गुरुकुल के सम्बन्ध में बहस हुई । सवंश्री मुन्शीराम 
जी, रामभजदत्त जी चौधरी, सीताराम जी लाहोर-निवासी, 
केसरीमल जी दीनानगरी, मुन्शी मुकुन्दराम जी श्रीगोविदपुरी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a ० स्वामी श्रद्धानन्द 


श्रादि ने बहस में भाग लिया। सवसम्मति से निश्चय हुआ 
कि “ora पुरुषों की यह कान्फ्रेन्स श्रीमती शआये-प्रतिनिधि-सभा 
पञ्जाब की सेवा में यह निवेदन करना अत्यन्त आवश्यक समझती 
है कि गुरुकुल शीघ्र ही खोला जाय ।” इस प्रस्ताव को सभा के 
पास भेजने का श्रधिकार मुशीराम जी को दिया गया । इस के 
बाद समाचारपल्नों में इस विषय की विशेष चर्चा होने लगी । 
प्रतिनिधि-सभा के उस समय के उत्साही मन्त्री श्री जयचन्द्र जी 
ने यह विचार उपस्थित किया कि गुरुकुल खोलने का आंदोलन 
करने क लिये १५-२० आये पुरुषों की एक कमेटी बनाई जाय, 
समाचार-पत्रों में गुरुकुल खोलने की आवश्यकता के सम्बन्ध 
में जोगदार लेख निकला करें, डेपुटेशन द्वारा २०-२५ हज़ार 
रुपया जमा किया जाय । श्रायसमाज मुकेरियां के श्रद्धा- | 
सम्पन्न मन्त्री श्री मुशीराम जी ने अपील करते हुए लिखा कि | 
प्रत्येक प्रतिनिधि-सभा को अपने-अपने प्रांत में गुरुकुल खोलना | 
चाहिये ओर पज्ञाव-प्रतिनिधि-सभा के आधीन प्रत्येक समाज | 
को कम से कम सौ-सौ रुपया इकट्ठा करके सभा के पास | 
भेजना चाहिये | श्रापने बताया कि १ ७५ आर्यसमाज इस प्रकार | 
पौने दो लाख रुपया सहज में इकट्ठा कर सकती हैं। इस प्रकार | 
गुरुकुल के सम्बन्ध में उत्साहजनक चर्चा होने लगी। शये 


पुरुषों की इस तय्यारी और उत्साह के बाद प्रतिनिधि-सभा चुप 
केसे रह सकती थी 2 


Digitized by A Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EE का स्वप्न 


Wo २६ नवम्बर सन्‌ १८६८ के स्मरणीय अधिवेशन में 
a ने गुरुकुल खोलने और क्रूषि दयानन्द के sT 
वेद-भाष्य को पूरा करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृत किये 
आर निश्चय किया कि दोनों कार्यों के लिये आठ-आठ हज़ार 
रुपया जमा हो जाने पर ये काम शुरू किये जायेंगे । गुरुकुल 
की योजना तय्यार करने का काम मुशीराम जी के सिपुदे किया 
गया। आपने शीघ्र ही योजना सभा को सौंप दी। सभा की 
श्रोर से उस को प्रचार के लिये छृपवाया गया । यह सब होने 
के बाद भी काम में ढील होते देख कर मुशीराम जी से नहीं 
रहा गया । उन्होंने आषाढ़ सम्वत्‌ १६५६, अगस्त १८६८, 
के 'प्रचा रक? में यह घोषणा कर दी कि जब तक गुरुकुल के लिये 
३० हज़ार रुपया इकट्ठा न कर लेंगे, घर में पेर नहीं wea | 
sry पुरुषों में उत्साह तो ga था, fag देश की अवस्था 
अनुकूल नहीं थी | चारों ओर हुभिच्त फेला हुआ था | समाचार- 
पत्र पढ़ने वालों के श्रलावा गुरुकुल का नाम भी किसी ने नहीं 
सुना था और गुरुकुल की स्पष्ट कल्पना तो बहुत ही कम लोगों 
के सामने थी । ऐसी विपरीत और कठिन श्रवस्था में ऐसी 
प्रतिज्ञा कर के उसको पूरा करना आप का ही काम AT | 

इन नौ मास के wa दौरों की कथा बहुत बड़ी; रोचक 
siz शिक्षाप्रद है। उस सब को विस्तार के साथ यहां देना 
सम्भव नहीं दै । २५ भाद्रपद सम्वत्‌ १८५६, २६ अगस्त सन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RGR स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


१८६८ को जालन्धर से इस भीष्म प्रतिज्ञा को पूरा करने के 

लिये निकजते ही पहला कडु अनुभव यह हुआ कि पिछले चार- 

पांच वर्षों से गुरुकुल के लिये जो लोग लम्बी-लम्बी बाते बनाया 

करते थे, वे सब ढीले दीख पड़े । पंडित रामभजदत्त चौधरी ने 

: पूरा साथ देने का विश्वास दिलाया और साथ दिया भी | go 
पूराचन्द्र जी और मास्टर आत्माराम जी श्रमृतसरी भी अच्छे 

सहायक सिद्ध हुए । नब्रीबर्श बैरागी और go शिवनाथ जी 

जालन्धर से ही साथ हुए और अन्त तक साथ रहे । सभी 

जगह स्थानीय आर्ये पुरुषों ने पूरे उत्साह का परिचय दिया, 

यथाशक्ति स्वयं सहायता की और दूसरों से भी कराई | दौरे के 

y ~ पहले हिस्से का कुछ विस्तृत विबरण देने से सारे दौरे का 
oa विशद चित्र पाठकों के सामने स्वये अंकित हो जायगा | ता० 
i २६ अगस्त को जालन्धर से विदा होकर उसी दिन शाम को 
६ बजे गुरुकुल भित्ता-मरडली .गुजरानवाला पहुंची । वहां 
मुन्शीराम जी के ता० २६ और २७ को दो व्याख्यान हुए और 
५९२ रु० जमा हुए। र८ को लालामूसा से ३६ रु० ८ so 
मिले। २६ को लूनमियांनी पहुँचे, जहां ३० को लाला ज्वाला- 
प्रसाद जी की वह ज़मीन देखी, जो उन्होंने गुरुकुल के लिये देने 
. का वायदा किया था | वहां से रावलपिंडी होते हुए ३१ को 
पेशावर गये। वहां से आर्य पुरुषों ने अभी न आने के लिये 

` तार दिया था, किंतु वह तार मुन्शीराम जी को मिला न o | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुरुकुल का स्वप्न ८३ 
ME क की 
एक तो मद्रास-प्रचार के लिये उसी समत्र वहां १००० #० 
इकट्ठा हो चुका था, दूसरे वहां दुर्भित्त की भी शिकायत थी | इस 
पर भी वहां १६५५ रु० grz हुए | पांच सो से कुछ अधिक 
स्कूल के लिये जमा क्रिया गया था, वह इसी फ़गड में दे दिया 
गया | ५ सितम्बर को रावलपिंडी आये | यहां के श्री खुशीरामजी 
ने पांच हज़ार देने का वायदा किया था, किंतु यहां पहुँचने से 
पहिले ही उनका आकस्मिक देहावसान होगया था । ६ को कोह- 
मरी आर ८ को फिर शावलपिडी में मुक्राम हुआ दोनों स्थानों से 
१८५० go की प्राप्ति हुई | १० को गुजरात से ८४२ रु० प्राप्त 
हुए | ११ को लालामूसा और १४ को वज़ीराबाद होते हुए १६ 
को सियालकोट पहुँचे, जहां से ६५० रु० की भिक्षा प्राप्त हुई | 
इसी बीच में 598 से रामभजदत्त ज्ञी २५३ रु० कर लाये थे | 
१८ को वज़ीराबाद से ५०० रु० gat | १८ से २२ तक 
लायलपुर, सांगला, अकालगढ़, रामनगर आदि में कार्य किया 
गया | २२ को लाहौर होते हुए २३ को भित्ता-मयडली जालन्धर 
आगई | इन दौरों में जालन्धर आने पर मुन्शीराम जी दुश्राबा- 
हाई-स्कूल या समाज-भन्दिर में ही ठहरा करते थे। एक दिन 
जालन्धर में विश्राम लेकर २४ सितम्बर को शिमला जाने का 
विचार था, किंतु वहां जाना स्थगित करके अम्बाला ओर 
सहारनपुर होते हुए २४ की रात को आप अकेले ही हरिद्वार 
गये । हरिद्वार जाने का उद्देश्य गुरुकुल के लिये कोई उपयुक्त स्थान 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= ४ स्वामी श्रद्धानन्द 


eat था | इसी उद्देश्य से आप ने हरिद्वार के श्रास-पास विशेष 
कर गंगा के ऊपर ऋषिकेश की तरफ़ बहुत-सी जमीन देखी । 
पर, आप को गङ्गा फे पार चयडी पहाड़ के नीचे की ही जगह 
अधिक पसन्द आई । उस जगह में हरिद्वार से मिलने वाले सब 
लाभ तो प्राप्त थे, कितु उससे होने वाली हानियों से वह जगह 
सुरक्षित थी । हरिद्वार आने वाले तोर्थ-यात्रियों को गुरुकुल की 
ओर afta करने का ध्यान मुन्शीराम जी को उस समय 
से ही था | दूसरे दिन causes जी भी हरिद्वार पहुँच गये। 
उनको एक दिन के लिये वहां छोड़ कर आप देहली चल दिये | 
२६ सितम्बर की रात को यहां पहुँचे। पहुंचते ही आय-पुरुषों 
ने निराशा का चित्र खींचना शुरू कर दिया | पर, मुन्शीराम जी 
इस प्रकार निराश होने वाले नहीं थे। दूसरे दिन ग्वालियर 
से प० पूर्णानन्‍्द जी, प० गंगादत्त जी, प० सूरजप्रसाद जी और 
हरिद्वार से Go रामभजद्त्त जी भी श्रा गये। यहां टाउनहाल में 
भी व्याख्यान हुए | स्थानीय आर्य पुरुषों की निराशा में भी 
७७८ Ko THE इकट्ठा होगया और ८०० Fo के लगभग के वायदे 
हो गये | यहां ५ अक्तूबर तक काम हुआ | लगभग ५ सप्ताह की 
इस यात्रा में ८ हज़ार रुपया मिलने की सूचना “प्रचारक” में दी 
गई थी | इस यात्रा में एक-दो अच्छी मनोरञ्जक घटनायें हुई | 
रावलपिडी जाने के लिये टांगा किराये पर किया गया | टांगे 
के अड्डे वाले ने टांगे के किराये की रसीद 'गुरुकुल' के नाम से 


ह ead Po > ne 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TESA का स्वप्न २८५ 
SS i र्‍प्फ्््प्म--- 


काटी | उसे ठीक करने के लिये जब उससे कहा गया तब भी 
/ j लिये अपनी भूल का मालूम करना कठिन था | मुन्शीराम 
जी को वह गुरुकुल के ही नाम से जानता था । समकाने पर 
उसको मालूम हुआ कि मुन्शीराम जी और गुरुकुल में कया 
भेद है ? रावलपिडी में आये भाई तक कहने लगे कि लोग तो 
गुरुकुल का नाम तक, नहीं जानते, वे उसके लिये पेसा क्या 
दंगे ? 

दूसरी यात्रा का आरम्भ लाहौर से १६ अ्रक्तू- 
बर को हुआ | इस यात्रा में लायलपुर, मुलतान, डेराइस्मा- 
इलखां, मुजफ़्फ़रफगढ़, सांगला, उसके श्रासपास के बहुत से 
स्थानों और असूतसर में काम हुआ | मुलतान में कालेज-रल 
बालों ने पर्याप्त विध्न डाले और गुरुकुल के सम्बन्ध में तरह-तरह 
के श्रम भी फेलाये | फिर भी वहां से १५०० नक़द और ६०० 
Go के वायदे हुए । अ्रम्नतसर में श्रच्छा काम हुआ । वायदों 
के साथ २००० ₹० का चन्दा हुआ । लाहौर-आर्यसमाज का 
| उत्सव श्रा जाने से saat का काम बीच में ही छोड़ना पडा | 
उत्सब पर व्याख्यानों द्वारा गुरुकुल के सम्बन्ध में अच्छा 

प्रचार हुआ | 
इस यात्रा में यह अनुभव हुआ कि गुरुकुल फे सम्बन्ध में 
a प्रकार का WA फेलाया जाता है। सब से बड़ा भ्रम यह 
था कि गुरुकुल के लिये लड़के कहां से आवेगे ! अपने लड़कों 


x a क ——————— = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८६ स्वामी श्रद्धानन्द 


को गुरुकुल भेजने का वायदा केवल पिताओं ने किया है, 
माताओं ने नहीं। २५ वर्ष की आयु तक लड़कों को ब्रह्मचारी 
नहीं रखा जा सकता । माना कि लड़कों का मन, आत्मा 
आर शरीर 2 होगा. कितु वे गुरुकुल की पढ़ाई समाप्त करने 
के बाद करेंगे कया ? अपना राज्य हुए बिना गुरुकुल की स्कीम 
सफल नहीं हो सकती | जव दयानन्द-ऐंग्लो-वेदिक-क्रालेज के 
लोगों ने चन्दा उमा करके समाजों को धत्ता बता दिया है तब 
इसका क्या प्रमाण हे कि गुरुकुल वाले भी ऐसा नहीं करेंगे ? 
ये तो कुछ एस श्रम थे जिनमें सभ्यता की सीमा का अतिक्रमण 
नहीं क्रिया गया था, किन्तु ऐसे बेहदा और निराधार wa भी 
फेलाये जाते श्र जो केवल उपहास की सामग्री होते थे। इस 


` भ्रमण और बिरोधी वातावरण में मुन्शीराम जी कभी निरुत्साहित 


नहीं हुए | Seg मास में ११ हज़ार नक॒द जमा हुआ | वायदों 
की रकम मिलाकर २० हजार से ऊपर Es होगा | 

तीसरी यात्रा भी पञ्जाब में ही हुई । चौथी यात्रा में हैदरा- 
वाद दक्षिण और कांग्रेस के अवसर पर लखनऊ भी जाना हुआ | 
हैदरावाद-दत्तिण में बीमार हो जाने से कुछ अधिक काम नहीं 
हुआ, किन्तु लखनऊ कांग्रेस पर प्रचार बहुत अच्छा हुआ | लाहोर 
के वैरिस्टर श्री रोशनलाल जी, जो उस समय श्यार्य-प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के मन्त्री थे, और श्री जीवनदास जी की सलाह 
से लखनऊ कांग्रेस, सन्‌ १८६८, पर गुरुकुल के प्रचार की 


RTE 


| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
Í 
| 
j 
| 
| 
j 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


I = 


गुरुकुल का स्वप्न २८७ 


दृष्टि से ही मुन्शीराम जी ने जाने का निश्चय किया और उनके 
साथ श्राप २२ दिसम्बर को जालन्धर से चल दिये । श्री गंगा- 
प्रसाद्‌ जी वर्मा और श्री विशननारायण जी दर के उद्योग: से 
ao २६ दिसम्बर को कांग्रेस-पगडाल में कांग्रेस समाप्त होते 
ही लखनऊ के रईस श्री श्यामनारायण जी के सभापतित्व में 
गुरुकुल के सम्बन्ध में मुंशीराम जी का व्याख्यान हुआ | उपस्थिति 
बारह सौ से ऊपर थी । गुरुकुल की योजना की लूपी हुई १५०० 
ड बाँटी us| सोशियल-कान्म्रेस में भी आप सम्मिलित 
हुए। वहां भी गुरुकुल के सम्वन्ध में अच्छी चर्चा हुई | 
गुरुकुल की स्कीम की प्रतियां समाप्त हो गइ थीं | मांग अभी 
बहुत थी | स्टेशन पर मिलने वाले लोगों ने भी आप से उस 
की मांग की | इम चर्चा से बड़ा लाभ हुआ | भारत के दूर दूर 
stat से आये इए लोगों तक और उनके द्वारा उनके stat तक 
गुरुकुल-शित्ता-पद्धति का सन्देश पहुंच गया । लखनऊ में चन्दे 
के लिये अपील जान बूम कर नहीं की गई थी, क्योंकि संयुक्त- 
प्रान्तीय-प्रतिनिधि-सभा भी गुरुकुल खोलने का विचार कर 
रही थी | 

इन यात्राओं का विवरण 'प्रचारक' तथा दूसरे संमाचार- 
पत्रों में भी बराबर निकला करता था, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि दूर-दूर से गुरुकुल के लिये पैसा आने लगा | अफ्रीका- 
प्रबासी भाइयों ने विशेष उत्साह का परिचय दिया । उनके 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


jue ie SS ee 3९35 दर 


= स्वामी श्रद्धा नन्द्‌ 


पास से ५००, १०८८ और १६०० रु० तक की रकमे STA हुई। 
लखनऊ जाने से पहिल २० हज़ार रुपया जमा हो चुका था । 
गुजरानवाला के वेदिक-आश्रम में उन लड़कों को लेना शुरू कर 
दिया गया था, जो गुरुकुल खुलने के समय तक वहां ही रह कर 
गुरुकुल में भरती होने की तय्यारो करते श्रे। सन्‌ GEG के 
दिसम्बर शुरू में मुन्शीरान जी ने श्रपने दोनां पुत्रों-हरिश्चन्द्र 
श्रौर इन्द्रचन्द्र-को भी आश्रम म भेज दिया था । ११ दिसम्बर 
को पंडित गंगादत्त जी आश्रम के BA हुए, उनकी देखरेख में 
३४ विद्याथ्रियो ने ब्रह्मचर्य की पद्धति के अनुसार जीवन fara 
हुए गुरुकुल के लिये तय्यारी करनी शुरू कर दी थी | 

८ अप्रेलसन्‌१६०० को मुन्शीराम जी की भीप्म-प्रतिज्ञा पूरी 
होगई और ३० हज़ार से भी श्रधिक्र, लगभग ४० हज़ार, रूपया 
नकद जमा होगया | लाहीर-श्राय-समाज में इस संकल्प की पूर्ति 
के उपलत्त में विशेष उत्सब मनाया गया । मुन्शीराम जी का 
जलूस निकाला गया और समाज-मन्दिर में आपका अभिनन्दन 
किया गया | उस दिन श्राय भाइयों की प्रसन्नता की कोई सीमा 
नहीँ थी । जिस प्रिय वस्तु का स्वप्न देख कर वे मुग्ध हुआ करते 
थे, उसका मूते रूप अब उनकी आँखों के सामने नाचने लगा | 
गुरुकुल की स्थापना को पागलपन कहने वालों को भी पता लग 
गया कि जिसको वे पागलपन समक रहे थे, बह एक सचाई थी 
और उस सचाई के पीछे श्रद्धा, लगन तथा तपस्या की भावना 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
‘2. RNS र 


—  —— OE TE ET > Bien "> < >> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


——$——_-—_, 


TAA = स्वप्र २८६ 


काम कर रही थी। इस प्रकार घर के सब्र काम-काज का 
! त्याग कर, फल्लती-फूलती हुई वकालत को लात मार कर, संसार 
को मोह-माया से ऊपर उठ कर केवल गुरुकुल की स्थापना के 
स्वप्न के पीछे गांव-गांव घूमने वाले मुन्शीराम जी को समाज ने 
“महात्मा” पद से विभूषित किया । एक साध के पीछे aia 
न्यो्रावर करने वाले महापुरुष ही वस्तुतः `महात्मा' हैं | संन्या- 
साश्रम में प्रवेश करने के समय तक 'मुन्शीराम जी? की अपेक्षा 
“महात्मा जी? के नाम से ही लोग आपको अधिक जानते रहे | 
लिखने-बोलने में आपके लिये इस नाम का ही अधिक उपयोग 
होता atl महात्मा मुन्शीराम जी की इक तपस्या ने दूसरे 
| प्रान्तों की प्रतिनिधि-सभाओं में भी हलचल पदा कर दी | उनका 
ध्यान भी गुरुकुल-शिद्ता-प्रणाली की ओर आकषित हुआ | 
Er सभा ने भी २० हजार रुपया जमा करके 
गुरुकुल खोलने का निश्चय किया | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 3, 
ES 28 2 ee ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Tee ऋऋउ'"”"ऑ)"खश आओ भा तू Se iaee e: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तीसरा भाग 
बानप्ररथ 


क, 
गुरूकुल 


१. सर्वमेध-यज्ञ, २. कांगड़ी में गुरुकुल, ३. विस्तार, ४. गुरू ` 
शिष्य-सम्बन्ध, ५. लोकप्रियता, ६. भ्रम और विरोध, 
७. गुरुकुल और प्रकाश-पार्टी, ८. सरकार की तिरक्ती 
` नज़र, ६. आकर्षण और विशेषताय, १०. गुरू . 
कुल में महात्मा गांधी, ११. श्रसिद्ध 
स्वप्न, १२. गुरुकुल से जुदाई | 


z 
© 
छ 
a 
व 

oO 
D 

k) 
z 
a 

T 
Š 
£ 
2 

6) 

S 

= 
© 

गछ 
£ 
3 
ठ 
in 

T 
E 
त 

७) 
© 
a 

< 
> 

a 

a] 
D 

N 

= 

ep 

a 


So ae IR 


| लिये अप को ही गांव गाँव घूस कर गले में i 


हक्क कक्कर... he on —— —— o -----“-- “लीक 
z eee ey 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१, सवेमेध-यज्ञ 


गुरुकुल की स्थापना के सम्बन्ध में 'जो बोले सो कुयडा 
खोले? की कहावत महात्मा मुन्शीराम जी पर BALA चरिताथे 
होती है । आयेसमाज के संस्थापक gà दयानन्द ने शिक्षा 
की जिस पुरातन आपे पद्धति को पुनर्जीवित करने पर श्रपने 
ग्रन्थों में ज़ोर दिया दै, उस के लिये महात्मा जी के हृदय में 
कुछ ऐसी स्फूत्ति पैदा हुई कि वे उस के पीछे मिखारी बन 
गये । गुरुकुल की स्थापना का प्रस्ताव आपने ही आ तबा के re 
सम्मुख उपस्थित किया था । उस प्रस्ताव को त्ते रूप देने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६४ स्वामी श्रद्धानन्द 


डाल कर चालीस हज़ार रुपया जमा करना पड़ा और घर-बार 
त्याग कर स्वयं भी गुरुकुल में आकर बसेरा डालना पड़ा। उस 
के आाचाये और मुख्याधिष्ठाता होकर उल को पालने-पोसने 
आर आदश रिक्तणालय बनाने का सब काम भी श्राप को ही 
करना पड़ा हृद्य के दो टुकड़े-दोनों ga—ge में ही 
गुरुकुल के अरपेण कर दिये गये थे। फलती-फूलती हुई वकालत 
का हरा पौधा भी गुरुकुल के ही पीछे मुरा गया था | पहले ही 
वषे, सम्बत्‌ १६५६ में, आपने अपना सब पुस्तकालय शुरुकुल 
को भट किया । सम्वत्‌ १६६४ में लाहोर-घ्रायेसमाज 
के तोसवे उत्सब पर 'सद्धमे-प्रचारक' प्रस भी, जिस की कीमत 
आठ हज़ार से कम नहीं थी, गुरुकुल के चरणों पर चढ़ा दिया | 
तीस हज़ार से अधिक लगा कर खड़ी की गई जालन्धर की 


केवल एक कोठी बाकी थी। उसको भी सम्वत्‌ १६६८ 


में गुरुकुल के qua वापिकोत्सब पर गुरुकुल पर FATAL कर 
दिया । सभा ने उस को बीस हज़ार में बेच कर वह रकम 


| Sega स्थिर कोष में जमा की। यह सब उस हालत में 


किया गया था जब कि सिर पर हज़ारों का AT था ओर गुरुः 


. इल से निर्वाहार्थ भी आप कुछ नहीं लेते थे । कोठी दान 
| करते हुए सभा के प्रधान के नाम लिखे एक पत्र में आपने लिखा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RAZA FMUA जी 
( युरुकुल-विश्वविद्यालय के आचार्य के वेश में ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RR SS A A 
| = == aac 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सवैमेध-यज्ञ २६५ 


से उस ऋण का कोई सम्बन्ध नहीं दै !” इस पर भी ह्विद्रान्वेषी 
लोगों के ये orate थे कि आप श्रपने पुत्रों के लिये कुछ भी न 
छोड़कर पीछे उन पर कजे का भार लाद जायेंगे। मुन्शीराम 
जी ने वह सव HU उतार कर ओर सन्तान को गुरुकुल की 
सर्वोच्च fren से maga करके ऐसे सत्र लोगों के मुंह बन्द कर 
दिये थे | इस प्रकार तन, मन, धन सवस्व आपने गुरुकुल को अपण 
कर दिया | अध्यापकों एवे कमचारियों पर भी इस का इतना 
असर पड़ा कि प्रायः सब ने अपने वेतन में कमी कराई और 
एक-एक मास का वेतन गुरुकुल को दान में दिया । अन्त में श्राप 
ने अपना स्वास्थ्य भी गुरुकुल के पीछे मिट्टी कर दिया | सम्वत्‌ 
१६६५ में आप को लाहोर में 'इरनिया' का अपरेशन तक 
कराना पड़ा | पर, वह कष्ट सदा के लिये ही बना रहा | पेटी 
बांधने दू भी वह कष्ट कभो-कभी उम्र रूप धारण कर लेता 
था | कई बार पांच-पांच, छठ: मास के लिए डाक्टर बाधित 
करके आप को क्वेटा, कसौली आदि पहाड़ी स्थानों पर भेजते 
थे, प्र आप को दो-एक महीने में ही गुरुकुल की चिन्ता वहां 
से वापिस लौटा लाती थी | गुरुकुल के लिये चन्दा इकट्ठा 
करने के लिये जो दौरे आपको करने पड़ते थे, उनसे स्वास्थ्य को 
बहुत धक्का लगता था | सम्बत्‌ १६६७, १८ sit ६६ में गुरुकुल 
से विद्यार्थियों का शुल्क हटा दिया गया था । उन वर्षों में आपको 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६६ स्वामी श्रद्धानन्द 


स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा । सम्वत्‌ १६७१ में आपने 
गुरुकुल के लिये १५ लाख की स्थिर. निधि जमा करने को 
कठिन परिश्रम शुरू फिया ही था क्रि स्वास्थ्य ने साथ नहीं 
दिया | मानो, अपने स्वास्थ्य की ही आपने उस सर्वमेध-यज्ञ में 
श्रन्तिम आहुति दी थी, जिसका अ्रलौकिक Iga आपने अपने 
जीवन रूपी यज्ञकुगड में किया था | आप ने अपने को गुरुकुल 
के साथ इस प्रकार तन्मय कर दिया था कि अप के व्यक्तित्व 
ओर गुरुकुल के अस्तित् को एक दूसरे से DAN करने बाली 
किसी स्पष्ट रेखा का अंकित करना सम्भव नहीं था । वेसे 
मुन्शीरास जी के हृदय में इस सर्वमेध-यज्ञ के अनुष्ठान की 
| भावन बहुत पहले ही पैदा हो चुकी थी। सम्बत्‌ १६ ४७, सन्‌ 
| १८६१, की पंजिका के ५ पौष, १२ जनवरी, के o में लिखा 
| हुआ दहै-मातृभूमि के पुनरुद्धार के लिये बड़े तप-युक्त 
| श्रात्म्समर्पेण की आवश्यकता है | बार-रूम में बकील भाइयों 
| as e S विषय में masa हुई | में 
| धर्मे की सेवा का ब्र डा 3 = ae ह TOR 
| है ? माग क्‍या है! D cs aa S E n 
| ee! कौन लागा "सपने स्वामी परम पिता 
| ii? शामाग एछना चाहिये । यह संशयात्मकता ठीक नहीं | 
| अपने देश तथा धर्म की सेवा के लिये पूरा ध्यात्म-समपैणा वरना 
| चाहिये | परन्तु परिवार भी एक बड़ी रुकावट है | सन्दिग्ध 


आ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ae 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सबेमेध-य ज्ञ २६७ 


अवस्था में हूँ । कुछ निश्चय शीघ्र होना चाहिये | कृष्ण भगवान्‌ 
ने कहा है--'संशयात्मा विनश्यति’ | पिता ! तुम ही.पथ-प्रदर्शक 
हो।” यही नहीं, एक व पहिले सम्वत्‌ १६४६ के १५ माघ की 
पंजिका में भी लिखा हुआ है--“ग्रहस्थ मुझे श्रन्तरात्मा को 
आवाज सुनने से रोकता है, नहीं तो aga काम हो सकता | 
फिर भी जो कुछ कर सक्ता हूं, उसके लिये परमात्मा को धन्य 
वाद है |” ऐसे उद्धरण और भी दिये जा सकते हैं और उनकी 
समर्थक कुछ घटनार्य भी, किन्तु उतने ही से यह स्पष्ट हो ज्ञाता 
है कि मुन्शीरास जी, ग्रहस्थ ओर वकालत दोनों के अन्धन काट 
कर, देश और धमे की वेदी पर एरे आत्म-समपण अथवा 
सर्वमेध-यज्ञ के अनुष्ठान की तय्यारी बहुत पहिले ही से कर रहे 
श्रे । इसी लिये पतित्रता पत्नी के असामयिक देहावसान के वाद 
चेतीस-छत्तीस वप की साधारण आयु, छोटे-छोटे बच्चों के 
लालन-पालन की विकट समस्या और मित्रों ब सम्वन्धियाँ का 
सांसारिक प्रलोभनों से भरा हुआ अत्यन्त आमह होने पर भी 
मुन्शीराम जी फिर से गृहस्थ मे फंसने का विचार तक नहीं कर 
सकते थे। निवृत्ति के मागी की ओर मुंह किये हुए महात्मा के लिये , 
प्रवृत्ति के मागे का अवल्म्बन करना APT नहीं था । इसी से 
गुरूकुल की सेवा में SATA करने का अवसर उपस्थित 
होने पर फलती-फूलती वकालत भी रुकावट नहीं वन सकी । राज़- 
की मोह-माया और ममता के सव वन्धन एक साथ त 


> 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६८ स्वामी श्रद्धानन्द 


कर घोर तपस्या के लिये जङ्गल का रास्ता पकड़ने वाले 
बुद्ध के समान मुन्शीराम जी ने भी, वेद की इस वाणी को 
हृदयङ्गम करते हुए कि 'उपब्हरे गिरीणां संगमे च नदीनां 
धया विप्रोऽजायत' चगडी पहाड़ की तराई में हरिद्वार की 
गंगा के उस पार विकट जंगलों का रास्ता पकड़ा | कहते हैं, 
त्यागी gaa ने भी सन १८२४ के कुम्भ के वाद्‌ सवत्यागी हो 
कर केवल लैंगोटी रख तपस्या को THAT तक पहुंचाने के Pay 
इन्ह जगला का रास्ता पकडा था | गुरुकुल की वह भूमि, 
मुन्शीराम जी के सवमेथ यज्ञ के अनुष्ठान की यज्ञभूमि होने से 
प्राचीन क्रूपि-मुनियों की रगडकारगय की भमि के समान ही श्राप 
क लिए cantata’ बन गई | उठती हुई आय के वभव-सम्पन्न होने 
के जीवन के Aa भाग को उस तो 
क़ z हस्तः उपानवरा वसाने में लगा देने के कारण 
उस भाम का आएकी ERG कहना चा हये | गंगा की धारा 
क प्राकृतिक कोप के प्रतिक्रल एक नयी सरटि की रचना करने 
वाल महात्मा मुन्शीराम जी ही उस भ म ऊ ब्रह्मा थे। उस 
आम का छाट से छोटा qfaia भी आपकी otal के सामने 
था h Tsa का वाठ्का में लगाय गये एक-एक पोदे 
2 छि एकएक तीन को आपका smiat 

saath म॑ खड किये गये मकानों की नींब तक में 
एक रो डी और उस रोड़ी पर जमाई गई एक-एक 


हड जगल में गुरूकुल ' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 में गुरुकुल २६६ 


ईंट में आपके त्याग की भावना कुछ ऐसी समाई हुई थी, जैसे 
श्राप ने अपने हाथों से ही उन को चुना था | घूमने की सडके, 
खेलने के मदान और श्राश्रम तथा विद्यालय के दालान, सारांश 
यह्‌ कि गुरुकुल की सब की सेव रचना श्रापके महान व्यक्तित्व 
की जीती-जागती निशानी थी | ब्रह्मचारी और कर्मचारी ही 
नहीं, उस भूमि के पशु, पत्ती, बनस्पति ओऔर जंगम सृष्टि तक 
में आपके सर्वस्व अपण की स्पष्ट छाया दीख पड़ती थी । मुन्शी 
राम जी के लिय यह सत्रम्त्र-अर्पेश अथवा सवेमेध-यज्ञ का अनुः 
gia 'एक विस्तृत गृहस्थ का वोम था | आपके सार्वजनिक जीवन 
के जिस भाग को इस. जीवनी में “वानप्रस्थ! का नाम दिया जा 
रहा है, .उसके लिये श्राप कहा करते थे--में अधिकतर गृहस्थ 
में कस गया टँ! झापक्रा यही विस्तृत ग्रहस्थ “गुरुकुल कांगड़ी' 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 


२. कांगड़ी A गुरुकुल 


महात्मा मुन्शीराम जी के सवमेध-यज्ञ के अनुष्ठान क लिये 
यजमान wt STH आपके ही सरीखे एक उदाराशय महानुभाव 
. सहज में सिल गये | उन्होंने इस यज्ञ को सफल बनाने में कोई 
बात उठा नहीं रखी | हरिद्वार के पार चयडी पर्वत की तराई का 
स्थान मुन्शीराम जी को कुछ ऐसा जच गया था क्रि पंजाब में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PISSE E EE E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ee 


> ०० स्वामी श्रद्धानन्द 


कई स्थानों पर मुफ़्त मिल्लने वाली भूमि भी उसकी तुलना सें | | 
श्राप को नहीं जचती थी । श्राप के ही आग्रह को मानते हुए 
२६ जुलाई सन्‌ १६०० को श्आये-प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग- 
सभा ने सवसम्मति से निश्चय किया कि हरिद्वार के पास गुरुकुल 
के लिये ज़मीन खरीद कर सक्रान आदि बनाये जाये | प्रथम 
अधिप्ठाता मुन्शीराम जी नियुक्त किये गये और ज़मीन खरीदने, 
मकान बनवाने तथा अध्यापकों आदि की नियुक्ति का सब कामं भी 
श्राप पर ही छोड़ा गया | पर, यहां वेसी अनुकूल भूमि का मिलना 
इतना सहज नहीं था | जो भूमि पसन्द की जाती थी, उसकी 
कीमत इतनी चढ़ा-बढ़ा कर मांगी जाती थी कि उसका सौदा 
पटना कठिन हो जाता था | नजीबाबाद के रईस स्वनामधघन्य 
चौधरी मुन्शी अमनसिंह जी के मन में कुछ ऐसी पवित्र भावना 
पैदा हुई कि उन्होंने लगभग उसी स्थान पर, जो मुन्शीराम जी 
के मन में बैठ चुका था, soar काँगड़ी-गांव और उस के 
आस-पास की सब १२०० बीघा भूमि उस पवित्र कार्य के 
लिये अर्पण करने का aged कर लिया | पहिले जब यह समा- 
सुन्शीराम जी तक पहुँचाया गया, तब पने समभा कि 


कमरमक कक 


ISS आह्मां 


+N Re जेर = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EEL. Ren 


स्वर्गीय श्री मुन्शी अमनर्सिह जा 
mga भी गुरुकुल-विश्व विद्यालय कांगडी के लिये अपना गांव ग्रोर 
सर्वस्व au कर दिया था 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


yai क... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


j ~ & ४ 
(७४५ ४ तकालय \ 

A \ f AIS J 
A y 


<<] DA 


DT PE 2. प जअ अ 
dT Res EMA qQbadation Chennai and eGangotri 
4 प्र ae XS | 
f & ~ > 
|| ( | 
= | 
€ 


pS arata Z 


कांगड़ी में गुरुकुल yi 5 54 ३०१ 


TAA 


afaa निश्चय किया गया कि चौधरी जी की उदारता के लिये 
उनको धन्यवाद दिया जाय और उनकी दी हुई भूमि में मकान 
दि बनाकर आगामी होली की छुट्टियों में २९, २२, २३ और 
य माचे सन्‌ १६०२ को गुरुकुल का उद्धाटनोत्सव किया 
|. जाय | २० नवम्बर को युन्शीराम जी ने कनखल पहुँच कर 
| जजीबाबाद वालों की कोठी में डेरा जमा लिया | हिंसक तथा 
। ` अयानक जानवरों से घिरे हुए, दिन में भी मलुष्यों के लिये 
|, दुगेम, जंगल को साफ़ कराकर TA की कच्ची झोपड़ियां खड़ी 
। की जाने लगीं और उद्घाटनोत्सब की तथ्यारियां बड़े उत्साह 
के साथ होने लगीं | ऐसा अनुमान किया गया कि उत्सव पर 
कस से कम एक हज़ार थात्री अवश्य TAT | इसलिये उत्सब 
के खच के लिये दो हज्ञार रुपए की अपील की गई । रुपया 

gar शुरू होगया और वर्षी की आशा को मूते रूप में देखने ' 

- की उत्सुकता से प्रेरित mig होली की छुट्टियों के दिन 

अंगुलियों पर गिनने लगे। ' ्रेयांसि श्वहुविघ्तानि’ के अनुसार 

इस उत्सव पर भी एक बड़ा विघ्न आ उपस्थित हुआ । हरिद्वार 

में oat फेल गया । १६ जनवरी सन्‌ १६०२ को अन्तरङ्गःसभा | 

को विवश होकर यह निर्य करना पड़ा कि उद्घाटन का उत्सव 

` सार्वजनिक रूप में न करके निजी तौर पर किया जाय ; उत्सव 
के लिये आया हुआ रुपया दाताओं को लौटा दिया जाय ३ 
यदि वे स्वीकार करें तो ब्रह्म॑चारियों को 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०२ स्वामी श्रद्धानन्द 


लाने का खर्चे उस रुपये से पूरा किया जाय | अन्तरङ्ग-सभा के 
इसी श्रधिवेशन में ब्रह्मचारियों को गुजरांवाले से कांगड़ी लाने 
का भी निश्चय किया गया । समाचारपत्रों में यह सूचना दे दी 
गई कि किसी को भी निजी तौर पर निमन्द्रण नहीं दिया 
जायगा ste किसी के ठहरने का प्रबन्ध भी नहीं किया जा 
` “सकेगा | जो कोई भी आवे, अपने कष्ट का ध्यान रख कर आवे 
और अच्छा हो यदि स्त्रियों तथा बच्चों को साथ में न लाया 
जाय | 
Thea के चौदह वारपिक-उत्सव पर sia करते हुए 
. महात्मा मुन्शीराम जी ने उस दृश्य का उत्साहप्रद वगान किया 
था, जब कि ३४ बालकों के साथ उन्होंने हिंस्र पशुओं से घिरे 
हुए इस सघन वन में पहिली बार प्रवेश किया था। उस दृश्य 
की कल्पना ही कितनी मधुर, सुन्दर और उत्साहप्रद है ? जिन 
को उस दवी दृश्य को देखने का सौभाग्य प्राप्त ga, वे सचमुच 
धन्य हैं | गुजरांवाले से रेल के रिज़र्व डब्वे में सब बरह्मचारी 
चार्यं पंडित गंगा प्रसाद जी के साथ विदा होकर फाल्गुन बदी 
१० सम्वत्‌ १६५८, २ माचे सन्‌ १६० २, को मध्यान्ह के बाद 
लगभग शाम को ४ वजे हरिद्वार स्टेशन पहुँचे | मुन्शीराम जी 
और उनके उन दिनों के अन्यतम साथी, गुरुकुल में 'भयडा री' 
के हक नाम से aa पाये हुए, श्री शालिप्राम जी जालन्धर से 
` मण्डली के साथ होगये थे | आगे आगे क्रूपि दयानन्द का बड़ा 


~ == 


oh, 


। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


FE में i ३०३ 


चित्र और “ओम्‌? का झण्डा था । ब्रह्मचारी पंक्ति बांधे हुए 
वेद Ural का पाठ करते हुए हरिद्वार क कुछ भाग और कनखल 
के मुख्य बाज्ञ'रों में से होते हए निकले | लोगों ने समझा कि 
दयानन्दियों का भी यहीं कहीं कोई अखाड़ा खुलने बाला है, 
गुरुकुल की उनको कुछ भी कल्पना नहीं थी | सव बालकों ओर 
उनके साथ के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह था। चार मील 
चलने के बाद भी किसी ने थोड़ी सी भी थकान अनुभव नहीं 
की | गुरुकुल-भूमि पहुँच कर सब ने गंगा में स्नान किया ओर 
बड़े आनंद के साथ भोजन किया । वस्तुतः इसी दिन गुरुकुल 
की स्थापना हुई थी | उस समय वहां केवल थोड़ी-सी मोपडियां ` 
थीं, जो किसी प्राचीन कऋषि-अ्राश्रम की याद दिलाती थीं | 
sitet और वर्षा का इतना प्रकोप था कि कोई भी दिन शांति 
से नहीं बीतता था । जंगल भी ऐसा भयानक था कि गुरुकुल से 
जिस कांगड़ी गाँव को पहुँचने में wa केवल पांच मिनट लगते 
हैं, उस समय डेढ़ घंटा से कम न लगता था | गंगा के उस 
पवित्र तट पर, जिस पर पीछे दिन-रात व्रह्मचारी खेला और 
घुमा करते थे, शाम की अधियारी के बाद अकेले जाना उस 
समय एक बड़ा साहसप्रण कार्ये था | 
इस वार स्थापना हो जाने पर भी उद्घाटन का उत्सव 
होली की छुट्टियों में २९, २२, २३ आर २४ माचे को हुआ। 
बिलकुल निजी तौर पर किये जाने और क्रिसी भी सज्जन को 


| 


न 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | र 3 ens 


a) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द 


निमन्वण-पत्र न भेजने पर भी उत्सव पर पांच सो आये aA- 
पुरुष पहुँच ही गये थे | पहिले तीनों दिन सवेरे होम और 
मध्यान्होत्तर सत्संग होता रहा। चौथ दिन फान्गुन एगोसासी 
को ४५ ब्रह्मचारियों का वेदारम्भ-संस्कार हुआ ग्रोर चेल वदी 
प्रतिपदा को नियमउवेक पढ़ाई शुरू होगई | चारों दिन के होम 
में एक सौ रुपया खच हुआ ओर वेदारम्भ संस्कार क वाद ६० 

- रुपया भित्ता में प्राप्त हुआ । आये-प्रतिनिधि-सभा के उस समय के 
प्रधान श्री रामभजदत्त चौधरी, स्वामी दशनानन्द, GATA 
जी विद्यार्थी आदि के व्याख्यान और प्रवीगासिह जी तथा 
. बृजल्लाल जी के भजन हुए । धर्मवीर स्वर्गीय पंडित लेखराम जी 
को वीर पत्नी ने दो हज़ार रुपये दान में दिये | इस सक्म के 
अलावा चार सौ और भी जमा हुआ । जो संस्था आज विश्व- 
विद्यालय के रूप में देश की स्वतन्व शिक्तण-संस्थाओं में प्रमुख 
मानी जा रही है, जिस ने शिव्ता के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी 
परीक्षण को सफल कर दिखाया है, खिस ने शिक्ञा-कला 


के विशेषज्ञ लोगों के विचार तथा आदश को भी बदल दिया 


है ओर जो अमर-शहीद स्वामी Aglare जी के हृदय की सन्तान 
होने से--छिदयादधिजायसे'--उनका एकमात्र वंशधर-स्मारक दे, 
उसके प्रारम्भ, स्थापना अथवा उद्घाटन की कहानी इतनी-सी ही 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विस्तार २९६ 


पड़ता है उसका प्रारम्भ उतना ही अल्प अथवा छोटा AT l 
हज़ारों को अपनी शीतल छाया का स्वर्गीय सुख पहुँचाने बाले 
बट वृक्ष का बीज कितना छोटा होता है? आज बटवृत्त से भी 
श्रधिक फेले हुए गुरुकुल का बीज उसके बीज से भी छोटा था | 

वाद में मुन्शी अमनसिंह जी ने भी गुरुकुल के लिये agia 
यज्ञ का अनुष्ठान कर डाला और अपनी जमा की हुई सब रकम 
भी गुरुकुल की भट कर दी | वह रकम ग्यारह हज़ार रुपया थी | 


३, विस्तार 


मुरुकुल के विस्तार की कहानी बहुत रोचक, विस्तृत; शिक्षा- 
प्रद और सहत्त्रप्रण है । गुरुकुल का विस्तार ओर उस का इस 
समय का रूप स्वतः ही एक ग्रन्थ Z| उस AAT इस 
जीवनी के कळू प्रों में देना सागर को गागर में भरने के समान 
दुःसाहस-मात्र है। इन प्रष्ठों में उसका TAM परिचय दिया जा 
सकता है | उस नवजात शिशु क समान ge बड़ी शीघ्रता 
के साथ बढ़ता चला गया, जिस का लालनपालन माता-पिता 
द्वारा बडी सावधानी और तत्परता क साथ क्रिया जाता है | 
किसान अपनी खेती ओर माली अपने बगीचे के लिये जितनी 
कडी मेहनत करता दै, उससे कहीं अधिक कड़ी मेहनत गुरूकुल 
के लिये उत्त के संचालकं ने की थी | पहिले ही वर्षे में miT- 
डियों के साथ-साथ कच्चे मकानं बनाने शुरू कर दिये गए थे | 


er: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०६ स्थामी श्रद्धानन्द 


जो स्थान बाद में ghiga मकान बनने पर 'लाल किले? के नाम 
से मशहूर हुआ था, उसी स्थान पर गुरुकुल का मुख्य द्वार बना 
कर उसके उत्तर की ओर मुख्याधिष्ठाता, डाक्टर, सन्ध्या-हचन, 
पानी, 'प्रोषधालय, आश्रम श्रादि के लिए कमरे बनाए गए थे 
आर दूसरी ओर पढ़ाई के कमरे, स्टोर-रूम, भोजन-भयडार, 
रसोई sig के बनाने का विचार किया गया । शुरू शुरू में इन 
इमारतों पर ७५०० g&o लगाया गया था । बाद में बीचो-बीच 
यज्ञशाला बनाई गई | स्थापना के समय की झोंपडियों के बाद 
गुरुकुल की पहिली इमारतों का इतना ही घेरा था । ब्रह्मचारियों 
की संख्या और आवश्यकताओं की वृद्धि के साथ-साथ इमारतें 
“भी बढ़ती चली गई। सात-आठ वर्षों में ही यह घेरा केवल 
आश्रम के लिये छोड़ दिया गया और विद्यालय (पढ़ाई) के लिये 
दूसरी इमारत खड़ी की गई | विक्रमी सम्बत्‌ १६६४ में महा- 
विद्यालय की स्थापना होने पर उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं 
की पूति के लिये महाविद्यालय के विशाल भवनों का निर्माण 
किया गया | महाविद्यालय का आश्रम भी श्रलग बनाया गया | 
चायं जी का बँगला, परिवार-गृह, बढुईखाना, गोशाला, 
उत्सव के लिये टिन-शड, व्यायामशाला, बगीचा, बगीचे में 
स्नानगृहे आदि की क्रमशः ऐसी ब्रृद्धि होती गई कि “गुरूकुल? की 
अपने मं एयी, स्त्रायत्त और स्यतन्ब्र उपनिवेश-सरीखी एक नयी 
ही बस्ती वस गई | महात्मा जी के एक मित्र-मजिस्ट्रेट मि० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a र्‌ ३०७ 


alae चिट्टी के पने पर आपको 'गवसेर आफ गरुकल-कालोनी? 
लिखा करते थे | र 
ara १६६४ में ्रधिकारी-परीन्ता का gana हो कर 
१६६५ में गुरुकुल में महाविद्यालय-विभाग की म्थापना हुई | 
गुरूकुल की परीक्नाओं में aad परीक्षा ही सब से अधिक 
कठिन सममी जाती है। सम्वत्‌ १६६८में गुस्कुलने विश्वविद्यालय 
का रूप धारण किया, जब कि दो स्नातकों को विद्यालंकार! की 
| पदवी से विभूषित कर उनको प्रमाणपत्र दिया गया | गुरुकुल का 
| दीक्षान्त-संस्कार भ॑ः गुरुकुल की एक विशेषता हे | जब आचार्ये 
स्नांतकां को विदाई का सन्देश देता है, तब उत्सव के निमित्त 
पधारे हुए वहां उपस्थित दस-पन्द्रह्‌ पजार स्त्री-पुरुषों की आंखों 
से ्रश्रधारा बह निकलती हे | पहले दीच्तान्त-संस्कार पर दिये . 
गये महात्मा जी के भाषण की कुछ Theat यहां दी जाती हैं । 
इन पंक्तियों से पाठकों को ब्रह्मचारियों के प्रति आचाये की 
ममत्व की भावता और गुरुकुल के सम्बन्ध की उच्च THAT का 
भी परिचय मिलेगा | उस भाषण में आचाय जी ने कहा 
था--“यज्ञरूप परमात्मा धन्य है, जिसकी अपार कृपा से श्रार्य- 
समाज के रचे हुए इस ब्रह्मचय-आश्रम-रूपी HAITIAN का 
पहिला चरण अज समाप्त होता दै | आये जाति का कौन ऐसा 
सभासद है, जिसे सहस्रो वर्षों से लुप्त हुए इस दृश्य का आज 
पुनः प्रदशन कर प्रसन्नता न हो रही हो । गुस्कुल के स्नातको | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar E í 
ig E ES ee eR A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०८ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


तुम गरुळुल रूपी वृक्ष कै पहले फल हो । सारे सभ्य संसार की 
sta तुम पर लगी हुई हैं | परमात्मा श्राशीर्वाद करें कि तुम 
संसार मे ध्म और शान्ति फलाने के साधन बन कर अपने कुल 
के यश को सारे संसार में फेलाओ । तुम्हारा कतेठ्य इस कारण 
भी अधिक हे कि पीछे आने वाले स्नातक तुम्हारा श्रनुकरण 
करेंगे | उनकै लिये केवल तुम ही आदी होगे | में जानता हूँ कि 
तुम को बड़ी कठिनाई होगी, जब कि तुम्हारे लिये इस समय कोई 
जीवन आदश नहीं है । परन्तु मुझे पणी आशा है कि” तुम्हारे 
Salad ओर उन के दुसरे सहकारियों ने जो जो प्रयत्न तुम्हारी 
शिक्ष! का प्रणातया फलदायक बनाने के लिये किये हैं, वे श्रवश्य 
अत्युत्तम फल Har और तुम पीछे आने चाले स्तातकों के लिये 
एक श्रत्युच्च WE बनोगे | में आज आयसमाज को भाग्य- 
शाली सममता हुँ, जिसके लगातार यरनों को सफलता प्राप्त हुई 
है। आयसमाज के जिन सभासदों और सेवकों ने कठिन से 
कठिन आंधियों का भी सामना करते हुए अपने विश्वास को दृढ़ 
रखा, उन्हें भ्राज अपना सिर परमात्मा के सामने धन्यवाद के 
साथ war देना चाहिये। इस यज्ञमण्डप में उपस्थित देवियों 
Sit सभ्य पुरुषों से मेरी प्रार्थना है कि वे सब एकत्रित होकर 
इन स्नातकों को आशीर्वाद दे, जिस से वे श्रपने धम और अपने 
देश के यश को देश-देशांतरों में पहुंचाने में कृतकार्य हों | 
हे करुणामय दयालु पिता ! तुम वीय और ज्योति के भयडार 


T _ ८७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
शिका क S - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= ३०६ 


धारण करें जिस के दृश्य-मात्र से सब ge हम से दूर हो 
जाय |” कितने मार्मिक, हृदयस्पर्शी और भावपूर्ण शब्द हैँ ! 
जिस दीत्तांत-संस्कार पर महात्मा जी ऐसे शब्दों का प्रयोग 
करते थे, उस के हृदयग्राही दृश्य की कल्पना करना कुछ 
कठिन नहीं है | 
सम्वत्‌ १६६७ में कांगड़ी-गांव का गुरुकुल का वह स्थान 
` बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिये इतना पर्याप्त जंचने लग 
|* गाया था कि कुछ भ्रणियों को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये 
| दूसरे स्थान की खोज की जाने लगी थी, किन्तु शाखा-गुरुकुलों 
के खुलने का उपक्रम शुरू हो जाने से वह प्रस दिना किसी 
कठिनाई के हल हो गया | 


३, गुरु-शिष्य-सम्बन्ध 


गुरुकुल का प्रवन्ध शुरू से ही पञ्जावको अय-प्रतिनिधि 
सभा की अन्तरंग-सभा के आधीन है । पर आंतरिक प्रबन्ध की 
सब जिम्मेवारी मुख्याधिष्ठाता पर दै आर शित्त का प्रबन्ध 
चाये के आधीन है । सम्वत्‌ १६.६६ में श्रध्यापक सभा आर 
उपाध्याय-सभा की स्थापना की गई । इन सभाओं से न 
फेवल प्रबन्ध और पढ़ाई की व्यवस्था में ही सहायता मिलती 
थी, किन्तु गुरुकुल के लिये चन्दा इकट्ठा करने के काम में भी 


| 
| 
j 
| हो | हम सत्र को बल दो कि हम बीर्यवान्‌ होकर उस तेज को 
| 
| 
| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar E 


= क| ere P3 


ns De 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a १० स्वामी श्रद्धा नन्द 


समय-समय पर अच्छी सहायता मिलती रहती थी । छोटे से 
छोटे श्रध्यापक्र ही नहीं, साधारण से साधारण कर्मचारी से 
लेकर ऊपर तक सब के सब एक ही भावना से प्रेरित होकर 
अपने कत्तेव्य-पालन में लगे रहते थे | एक बड़ परिवार की तरह 
गुरुकुल का काम चलता था । मशीन के पुरज़ों की तरह सब 
waa अपने कत्तेव्य-पालन में दत्तचित्त रहते थे। झाडू लगाने 
बाला मेहतर श्रौर चपरासी भी गुरुकुल को अपना समता 
था | बात यह थी कि महात्मा जी की तरिक भावना का सब 
पर ऐसा ही HAC पड़ता था, जैसे कि सूर्य के प्रकाश से अन्य 
सब नक्षत्र प्रकाशित होते हैं | सत्तरह वर्ष तक महात्मा जी ही 
गुरुकुल के मुख्याधिप्ठाता और आचार्य रहे | श्राप की तपस्या, 
त्याग, सेवा और कत्तेव्य-पालन की भावना छोटे से छोटे कर्मचारी 
में भी समाई हुई थी | 

मुख्या धिष्टाता के नीचे प्रत्येक श्रेणी पर दिन-रात चौबीस 
घरटों के लिये एक अधिष्ठाता रहता दै, जो कि थोड़ा-बहुत 
पढ़ाई का काम भी करता ही है ; यह श्रघिठ्ठाता मुख्याधिष्ठाता 
का ऐसा प्रतिनिधि होता है कि प्रत्येक ब्रह्मचारी अपने को 
मुख्याधिष्ठाता के ही आधीन समझता है । सात-ग्राठ वषे की 
आयु में माता-पिता को छोड़ कर शहरों से दर उस जङ्गल में 
जाकर रहना, दो-चार दिन में ही माता-पिता आदि सब को भूल 
जाना और उनके अभाव को कभी स्वप्न में भी अनुभव न करना 


_ €C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बडे ३११ 


उस पितृ-प्रेम का ही परिणाम समझना चाहिये, जो उनको गुरु- 
ga में मुख्याधिष्ठाता के प्रतिनिधि श्रधिष्ठाताओं से मिलता है | 
अधिष्ठाताओं का अपने शिष्यों के प्रति स्नेह, ममता ओर अपनापन 
गुरुकुल-शित्ता-प्रणाली की अन्तरात्मा है | महात्मा मुन्शीराम जी 
तो उस प्रेम, ममता और अपनेपन की सात्तात्‌ प्रतिमा थे | 
छोटे-छोटे बालकों के साथ वे बालकों की तरह ही मिलते और 
उनमें जाकर अपने को भी भूल जाते थे | बड़े ब्रह्मचारियों के 
साथ ही नहीं, छोटों के साथ भी गेंद, कबड्डी, कोटला-छपाकी 
अदि खेलना आपको अपने बड़प्पन के प्रतिकूल नहीं मालूम 
होता था । गुरुकुल के उत्सव पर प्रायः सभी ब्रह्मत्रारियों के 
सरक्तक-सम्जन्धी उनसे मिलने के लिये गुरुकुल आते हैं | सातवीं 


Ball का ब्रह्मचारी ब्रह्मदत्त अपने किसी भी संरक्षक के न आने 


से एक वार बड़ा उदास हो गया । महात्मा जी ने यह्‌ समाचार 
मालूम होते ही उसको अपने पास बंगले पर मिलने के लिये 
बलाया । ब्रह्मचारी बहुत हँसता हुआ लौट कर आया आर 
आकर saa साथियों से बोला हिम भी श्रपने पिता जी से 
मिल आये | ऐसी अनेक घटनाएं प्रायः घटती रहती at \ 
इस aAa a ही यह] परिणाम हुआ कि स्तातक होने क 
बाद भी ब्रह्मचारी आपको “पिता a के नातेसे ही qa लिखते 
थे और अपने को 'आपका पुत्र लिखने तथा कहने में विशेष 


गर्वे अनुभव करते थे। हंबनःसन्ध्या, भोजन, स्नान, खेल 


` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri de 200 SF Se 


aes res E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३९२ स्वामी श्रद्धानन्द 


आदि ब्रह्मचारियों के सब देनिक व्यवहार का वे स्वयं ही निरी- 
aq किया करते थे । विशेष ४वसरों पर होने वाले खेलों का 


निरीक्षण और संचालन तक स्वय करते थे । विजयदशमी पर 


होने वाले तीन-चार दिन के सब खेलों में श्राप बराबर उपस्थित 
होते थे । वाहिर से किसी टीम के गुरुकुल आने पर waar 
गुरुकुल की टीम के कहीं बाहर जाने पर श्रापका हृदय त्रह्म- 
चाग्यां की जीत का समाचार जानने के लिये वरावर IAAT 
रहता था | अपने खिलाड़ियों की हिम्मत का आपको यह सः 
गवे था क्रि वे कहीं हार नहीं सकते | 
प्राधीरात को उठ कर भी सब आश्रम का एक चक्कर छाप 
अवश्य गाया कर्ते थे। त्रह्मच! रियो को अपने हाथ से भोजन 
कराने और भोजन के समय वरावर उपस्थित रहने में विशेष 
अनन्द अनुभव करते थे | गुरुशिष्य का सम्बन्ध पिता २ रे 
भी धिक जिम्मेवारी का है | महात्मा जी इस ज़िन्मबाशा को 
जिस तत्परता के साथ निभाते थे, उसी का यह परिणाम होता 
था कि अधिष्ठाताओं तथा अध्यापकों को भी उसके Gee में 
सदा तत्पर रहना पड़ता था | एक aga पुराने अधिष्ठाता 
: कतेव्यनिष्ठ होते हुए भी केवल इस लिये गुरुकुल से अलग किये 
गये कि वे ब्रह्मचारियों को बेजा पीटत थे और बार-बार कहने पर 
भी उन्होंने श्रपने इस स्वभाव को नहीं बदला | एक दूसरे अधिः 
छाता को ब्रह्मचारियों के भोजन पर अनाबश्यक प्रतिवन्ध लगा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुरु-शिष्य-सम्बन्ध ३१३ 


कर कठोर व्यवहार करने के कारण प्रथक्‌ किया गया था | 
प्रतिनिधि-सभा में उनके gas करने का प्रश्न उपस्थित होने पर 
* महात्मा जी ने इन कारणों को प्रगट करने में संकोच नहीं 
किया । 
एक निजी पत्र में आप ने अपनी गुरुकुल की दिनचर्य्या के 
सम्बन्ध में ठीक ही लिखा था-“मुझे एक पल का भी sa- 
काश नहीं है | प्रातः ५॥ बजे लिखना आरम्भ करता हूँ । १९॥ 
बजे तक लिखने, डाक देखने और उत्तर लिखवाने में लगा 
रहता हू । इसी बीच में दो घण्टे पढ़ाता |! भोजन करे 
आध qual आराम करके फिर ५ बजे तक वही मेज पर AS 
कर काम | ५ बजे से फिर मिस्तरी-ख़ाना, इमारत, बाटिका, 
खेलों इत्यादि का निरीक्षण करता g | रात क॑ E बजे तक यहीं 
सिलसिला रहता है | यह एक वार लिखता हू | इसलिये नहीँ कि 
शिकायत है, प्रत्युत इसलिये कि निज पत्र न लिखने के कारणा 
तमक में sata |” सच कहा जाय तो गुरुकुल में महात्मा जी 
का निजू जीवन कुछ था ही नहीं | कई वा को ह i 
घयटों गुरुकुल के सम्बन्ध में विचार करते रहते थे ओर कभी. 
कभी आप की श्रांखों से आंसू तक यहने लग जाते थे | 
किसी ब्रह्मचारी को कभी कोई कड़ी सज़ा देने का अवसर 
नहीं sat था | कभी एक श्राव-वार ऐसा कोई अवसर श्राया 
भी तो आप को उसके लिये मर्मान्तक वेदना होती थी। ब्रह्मः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Manaan I + 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१४ स्वामी श्रद्धानन्द 


चारी को सज़ा क्या देते थे, साथ में अपने को भी सज़ा दे 
लेते थे। सब्र से बड़ी सज़ा यह होती थी फि ब्रह्मचारी 
अनुभव करे कि उसने श्रपराध क्रिया है और भविष्य में वेसा 
अपराध न करने का वह संकल्प करे | 
किसी ब्रह्मचारी के बीमार पड़ने पर महात्मा जी के लिये 
रात को सोना भी दूभर हो जाता था | उसके पीछे रात-दिन 
एक कर देते थे । सम्बत्‌ १६६४ में गुरुकुल में टाइफ़ाइड की 
बीमारी फैली | ब्रह्मचारी नबीनचन्द्र का उसी बीमारी में देहांत 
भी होगया | अन्य कई ब्रह्मचारियों को श्रवस्था भी चिन्ताजनक 
fg थी । % भाद्रपद. सम्बत्‌ १६ ६५ के “प्रचारक? में गुरुकुल- 
समाचार के शीषक में ब्रह्मचारी नवीन की मृत्यु का जो दुःख- 
एण समाचार लिखा गया था, उसकी कुछ पंक्तियों से पता 
चलता दै कि ऐसी बीमारी के दिनों में महःत्मा जी कितने 
चिन्तित रहते थे | वे aay लिखते a—"03 अगस्त के दिन 
को उले, ब्रह्मचारी भीष्म को, दस्त लगे | में पहिली रतु का 
जगा हुआ श्रभी दो धटे ही सोया था कि फिर बुलाया गया । 
रात भर “फर जागते व्यतीत हुए | एक और ब्रह्मचारी को दस्त 
थ ओर दद कभी इधर कभी उधर। डाक्टर सुखदेव जी, जो 
६० रार्तो क जागे हुए 4, बड़े ही कष्ट में रह |” 
| एक वार ब्रह्मचारी परमानन्द पहाड़ी पर जंगल में वृत्त स 
oh : गिर पड़ा । उसकी अवस्था इतनी अधिक ।चन्ताजनक्र होगई कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a ३१५ 


उसके बचने की 'प्राशा नहीं रही | उसके लिये श्राप ने कितनी ही 
ua जाग कर बिताई। इसी प्रकार चीते के शिकार में ब्रह्मचारी 
महेन्द्र घायल होगया | उसकी श्रवस्था भी बहुत चिन्ताजनक 
होगई | उसको औषधोपचार के लिये लाहौर भी भेजना पड़ा | 
उसके लिये आप ने न मालूम कितने दिन एक adel चिन्ता 
में बिताये थे ? लाहौर से उसके aaa निरोग होने का समाचार 
गाने पर गुरुकुल में उत्सव मनाया गया था। वह उत्सव 
महात्मा जी के महीनों बाद चिन्ताझुक्त होने की निशानी था | 
तीन सौ ब्रह्मचारियों में आप प्रत्येक का नाम तो जानते ही 
थे, उनमें से प्रत्येक के स्वास्थ्य और उसकी पढ़ाई की सब 
रिपोर्ट भी श्रापकी जिव्हा पर उपस्थित रहती थी | ब्रह्मचारियों 
से इतना अधिक परिचित रहते थे क्रि उनके संरत्तक्रों के गुरुकुल 
आने पर उनकी चाल अथवा सूरत से ही उनको पहचान लेते 
थे और परिचय देने से पहिले ही पूछ लेते थे कि क्या आप 
अमुक ब्रह्मचारी से मिलने ara हैं | ; 
्रह्मचारियों को खतरों से खेलने का ग्रादी बना कर साहस 
बनाने का आप विशेष ध्यान रखते थे | आस-पास को gia 
पहाड़ियों की एक-एक चट्टान से ब्रह्मचौरी परिचित थे । चारों 
ओर के घने जंगलों का एक-एक पत्ता ब्रह्मचा रियों ने काना ge 
था । गंगा की घारा-उपधाराओं की AAT AT गहराई-चौड़ाई 
ब्रद्याचारियों ने नापी हुई थी । जंगलों और पहाड़ों में पमत हु: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a य 
$ .___ Se 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धा नन्द 


कितनी ही बार ब्रह्मचारियों का सामना शेर-हाथी आदि से 
हुआ | पर, वह घृमना कभी बन्द नहीं किया गया | बरसाती 
बाढ़ की गंगा की तेज़ धारा में तेरते हुए कई बार ब्रह्मचारी 
ड्रवते-टरवते बचे । कभी-कभी मगरमच्छों से भी मुकाबला 
हुआ । पर, वह तरना बराबर जारी रहा | मछलियों के समान 
तरना ब्रह्मचारियों के लिये स्वाभाविक था। उसको सिखाने के 
लिये न कोई प्रवन्ध था और न कोई यन्न ही करना ` पड़ता था | 
दसवीं wall का ब्रह्मचारी सत्यपाल वाढू के दिनों में बढ़ती हुई 
धारा क पार तो हो गया, पर लौट न सका । रात को नौ बजे 
साने क्र समय विस्तर खाली देख कर उस की खोज की गई | 
पता चला fe aaa पार ही रह गया है। महाविद्यालय के 
कुळ तैराक ब्रह्मचारी उसी समय पार गये और सत्यपाल को खोज 
लाये | इधर किनारे पर आते हो महात्माजी ते त्रह्मचारीके सत्सा- 
हस क लिये उसकी पीठ ठोकी | चयडी पहाड़ के ऊपर से शहतीरों 
के az वना कर तेरते हुए आने का ब्रह्मचारियों को विशेष 
राक्र था | कभी-कभी दिन भर ब्रह्मचारी पानी में ही 
ठरते रहते थे । कई वार वाढू का भय इतना बढ़ जाता था कि 
गुरुकुल का जीवन संकटापन्न हो जाता था । ब्रह्मचारी मिट्टी की 
टोकरियां और फावड़ लिये हुए रातों जाग कर पानी का सामना 
करने श्र | गुरुकुल के आस-पास के गांव फूस के बने होने से उन 
में प्रायः आग लग जाती थी | कभी-कभी आधी रात को भी ऐसी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 ae ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ही ३१७ 


दुर्घटना हो जाती, तो ब्रह्मचारी 'एलाम वेल' के बजते ही इकट्रे हो 
कर उस गांव में जा पहुंचते थे | गुरुकुल में भी ऐसी दुघटनाएं कई 
बार हुई | ऐसे अवसरों पर ब्रह्मचारी जान पर खेल कर भीपण 
| SREE का दमन बड़े साहस के साथ करते थे। एक समय 
नजीबाबाद के जंगलों में डाकुओं ने अड्डा आ जमाया | चारा 
र 'त्राहि-त्राहि! मच गई | गुरुकुल के पास से ही हो कर वे 
हरिद्वार और कनखल पर भी हाथ साफ़ कर आया करते थे | 
| | गुरुकुल आने का उन्हे कभी साहस नहीं हुआ । एक बार सुनने 
{ x आया कि कांगड़ी-गांब डाकुओं ने लूटना शुरू कर दिया a | 
बात की बात में महात्मा जी ब्रह्मचारियों का एक दल साथ 
लेकर वहां जा पहुँचे | संकट के ऐसे किसी भी समय में रहम 
चारियों को कमरों में बन्द करके सुरक्षित रखने का आपने 
विचार तक नहीं किया, अपितु ऐसे अवसरों को संकट का सामना 
करते हुए ब्रह्मचारियों में सत्साहस पैदा करने का साधन बनाते 
रहे | सांप-बिच्छू तो गुरुकुल के कोने-कोने में बिखरे हुए थे | oe 
डसने की già प्रायः होती रहती थीं। जहरीले से जहरी! 
महा भयानक्र काले फणी नाग कितने ही ब्रह्मचारी पकडते ओर 
मारते थे, कई बार 'प्रजगर भी पकड़े और मारे गये, पर गुरुकुल 
के समस्त जीबन में कभी एक भी दुघेटना सांप के डसने की नहीं 
हुई । न कोई कभी पानी में डूबा, न जङ्गल में किसी iy = 
के आक्रमण का कभी कोई शिकार हुआ आर न कभी ऐसी कोई 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


व. 27 प्या PR 
—————— 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१८ स्वामी श्रद्धानन्द 


दूसरी ही दुधेटना हुई । सब कुल-वासी इसको महात्माजी की 
तपस्या का पुणय-प्रताप समझते थे । निःस्सन्देह, महात्माजी के 
व्यक्तित्व, आत्म-विश्वास और श्रद्धा का ऐसा ही कुछ श्रनहोना 
प्रभाव था कि गुरुकुल ऐसे सब सडूटों से बराबर बचा TET I 
SE वर्ष में तीन सौ ब्रह्मचारियों में केबल दो मृत्य हुई । एक 
ब्रह्मचारी नवीन की, टाइफाइड की बीमारी से ओर दूसरी ब्रह्म- 
चारी भोस की, टिहरी की यात्रा में पहाड़ पर से फिसल कर 
२५० फीट नीचे आ गिरने से । संकटों से घिरी हुई ऐसी जगह 
में ऐसा निरापद्‌ जीवन बिताने का अभिमान सिवा गुरूकुल फे 
आर किस संस्था को है ? 


५ लोकप्रियता 


गुरुकुल के वाषिक उत्सव गुरुकुल की बढ़ती हुई लोकप्रियता 
की साक्षी है। सन्‌ १६०३ में १० भाचे से १३ मार्च तक 
गुरुकुल का पहिला उत्सब हुआ था। उस में चार हज़ार Ai- 
पुरुष उपस्थित हुए थे, २० हजार चन्दा हुआ था और १६ 
्रह्मचारियों का वेदारम्भ संस्कार | दूसरा उत्सब २८ फरवरी 
से २ माचे तक सन्‌ १६०४ में हुआ था, जिस में पचास हजार 
की उपस्थिति थी, २१ हज़ार चन्दा और २१ नये ब्रह्मचारी 
भरती हुए थे | छठे उत्सव पर पचास हज़ार की उपस्थिति और 
५४६०० रुपये का चन्दा हुआ था । सातवे पर साठ हज़ार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 प्रियता ३१६ 


यात्री आये और ३ लाख २८ हज़ार रुपया जया हुआ था। 
प्रत्येक उत्सव पर इस उपस्थिति तथा चन्दे में साधारणतया वृद्धि 
ही होती रही और वसे भी दानी-मानी सज्जन गुरुकुल की 
आवश्यकताओं की निरन्तर प्रति करते रहे । इन उत्सबों की 
भी कुछ पिशेषताय हैं जिन का सम्बन्ध गुरुकुल के ही साथ ह । 
इन उत्सवों का प्रवन्ध भारत के स्वराज्य का कोटा सा चित्र हे | 
work EMT की भीड़ का प्रवन्ध पुलिस की सहायता क विना 


ऐसा सन्दर और सन्तोपजनक होता दै कि किसी की सुई तक 
चोरी नहीं जाती | अस्तेय-भाव इस उत्सव के अवसर पर लागो 
में कुछ ऐसा जाग्रत होता दै कि सोने-चांदी के आभूषण, बडुप 


अदि गिर हुए या कहीं छुटे हुए भी किसी को मिलते ता वह 
कार्लालय में पहुंचा देता। एक बार एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी 
कि उस का ५०० रुपये का एक नोट, दस गिन्ली और पांच-पांच 
के दो नोट कहीं गिर गये हैं । थोड़े समय वाद दसरा घ्याया 
आर वह सब रकम कार्यालय में जमा करा गया | सतडु। की 
साक्षी देने वाली ऐसी कितनी ही घटनाये प्रति बपे उत्सव क 
अवसर पर प्रायः देखने और सुनने में द्राती थीं। पुस्तकों और 
खाद्य पदार्थों के अलावा कोई दूसरी चीज उत्सव पर नहीं विक 
सकती । पुस्तकों के लिये भी कुछ नियम हैं | on ओर 
गन्दा साहित्य गुरुकुल की सीमा में आना वर्जित हे । खाद्य 
पदार्थों में विदेशी चीनी के सामान की दुकान नहीं आ सकती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a 


अ ae 
क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= Ro स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


आर सब सामान का fagaiar भी गुरुकुल की ओर से नियत 
किया जाता है। गुरुकुल के उत्सव इस की स्पष्ट साक्षी हैं कि 
गुरुकुल का उत्सव आर्यसमाज के लिये कुम्भ का पवे है और 
गुरुकुल आर्यसमाज की विद्या एवं बुद्धि का केन्द्र है। | 

गुरुकुल के उत्सव क ऐसे ga की प्रशंसा महात्मा गांधी 
ने सन्‌ १६२४ में वज्ञगांव-कां प्रेस छ सभापति के अन्तिम 
. भाषण में करते हुए उस को कांग्रेस के लिए आदश बताया था | 
AA कहा था--'सेरी राय में प्रतिनिधियों क खाने ओर रहने 
के खचे के वारे सें स्वामी श्रद्धानन्द जी से नसीहत लेनी चाहिये | 
मुझे याद है कि उन्होंने अपने गुरुकुल के सन १६१६ के उत्सव 
पर आने वाले मिहमानों के लिये जिस तरह के फूस के छप्पर 
डलवाये थे, उस में दो हज़ार से अधिक खचे नहीं हुआ था | 
भोजन क लिये दुक'न थीं | रहने के लिये Tat से कुछ भी 
aq नहीं लिया था ! इस तरह कोई ४० हज़ार लोग गुरुकुल के 
मैदान में विना दिक्कत ओर प्रायः बिना किसी खर्च के रह सके 
थे । चाह कांग्रस उसकी EUR बे-हरफ़ नकल न करे, किन्तु उस 
को ही सामने रख का बेहतर और ज्यादह सस्ता इन्तज्ञाम करना 
निहायत ज़रूरी है ।'' 


उत्सवों से ता गुरुकुल फे प्रति ग्राये-जगतू के बढ़ते हुए प्रेम 


ओर आकर्षण का सामुदायिक परिचय मिलता है, fag ऐसी 
घटनाय भी कुछ कम नहीं हैं जिनसे लोगों के व्यक्तिगत प्रेम और 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri हे 


लोकप्रियता ह २१ 


आकर्षण की साक्षी मिलती है । सम्वत्‌ १६ ६८ के वैशाख मास 
में महात्मा जी को मुरादाबाद से महाशय लक्ष्मीनारायण जी का 
पत्र आया कि--“सु् बूढ़े को यहां आकर दशन दीजिये और 
साथ ही कुछ भेट भी ले जाइये ।” महात्मा जी वहां पहुँचे तो 
बृद्ध महाशय ने तीन हज़ार का चेक उनके चरणों में गुरुकुल की : 
we चढ़ा दिया । इसी वर्ष २ Vag को आगरा के पंशनर डिपुटी 
कलेक्टर इश्वरीप्रशाद जी गुरुकुल पधारे । गुरुकुल का निरीक्षण 
करने के बाद महात्मा जी से कहा-“मुझे कुछ दान करना 
था । भारतवर्ष के सब विद्यालयों की रिपोर्ट आदि देखीं, किंतु 
कहीं भी वेदों की पढ़ाई का प्रबन्ध देखने में नहीं आया । यहां 
मेरा सन्तोष हो गया ! बतलःइये किस काम में थोड़ा सा दान 
दू, जो वेद पढ़ने वाले छात्रों के काम श्रावे ?” थोड़ी बातचीत 
के बाद ही झाप ने महात्मा जी के सामने ५१०० रुपए के 
पाउयड, नोट आदि का ढेर लगा दिया | ऐसे श्रद्वासम्पन्न सात्विक 
दानों की कितनी ही सात्तियां यहां दी जा सकती हैं | कितनी ही 
विधवा देवियों ने अपने. भरण-पोषण की कुछ भी परवा न कर 
गुरुकुल को हज़ारों रुपया एक समय एक हाथ से दिया È | 
बाद में लाख-लाख की रकम देने वाले और अपने BIT दान 
से गुरुकुल की एक-एक शाखा खुलबाने बाले भी कितने ही 
दानी पैदा होगये, पर फिर भी गुरुकुल आम जनता की संस्था 
हे । सवे-साधारण के भरोसे पर चलने वाली इतनी बड़ी कोई 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Rs So 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२२ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


दूसरी संस्था भारत में नहीं है । बढ़ते-बढ़ते गुरुकुल का ख़च 
प्रति वषे लाख-सबा लाख तक पहुँच गया, किंतु उस सब की 
पूर्ति के लिये ग्राम जनता की उदारता का ही सहारा रहा है | 
गुरुकुल को अन्य संस्थाओं के समान न सरकारी कोष से कभी 
कोई सहायता प्राप्त हुई, न किसी नरेश को 'राजर्पि' का मान 
देकर गुरुकुल ने उससे लाखों की याचना की और न किसी 
लखपति अथवा करोड़पति की थली का मुँह ही गुरुकुल के लिये 
खुला | सबे-साधारण पर निभर करते हुए लाखों के खच को 
पूरा करना गुरुकुल की ऐसी विशेषता है, जो उसको श्रन्य सब .. 
संस्थाओं से ऊपर उठाये हुए है | यही बिशेषता उसकी लोक- 
प्रिया का सब से बड़ा प्रमाण है। इस लोकप्रियता की 
ait भी अधिक उत्कृष्ट साक्षी यह है कि गुरुकुल के लिये जब 
भी कभी किसी सामान की ज़रूरत होती थी, “प्रचारक” सें 
सूचना देने पर बह सामान गुरुकुल पहुँच जाता था। थाली, 
लोटे, कटोरे और कपड़े तक की आवश्यकता की सूचनाय 
“प्रचारक में प्रायः पढ़ने में शती हैं। गुरुकुल सर्वसाधारण का है, 
इसीलिये उसको सवेसाधारण के सामने श्रपनी छोटी से छोटी 
श्रावश्यकता को भी डपस्थित करने में कभी संकोच नहीं हुआ | 
इस प्रकार आवश्यक ता-पति होने का एक दृष्टांत बहुत मनोरंजक 
है । सम्वत्‌ १६५८ में, गुरुकुल की स्थापनां के पहिले ही ब 
में, गुरुकुल फे लिये योग्य डाक्टर की आबश्यकता थी | “प्रचारक! 


+ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


te . कै MED ud 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


d ३२३ 


| में किसी ने लिख दिया कि यदि कोई डाक्टर अपनी सेवायें 
| स्वेच्छाभाव से रपण नहीं कर सकता तो आर्य डाक्टरों को 
| अपनी आमदनी में से डाक्टर का वेतन पूरा करना चाहिये | 
बस, पच्चीस-पच्चीस रूपये प्रति वर्ष देने के लिये कई डाक्टर 
तय्यार होगये | र 

गुरूकुल की शाखाओं से भी उसकी लोकप्रियता का पता 
लगता है | सब से पहिले मुलतान में वहां के रईस चौधरी 
रामकृष्ण जी की उदारता के फलस्वरूप १३ फ़रवरी सन्‌ 
१६०६ को गुरुकुल की पहली शाखा को स्थापना महात्मा 
मुन्शीराम जी के कर-कमलों द्वारा की गई | चौधरी जो ने ५० 
हज़ार की ज़मीन, २५ हज़ार का वाग, ५ हज़ार की कोठी और 
३ हज़ार नकृद इस शाखा के लिये दिया था । इसलिये उनके 
गांव के नास पर इस का नाम “शाखा-ुर्कुल'देवबन्धु' रखा 
गया था । दो-तीन वषे बाद चौधरी जी का मन बदल गया | 
इसलिये शहर से तीन मील की दूरी पर ताराकुंड के समीप 
& (|| बीघा भूमि लेकर शाखा का AIA किया गया । पहिले 
दसवीं श्रेणी तक की पढ़ाई का वहां प्रबन्ध था। अब केवल 
आठवीं श्रणी तक दे । 2 

दूसरी शाखा gera में सम्वत्‌ १६६६ की पहिली वेशाखको 
स्थापित हुई, इसकी आधारशिला की स्थापना भी महात्मा मुन्शी 
रामजी ने ही की थी । यह थानेसर के रईस स्वर्गीय ज्योतिप्रसाद 


| | 
| 
i 
|| 


rs 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Fee A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ee श्रद्धानन्द 


की शुभ कामना का सुफल था । उन्होंने इस काये फे लिये दस 
हज़ार नकद और १०४८ बीघा भूमि देने की उदारता की थी | 
एक वषे बाइ ही उनका देहांत होगया । वे पने लगाये हुए पौदे 
को बढ़ता और फलता-फूलता हुआ नहीं देख सके। यह गुरुकुल 
भी श्राठ श्रेणियों तक का ही है । स्वास्थ्य की दृष्टि से यहां का जल- 
वायु अत्युत्तम दै | संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद दिल्ली रहते 
हुए जब भी कभी विश्राम की अवश्यकता अनुभव होती थी, तब 
महात्मा जी यहां ही चले आते थे । उनको इस शाखा से कुछ 
विशेष प्रेम था | 'आदिम-सत्याथेप्रकाश” और “प्रायेसमाज का 
इतिहास” लिखने का उपक्रम यहां ही बांधा गया था । एक यूरो- 
पियन महिला ने श्राप को सौ रुपये यह कह कर दिये थे कि 
आप वह रक़म अपनी किसी प्रिय संस्था को दे दे | श्राप ने वे 
सौ रुपये इसी शाखा-गुरुकुल को दिये थे | 

तीसरी शाखा शुरुकुल-इन्द्रप्रस्थ के नाम से सम्वत्‌ १६७० 
मॅ देहली से बारह मील की दूरी पर स्थापित की गई थी । स्वर्गीय 
दानवीर सेठ रग्घूमल जी ने अपने भाई की स्मृति मे एक लाख 
की रकम प्रदान कर इसकी स्थापना महात्मा जी के ही हाथों 
से करवाई थी | यह शाखा एक पहाड़ी पर स्थित है। ऐसा 
सुन्दर विशाल वादार एकान्त श्राश्रम सम्भवतः किसी श्रौर 
शिक्षण-संस्था के पास नहीं है । ११०० बीघा गुरुकुल की अपनी 
भूमि दै | इस शाखा को देहली-निबासी 'ग्राये पुरुषों का गुरुकुल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हे > पे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= . ३२५ 


a जाता है । यहां केवल मध्यम-विभाग, अर्थात्‌, छठी से दसवीं 
श्रेणी तक, की पढ़ाई होती है | j 
चौथी शाखा गुरुकुल-मटियड्र के नाम से हरियाणा-प्रदेश 
के रोहतक जिले में मटियडू गांव के पास जमुना नहर की एक 
शाखा के किनारे श्रत्यन्त रमणीक और एकान्त स्थान में स्थित 
है । इसकी श्राधार-शिला की स्थापना सम्वत्‌ १६७२ में 
महात्मा जी ने सन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद रखी थी। 
यह संस्था स्वर्गीय चौधरी पीरूसिह के दान, वहां के आये पुरुषों 
के उत्साह और गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक श्री निरञ्जनदेव जी 
विद्यालंकार के सतत-परिश्रम का शुभ परिणाम दै। यहां शिक्षा 
निश्शुस्क दी जाती दै। संरक्षकों से किसी भी प्रकार का 
कोई खथ नहीं लिया जाता। अपने ढंग की यह निराली 
संस्था है | 
पांचवीं शाखा गुरुकुल-रायकोट लुधियाना ज़िले में 2 
suPaa बदी द्वादशी सम्वत्‌ १६७६ को सन्यासाश्रम में प्रवेश 
करने के बाद महात्मा जी ने ही इसकी अआधघार-शिल्ला रखी थी । 
यह स्वामी गङ्गागिरी जी महाराज के अध्यवसाय का सुफल है 
यहां केवल चार श्रेणियों की पढ़ाई का प्रबन्धे है। साथ में 
उपदेशक-विद्यालय भी है | 


गुजरात-प्रान्त में स्थित गुझ्कुल-विद्यामन्द्रिखूपा गुरुकुल 


की बढ़ती हुई लोकप्रियता का ag से अधिक उज्ज्वल और 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ns I a 


oS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वासी भ्रद्धानन्द 


नबर ESS अअ POTTS 


स्पष्ट साक्षी है । माघ शुद्धा त्रयोदशी सम्बत्‌ १६८० तदनुसार 
१८ फरवरी १६२४ को महर्षि दयानन्द की जन्मशताब्दि कीं 
, स्मृति में, गुजरात की प्रसिद्ध सरिता एूर्णा के तीर पर, खूपा नामक 
प्रास के समीप, महात्मा जी ने ही संन्यासाश्रस में प्रवेश करने 
के बाद इसकी स्थापना की थी | यहां दशवीं श्रेणी तक की पढ़ाई 
का प्रबन्ध है। शुजशात के उत्साही आये पुरुषों विशेषतः श्री 
दयालजी लल्लूभाई, श्री कीणाभाई देवाभाई और गुरुकुल के 
सुयोग्य स्नातक डा० ईश्वरदत्त जी विद्यालंकार के अनथक परि- 
क्षम आर उत्साह की साच्ती यह संस्था है । . 
इसके अलावा NEW, ment ( रोहतक ), कमालिया 
( मियटगुमरी ) आदि में भी गुरुकुल की शाखां खुल चुकी हैं | 
इस समय देहरादून में स्थित कन्या-गुरुकुल भी गुरुकुल को 
शाखा दै । उसकी स्थापना दानवीर स्वर्गीय सेठ रग्धूमल जी के 
एक साथ एक लाख she प्रति मास पांच सौ देने का संकल्प 
करने पर २३ कातिक wa १६८० तदनुसार ८ नवम्बर 
१६२३ को दीवाली के शुभ दिन देहली में दरयागंज में एक 
कोठी किराये पर लेकर महात्मा जी द्वारा ही की गई थी। 
संस्था के दुर्भाग्य से सेठ जी का शीघ्र ही देहान्त हो गया और 
उन द्वारा उनके संकल्प फे अनुसार संस्था को सहायता प्राप्त 
adi हुई । अब तक भी संस्था को आवश्यक स्थिरता प्राप्त नहीं 
हो सकी है । फिर भी उक्त संस्था हारा mag कार्य हो रहा दे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लोकप्रियता ३२७ 


IEEE SSS PSE ERIE TE ESL SACI ००००७ 


आर स्री-शित्ता के क्षेत्र में काम करने वाली अपने ढंग की यह 
केली ही संस्था है | 

इस प्रकार गुख्कुल-शिक्ता-पद्धति परीक्षण की सीमा पार 
कर सफलता प्राप्त कर चुकी है। स्वतन्त्र रूप में भी देश में 
दर्जनों गुरुकुल चल रहे हैं। गुरुकुल के परीक्षण की इस सफ | 
लता और विस्तार का श्रथ से इति तक का सब श्रेय महात्मा जी 
के अनथक श्रम, HTS साहस और Hee घेय को ही है । | 

सम्बत्न्‌ १६८० में gega की पच्चीसवीं वषे-गांठ मनाई 
गई थी | उस समय तक २० लाख ok हज़ार रुपया गुरुकुल 
के लिये व्यय हो चुका था। ३४ ब्रह्मवारियो से शुरू होने 
बाले गुरुकुल में उस समथ शाखाओं सहित कोई एक हज़ार 
बालक और बालिकायै शित्ता अहण कर रहीं थीं । इस समय 
तक २२५ से अधिक स्नातक गुझ्कुल से निकल चुके हैं, जिनमें 
से अधिकांश देश-सेवा के ही कास में लगे हुए हैं. और उन्होंने 
घर्से-प्रचार, समाज-सुधार, राजनीतिक-प्रगति, शिक्षा के विस्तार, 
साहित्य की उन्नति और पलों के सम्पादन प्रादि के al में यश |. 
सम्पादन कर गुरुकुल के नाम को गौरवान्वित किया दै । शुरुकुल | 
के सम्बन्ध में तो महात्मा जी का स्वप्न घरा नहीं हो सका था, 
किंतु यह विना संकोच के कहा जा सकता है कि स्नातको 
ने देश, धर्म और समाज को सेवा करते हुए अपने T य 
उच्च चरित्र से महात्मा युन्शीराम जी अथवा स्वामी श्रद्ध 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-३२८ स्वामी श्रद्धानन्द 


जी को पने सम्बन्ध में निराश नहीं किया | अधिकतर कुलपुत्रो 
के लिये उन को इतना गौरव और अभिमान था, जितना कि 
किसी भी पिता को अपने gas सफल जीवन के लिये हो 
सकता है | 


६ श्रम ओर विरोध 


अल्प रूप में आरम्भ किये गये इस महान्‌ कार्य को 
सफलता तक पहुँचाने के लिये महात्मा जी को आदि से 
अन्त तक बराबर विरोधी परिस्थितिमें से ही होकर शुज्जरना 
पड़ा था | एक तो गुरुकुल को कालेज-दल वालों ने अपने मुक़ा- 
बले में खड़ी की गई संस्था समझ कर उसके सम्बन्ध में श्रम 
फैलाने और उसका विरोध करने में कोई बात उठा नहीं रखी | 
गुरुकुल की स्थापना होने के बाद पहिले ही वर्षे में पंजाब में कुछ 
इस प्रकार की निराधार बाते Hens गई थीं कि गुरुकुल में भोजन 
का ठीक प्रबन्ध नहीं है, मकानों में नमी बहुत श्रधिक है, बीसारों 
की देखरेख का कोई प्रबन्ध नहीं है, सब ब्रह्मचारियों के पेट 
फूल ST हैं, दस ब्रह्चारियों की मृत्यु हो चुकी है और wk 
Gael इस वष में काल के प्रास हो जायेगे । ऐसी निराधार 
बातों का निराकरण "प्रचारक? द्वारा निरन्तर किया जाता रहा | 
उनसे हानि तो अबश्य हुई, किंतु ऐसी हानि नहीं हुई जिसकी 
पूर्ति नहीं हो सकती थी | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


pe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 six विरोध ३२६ 
विरोधी दल वालों की star अपने ही दल के लोगों 
द्वारा विरोध निस्सन्देह ऐसा था, जो गुरुकुल की उन्नति और 
उसके विकास के लिये वास्तव में बाधक साबित हुआ । कुछ 
लोग तो सभी स्थानों में ऐसे होते हैं, जिनको भले कार्यों का 
विरोध किये बिना सन्तोष नहीं होता | सम्भवतः ऐसे ही कुछ 
लोगों ने गुरुकुल की स्थापना होते ही उसके मागे में कांटे 


बखेरने शुरू कर दिये थे । महात्मा जी पर राबन रौर कई 
रकमें jar खचे करने का भी दोष लगाया गया था | 


सन्‌ १६.० तक के प्रतिनिधिसभा और गुरुकुल के श्रायःव्यय 
को लेकर सन्देह, भ्रम तथा विरोध का इतना बड़ा तूफ़ान खड़ा 
किया गया कि २७ मई १९०५ की प्रतितिधिसभा में सभा के 
प्रधान होते हुए भी उनके प्रतिकूल इस HA के प्रस्ताव उप- 


` स्थित किये गये कि--“सात प्रतिनिधियों द्वारा पेश की गई 


निम्नलिखित बातों के लिये जांचःकमेटी नियुक्त की जा 
(१) लाला मुन्शीराम इस योग्य नहीं हैं कि उन पर सा 
कामों के लिये दान में दिये जाने वाले रुपये के सम्बन्ध में विश्वास 
किया जा सके, क्योंकि उन्होंने श्राय-प्रतिनिधि-सभा के १४ हज़ार 


रुपये का ग़बन किया दै; आर (२) न लाला मुन्शीराम किसी 


भार्मिक-संस्था के जिम्मेवार आर विश्वसनीय पद के हि 
बनाये जाने के योग्य हैं, क्योंकि अपने विरोधी सज्जनों पर मू 


दोष लगाने तथा उनको गढ़ने की उनकी आदत दै, जिससे ad- 


5 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, baronet Kanari CONT ee > a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३० स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


साधारण में gah विरोधियों की कुछ प्रतिष्ठा न रहे ।” पर 
प्रतिनिधि सभा में विरोधियों की दाल नहीं गली । ४४ के विरुद्ध 
१७ सम्मतियों से यह प्रस्ताव गिर गया | उसके बाद विरोधियों 
ने समाचार-पत्रों में गन्दगी फेल्लाना और पेम्फलेट छाप कर 
वटवाना शुरू क्रिया | विरोधियों की हरकत जब अति पर पहुंच 
गई, तब महात्मा जी ने दुखी दिल की पुरदई दास्तान? के नाम 
से कोई छः सौ प्रष्ठ की पुस्तक लिख कर उस विरोध के तूफ़ान 
को शान्त किया । इन वित्र-सन्तोषी लोगों का दल बाद में 
धवन-पार्टी की. ब्िम्रूति के नास से मशहूर हुआ, जो sd- 
पल्लिका? द्वारा समय-समय पर गुरुकुल पर प्रायः धावा 
बोलता रहा। 

विरोध और भ्रम पैदा करने बालों में ऐसे लोग भी कुछ कम 
नहीं थे, जो गुरुकुल से किसी arena पथक किये गये थे | 
ऐसे अलग किये हुए कई अध्यापकों तथा अधिष्ठाताओं ने कन- 
खल-हरिद्वार में महीनों डेरा जसा कर गुरुकुल की जड़ों को 
Saige का यत्न किया | पर, वे भी अपने यत्नो में सफल नहीं 
हो सके | महीनों महात्मा जी की गोद में बच्चों की तरह TEA 
वाले, आयसमाज की शरण में आकर सियां से आये बनने 
बाले अब्दुलगफूर TH 'धर्मपाल' ने भी गुरुकुल के विरुद्ध कुछ 
उपद्रव नहीं सचाया। sans में उसने जो गन्दगी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अम और विरोध ३३९ 


झौर कमीनेपन का वेसा उदाहरण कहीं ढूंढने पर भी मिलना 
सम्भव adil गुरुकुल aaah अपराध में निकाले गये 
गोबिन्द्राम, sod ही करतूतों से मौकूफ़ हुए नारायणदास 
आर सरदार गुरुबख्शर्सिह आदि को शिखयडी बना कर धर्म 
पाल ने अपने पत्र 'इ्द्र? 'पतीन्द्र' और 'अजुन' द्वारा फुल्कन 
दर काले बादलों का घटाटोप पेदा करने में कोई कसर नहीं 
एखी, किन्तु महात्मा जी ने बरसने से वहिले ही इस घटाटोप 
को छिञ्-भिन्न कर दिया था। l 
इस प्रकार किये जाने वाले झधिकांश mAT मनोरंजन की 
ही सामग्री होते थे, किन्तु उनके भी निराकरण के लिये महात्मा 
झी को ‘saree’ के कई पृष्ठ काले करने पड़ते थे । सम्बत्‌ 
९६.६६ में ऐसे ध्याक्षेप किये जाते थे कि गुरुकुल के ag 
बारी यूछ-दाढ़ी सुडवातें sie घाल सँवारते हैं, उनको aig 
छी सबारी सिखाई जाती है, वे साथुन लगाते हैं, उनको Sea | 
पढ़ाई जाती है, वे अंग्रेजी ढेग के खेल खेलते हैं, उनको इतिहास 
तथा भूगोल पढ़ाया जाता दै, साईन्स की पढ़ाई पर आधिक खच 
किया जाता है, अध्यापक ही परीक्षा लेते हैं और रिक्ता मुफ़्त । 
नहीं दी जाती | इन mAT के उत्तर में महात्मा ज्ञी को सम्बत्‌ । 
१६६४ के ८ श्रावण के प्रचारक! में कोई ५ पृष्ठ र लेख 
लिखना पड़ा था। वैसे भी प्रत्येक au में एक बार ते उतो | 
Rake के प्रतिकूल खज़हस्त होमा ही पड़ता था। | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- ३२ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


जिस लेख की sie ऊपर संकेत किया गया है, उस के 
आरम्भ में महात्मा जी ने लिखा था--“आर्यसमाज के न्द्र 
ही ऐसे विश्वासघाती पुरुष विद्यमान हैं, जिन्होंने अपने आपं 
को गुरुकुल का हितैषी प्रसिद्ध करते हुए उसको जड़ से 
Valse का बीड़ा उठा लिया है । स्वार्थ ने ऐसे पुरुषों को 
अन्धा कर दिया 2 |” सम्बत्‌ १६६७ के माघ मास में 
“प्रचारक! में १५ प्रष्ठ का लेख ऐसे ही श्राक्षेपों के निराकरण 
के लिये लिखा गया था, जिस का शीर्षक था--“बड़े से बड़े 
जत्थों के आक्रमण से भी परमात्मा ने गुरूकुल की रक्षा की है”, 
ओर उसका आरम्भ किया गया था “मन्युरसि मन्यु मयि घेहि’ 
की वैदिक प्रार्थना से, जिस से पता लगता है कि उस समय 
ये श्राक्तेप सभ्यता की मर्यादा का भी अतिक्रमण कर गये थे. 
उस लेख की प्रारम्भिक पेक्तियां ये थीं--“ब्रह्मचर्याश्रम के 
उद्धार के लिये जिस दिन गुरुकुल की पाठघिधि तथा उस के 
प्रबन्ध सम्बन्धी नियम हाथ में लेकर सेवकों ने काम करना 
आरम्भ किया था, उसी दिन से गुरुकुल पर वज्ञ-प्रहार शुरू 
हो गये थे । अपनों और बेगानों, आयो और अनायो--सभी 
प्रकार के पुरुषों ने उस को जड़ से उखाड़ फेकने के लिये नाना 
प्रकार के प्रयत्न किये । किंतु जत्र गंगा-तट पर पहुंच कर ब्र्म- 
चारियों के समृह ने इस जंगल को वेदमन्लो की ध्वनि से 
गुंजाना शुरू किया, सब से तो आक्रमणों की कुछ गिनती ही 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुरुकुल और प्रकाश-पार्टी 


नहीं रही | हर तीसरे महीने गुरुकुल की समाप्तिसचक 
विचित्र भविष्यवाणियां सुनने में श्राती रहीं। जत्थों पर जत्ये 
इसको गिराने के लिये बने, श्राक्रमणों पर आक्रमण हुए, जिन 
से न केवल इस के सेवकों के ही बदन चलनी-से बन गये, प्रत्युत 
उन चोटों के निशान गुरुकुल की संस्था और उस के प्रबन्ध 
पर भी अब तक लगे हुए हैं ।” इन उद्धरणों से पता लगता है 
कि किस विरोधी परिस्थिति में लङ्का में विभीषण की तरह 
महात्मा जी को गुरुकुल के संचालन का काम करना पड़ता 
था | यह उन के ही धेये और हिम्मत का काम था कि ऐसे 
विरोध में भीं वे इतने वर्षों तक अपने कत्तेव्य-पालन में बराबर 
लगे रहे | 


७, गुरुकुल ओर प्रकाश-पार्टी 


इस चैये और हिम्मत के सामने तब सहसा ही सिर झुक 
जाता है, जब यह देखने में आता दै कि गुरुकुल की स्वामिनी 
प्रतिनिधिसभा और उस की प्रबन्धकारिणी अ्रन्तरग-सभा भी 
महात्मा जी के लिये उतनी सहायक सिद्ध नहीं हुई, जितनी कि 
होनी चाहिये थी । गुरुकुल की समर्थक लाहौर की प्रकाश- 
पार्टी की भी गुरुकुल के प्रति प्रायः टेढ़ी ही दृष्टि रही | गुरुकुल 
का काम करते हुए यह शिकायत महात्मा जी को बराबर रही कि 
प्रतिनिधि-सभा अथवा श्रन्तरंग-सभा गुरुकुल को यथेष्ट समय 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी अ्रद्धानन्द 


नहीं दे सकतीं । २८ वेशाख सम्वत्‌ १६६८ के “प्रचारक में 
'गुर्कुल के साथ सच्चे प्रेम का प्रमाण दीजिये” शीषेक से fae 
गये लेख में आपने लिखा था--“ज्ञो माता शरद्‌ Ag में बिछौना 
गीला हो जाने पर बच्चे का रोना सुन उसके मुंह, नाक, कान 
को कपड़ों से बन्द कर के उस को छाती से जकड़ कर उस का 
गला घोंट देती है, उसे भी तो बच्चे से गाध प्रेम होता है; 
केतु उस का प्रेम बच्चे में जीवन डालने के स्थान में उसका काम 
ही तमाम कर देता है।'"' `" “अब een प्रतिनिधि-सभा 
की अन्य कार्यवाहियों के साथ एक पुळल्ला-सा बना हुआ है। 
प्रतिनिधि की अतरंग-सभा प्रचारादि अन्य विषयों के बिचार में 
जितना समय लगाती है, उस का चौथाई समय भी eRe 
aad बड़े से बड़े गम्भीर विषय के विचार के ota नहीं कर 
सकती । सथा के सभासद इस ght को जानते हैं किन्तु शुरुकुल 
के साथ उत्तका इतना अगाध प्रेस हे कि वे उस को आपने से थोड़े 
काल के लिये भी जुदा करने को तय्यार adi, भले ही इस 
थोड़े समय की जुदाई से उन के प्यारे TRH को शुद्ध वायु के 
aaa से बल मिलने तथा स्वस्थ होने की ही सम्भावना क्यों न 
` हो। प्रतिनिधि की अन्तरंग-सभा को बैदिक ध के प्रचार, 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शुस्कुल और प्रकारा-पार्टी . ३३५ 


nO 


है | at सम्मति में सभा के सभासद केवल अविद्या 
के कारण इस समय अपने कत्तेव्य-पालन से गिरे हुए हैं ।” इस 
से भौ बड़ी शिकायत महात्मा जी को यह थी कि प्रतिनिधि-समा 
र अन्तरंग-सभा के सभासद लाख-सवा-लाख का बजट तो 
पास कर देते हैं, किन्तु उस की पूति के लिये कभी कोई भी 
सदस्य सचाई ओर ईमानदारी से यत्न नहीं करता | इस शिक्रा- 
यत या कठिनाई को दूर करने के लिये आपने सभा में यह 
प्रस्ताव उपस्थित किया था कि प्रतिनिधि-सभा के ही श्राधीन 
गुरुकुल के प्रबन्ध के लिये एक अलग प्रबन्धकर्ती-लभा नियत की 
जाया करे, जो शुस्कुल के विषय में सोचा तथा काम Feat 
करे | उस सभा में प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों, संरत्षकों, स्नातकों 
आर दानदाताओं आदि के प्रतिनिधि तथा बदिक-सा हित्य आदि 
विषयों के मर्मज्ञ विद्वान्‌ रखने का आपका प्रस्ताव शा | वह सभा 
एक प्रकार से विद्या-आये-सभा ही होती, जो गुरुकुल की प्रबन्ध- 
सम्बन्धी श्रावश्यकताओं की प्रति के साथ-साथ प्रतिनिधि-सभा 
के श्राधीन शिक्षा-सम्बन्धी सभी संस्थाओं का प्रबन्ध किया 
करती । इस प्रस्ताव की उपयोगिता के सम्बन्ध में महात्मा जी 
ने कितने ही लेख लिखे थे। दस-बारह वर्षों से भी अधिक 
aA समय, तक यह, प्रस्ताव प्रतिनिधि-सभा के विचाराधीन 
प्रस्तावों की फ़ाइल में पड़ा रहा । ईस्वी सन्‌ १६११ की २७ 
सई की प्रतिनिधि-सभा के वार्षिक-अधिवेशन में उस पर केवल 


eh SS ee -m 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३६ स्वामी श्रद्ठानन्द 


एक बार वाद-विवाद हो हुआ था, सम्मतियां उस अधिवेशन में 
भी नहीं ली गई थीं | i 

उक्त अधिवेशन में हुआ बह विवाद कई दृष्टियों ले बड़ा . 
मनोरञ्जक है और महात्मा जी के मार की कठिनाइयों पर भी 
उससे अच्छा प्रकाश पड़ता है | श्री पगिडत विश्वम्भरनाथ जी 
बी० ए० ने, जो महात्मा जी के संन्यासाश्रम में प्रवेश करने 
के बाद गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता नियुक्त हुए थे, उस विवाद में 
कहा था--'प्रतिनिधि-सभा का प्रथम उद्देश्य वेद तथा Bea 
प्राचीन आपे ग्रन्थों के लिये विद्यालय खोलना है । इसमें गुरू _ 
कुल को एक शित्तणशाला ( एजूकेशनल इन्स्टीठ्यशन ) कहा गया 
है, ऐसी किसी भो शिक्तणशाला के खोलने का अधिक्रार इस 
सभा को नहीं है |" यह याद्‌ रखना चाहिये कि विद्या 
का फेलाना प्रतिनिधि सभा का कोई उद्देश्य नहीं दै |” महाशय 
कृष्ण जी fio To ने ऊपर की बातों का समर्थन कर्ते हुए 
कहा था--“गुरुकुल के श्रधिकारी गुरुकुल को यूनिवर्सिटी बनाना 
चाहते हैं, यह बहुत बुरा है और सभा के उद्देश्यों के सर्वथा 
बाहर है ।” लाला काशीराम और महता जैमिनी आदि ने भी 
ऊपर के विचारों का समर्थन किया था i इन विचारों से यह स्पष्ट 
है कि अन्तरङ्ग-सभा का एक दल, जिसको इसी विवाद में 
महाशय कृष्ण जी ने 'प्रकाश पार्टी? का नाम दिया था, गुरुकुल 
को केबल !वेद पढ़ाने की छोटी-सी चटशाला बनाये 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुरुकुल ओर प्रकाश-पार्टी ३३७ 


रखना चाहता था । उसको महाविद्यालय अथवा बिश्व 
विद्यालय बनाने के वह विरुद्ध था। महात्मा जी ने इसी 
विवाद में बहुत साफ़ शब्दों में कह दिया था --“गुरुकुल जिस 
मार्ग पर चल रहा है, उससे वह एक विश्वविद्यालय ही बनेगा । 
अब तक भी वह बहुत कुछ उसी ओर बढ़ा है । वेदों और 
वेदांगों की पढ़ाई के मुख्य रहने पर भी वहां श्रन्य विद्याओं की 
पढ़ाई को स्थान दिया जायगा ! कारण इसका यह है कि सव 
ऽप्रन्य विद्याय वेदों के सममने के लिये साधन-रूप हैं। गुरुकुल 
में कृषि-विज्ञान, पदार्थ-विज्ञान, रसायन तथा अन्य सब कलाये 
एवं विज्ञान सिखाये जायेगे और सिखाये जाते हैं | यदि प्रति- 
निधि-सभा इसे अपने उद्देश्यों के प्रतिकूल समती दै, तो उसे 
इसी समय वर्तमान गुरुकुल ळो बन्द कर देना चाहिये । जो 
सज्जन कार्यकर्ताओं पर यह दोष लगाते हैं कि वे भविष्य में 
गुरुकुल को यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, उन्हे सम लेना 
चाहिये कि इस समय भी गुरुकुल यूनिवर्सिटी ही ` बन 
WT हे | 99 

गुरुकुल को संस्कृत की चटशाला श्रथवा विविध विषयों के 
अध्ययन के लिये एक आदरे शिक्षणालय बनाने के दृष्टिकोण 
में भद बढ़ता चला गया | समाचार-पलों में भी उस दृष्टिभेद 
की चर्चा होने लगी | “प्रकाश! में गुरुकुल के उद्देश्य के सम्बन्ध में 
महाशय कृष्ण जी ने कई लेख लिखे | 'प्रचारक! में प्रकाश आर 


<<< ययास Ere I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द 


TT १०७०७०७०५०७०७० ३७ RETR ~ ST 


शुख्कुल' के शीर्षक से लिखे गये लेखों में उनका उत्तर दिया 
गया आऔर महाशय कृष्ण जी के श्रान्दोलन के तरीके को 
Maan प्रकार? बताया गया, किन्तु उनका यह 'भ्यानक प्रकार 
लगातार कई वर्षों तक जारी रहा । २२ कार्तिक सम्वत्‌ १६ ६८ 
के garg’ में गुरुकुल के उद्देश्यों फे विषय में कई एक काल्प- 
निक परिभाषाये घड़ कर गुरुकुल के कार्यकर्ताओं पर रोष भी 
- प्रगट किया गया और यह भय भी प्रगट किया गया क्रि गुरुकुल 
ब्राह्मण न पैदा कर के वेशय पदा करने से लग रहा है । उसी 
सम्य “प्रचारक? में लिखा गया था--“प्रकाश के सम्पादक 
महाशय कृष्ण जी गुरुकुल की स्वामिनी श्रीप्रतिनिधि-सभा 
के सभासद्‌ हैं, गुरुकुल की प्रबन्धकारिणी अन्तरंग-सभा के भी 
वे सदस्य हैं ओर इससे भी बढ़ कर आप उसके उपमन्बी हैं । 
यदि गुरुकुल के विषय में आपको कोई शिकायत है sie यदि 
गुरुकुल के वर्तमान कार्यकर्ताओं की किन्ही चेष्टां से आप ws 
हैं तो आपके लिये कई रास्ते खुले हैं और वे कई शास्ते इस 
चतेमान रास्ते से बहुत प्रिय, बहुत लाभदायक और बहुत सुलभे 
| हैं|? पर, प्रकाश-सम्पादक ने प्रिय, लाभदायक और सुलभ 
| सागे का अवलम्बन न करके अकाश! के कालमों का अप्रिय, 
हानिकारक तथा जटिल मागी ही पकड़े रखा । सम्वत्‌ १६७१ 


| 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= आर प्रकाश-पार्टी ३३६ 


के काम में कहीं न लग जावे । इस भयावह कल्पना के आधार 
पर एक wat चित्र खींच कर सवसाधारण को भ्रम में 
डालने की निन्दनीय चेष्टा की गई थी। इस पर महात्मा जी 
ने सम्बत्‌ १६७१ के २ फाल्गुन के प्रचारक? में लिखा था-- 
“मुझे spa हे कि यदि महाशय कृष्ण जी को गुस्छुल की 
ama गति में कुछ सन्देह है तो म्बामिनी-सभा के मन्त्री 
होते हुए, उन्होंने उस सभा द्वारा संशोधन कराने के म्थान में 
समाचार-पत्र की शरण क्यों ली १” इसके बाद महात्मा जी ने 
लिखा था--“में महाशय कृष्ण तथा आये जनता को निश्चय 
दिल्लाता हूँ कि यदि वेदिक-धर्म के पुनरुज्जीवन का काम मेरी 
दृष्टि में गौण बन जायगा तो में इस गुरुकुल में एक पल भी 
ठहरना पाप समकूगा |” इसी लेख में आपने एक बार फिश 
आयुवेद, कृषि-व्यापार और लुहदारी-तरखानी आदि की पढ़ाई 
का समर्थन करते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषणा की थी--पहिली 
पाठविधि के अनुसार, जिसका प्रामाणिक खण्डन प्रतिनिधि-सभा ने 
मेरे ज्ञानमें नहीं किया, कृपि-महा विद्यालय खोलना भी गुरुकुल का 
करवेव्य है | में दो वर्षों से उसके लिये विशेष परामश करता रहा 
हैँ और अब समग्र आया है कि कृषि का काम आगामी वषे के 
श्रारम्भ से शुरू किया जायगा | उसके साथ 'लुहारी-तरखानी' का 
कारखाना भी खोला जागया, जिंसका कुछ सामान.तीन वर्षो से 


आया पड़ा है । यदि इसके सम्बन्ध में मन्ती जी अथवा अन्य | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द 


किन्ही सभासदों को गुरुकुल अपने उद्देश्य से गिरता दिखाई दे तो 

सभा में इस प्रश्न को रख कर पहले ही इसका निश्चय करा a |” 
. महात्मा जी के इतने स्पष्ट लेखों के बाद भी 'प्रकाश? के सम्पादक 
siz उनकी पार्टी की यह शिकायत बराबर रही कि “उपदेशक 
नहीं मिलते ।” सम्वत्‌ १६७३ के श्रावण मास में 'प्रकाश' ने 
यहां तक लिखा था कि “न पंजाब में और न संयुक्तप्रान्त में 
कोई ऐसी पाठशाला है, जहां उपदेशक तय्यार किये जा रहे हों । 
ऐसी हालत में. सवाल तो काबिल-गौर यह है कि उपदेशक कहां 
से आये ?” पाठक यह समम सकते हैं कि इस लेख में संयुक्त- 
प्रान्त का उलेख करके गुरुकुल पर चोट की गई थी | इस प्रकार 
सदा ही 'प्रकाश और उसके दल की गुरुकुल पर बक्र दृष्टि रही, 
जिसका परिचय कभी-कभी '्राज-कल भी मिल जाता È l 
इस प्रकरण को इतना खोल कर इस लिये लिखा गया है कि 
इसका सम्बन्ध चरित्रनायक की जीवनी के साथ कई जगह 
Oia है ओर गुरुकुल की उन्नति तथा उसके विस्तार म॒ यदि 
कोई सब से बड़ी बाधा थो तो यही थी कि उसके संचालकों 
आर मालिकों की दृष्टि मे गुरुकुल के उद्देश्य की पूर्ति के साधनों 
में प्रवेपश्चिम का-सा भेद था । इस भेद को लेकर कई वर्षों तक 
समाचार-पत्नों मे जो चर्चा हुई, वह उसके लिये और भी अधिक 
बड़ी बाधा सिद्ध हुई । 


* CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


STE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


P की तिरछी नज़र 


८. सरकार की तिरछी नजर 


इस सब बाधा-विरोध के रहते हुए एक और बाधा गुरुकुल 
के मारग में सरकार की सन्देहास्पद दृष्टि थी। गुरुकुल का 
सरकार से बिलकुल स्वतन्त्र होना ही उसके सन्देह के लिये पर्याप्त 


था। आर्यसमाज पर राजद्रोही होने का जो सन्देह. था, उस से 
भी गुरुकुल के सम्बन्ध में इस सन्देह को विशेष पुष्टि मिली | उस र 


सन्देह की उत्पत्ति के इतिहास में न जाकर यहां एक गुप्त 
सरकारी लेख की पंक्तियां इसलिये दी जाती हैं, जिस से उस 
सन्देह का रूप पाठकों के सामने आ जाय। . उस लेख में 
लिखा गया था-“आयैसमाज के संगठन में अभी जो महत्व 
qå बिकास हुआ है वह वास्तव में सरकार के लिये बहुत बड़े 
| | का स्रोत है। वह विकास है गुस्कुल-शित्ता-प्रणाली । 
इस प्रांत में गुरुकुल की उत्पत्ति के इतिहास का विवेचन अगले 
अध्याय में किया जायगा, किन्तु आर्यसमाज की धमे के रूप 
में आलोचना करते हुए भी उस की ओर निदेश करना आक 
श्यक है । इस प्रणाली में चाहे कितने ही दोष क्यों न हों, किन्तु 
भक्तिभाव और बलिदान की उच्च भावना से प्रेरित जोशीले 
धर्मपरायण व्यक्तियों का दल तय्यार करने का यह सबसे सुगम 
आर उपयुक्त साधन दै, क्योकि यहां आठ बरस की ही Sy 
में बालकों को माता-पिता के प्रभाव से भी बिलकुल दूर रखकर 


विज लीक ES 


Se 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४२ स्वामी भद्घानन्द्‌ 


त्याग, area झर भ्रक्ति्राव के वामुमयडल में उन के जीवन 
को कुछ निश्चित सिद्धांतों के श्रनुसार ढाला जाता दै, जिस से 
उन के रग-रय में श्रद्धा और MAA की भावना घर कर 
जाती दै । यदि इस प्रकार की शिक्षा का क्रम श्रायेसमाज के 
garg और उत्साही नेताओं की सीधी देख-रेख में बाल्लकों की 
उस सत्रह वर्ष की आयु तक बराबर जारी रहा, जो कि मनुष्य 
के जीवन में सब से श्रधिक प्रभावग्राही समय है, तो इस पद्धति 
से जो युवक तय्यार होंगे, वे सरकार के लिये Hea भयानक 
होंगे | उनमें बह शक्ति होगी, जो इस समय के श्रायसमाजी 
डपदेशकों में नहीं हैं । उन में पैदा हुआ ८यक्तिगत ze विश्वास 
आर अपने सिद्धांत के लिये कष्ट-सहन करने की भावना, अपितु: 
समय आने पर प्राणों तक को न्योळावर कर देना; साधारण 
जनता पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा | इससे उन को ञ्रनायास 
ही ऐसे अनगिनत साथी मिल जायेगे, जो उनके मार का 
अवलम्बन करेंगे और उनसे भी अधिक उत्साह से काम करेंगे | 
यह्‌ याद्‌ रखना चाहिये कि उन का उद्देश्य सारे भारत में एक 
ऐसे जाति-धर्म की स्थापना करना होगा, जिस से सारे हिन्दू 
एक भ्रातभाव की श्रंखना में बंध जायेगे | वे सब दयानन्द के 
“सत्यार्थप्रकाश' के wea समुलास की इस आज्ञा का पालन 
` करेंगे कि श्रद्धा और प्रेम से श्रपने तन, मन. धन--सर्वस्व को 
देश हित के लिए अर्पण कर दो।” 


e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri If 


सरकार की रछी नज़र ३४३ 


इस लेख की श्रगली पक्तियाँ का. सौधा सम्बन्ध गुख्कुत्न । 
कांगड़ी के साथ है। वे पंक्तियां ये दै--“सरकार के लिये सब से | 
अधिक विचारणीय प्रश्न यह है ४ इस समय श्रायेसमाज के | 
गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने वाले उपदेशकों का fart समाप्त 
करने के बाद सरकार के प्रति क्‍या रुख़ होगा ? इस समय 
के उपदेशकों की अपेक्षा वे किसी और ही ढाँचे में ढले हुए 
होंगे faa धर्म का वे प्रचार करेंगे, उस का आधार व्यक्तिगत 
विश्वास एवं श्रद्धा होगी, जिस का जनता पर सहज में बहुत 
प्रभाव पड़ेगा । उन के प्रचार में मक्कारी, सन्देह, सममौता 
आर भय की गन्ध भी न होगी और सर्वसाधारण के हृद्य पर 
उसका सीधा असर पड़ेगा |” गुरुकुल के सम्बन्ध में पैदा हुए 
सन्देह को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिये इस लेख का लेखक 
कहां तक पहुंचा था, इस का एता श्रगली पेक्तियों से लगता 
है, जिनमें उस दोरे का उल्लेख किया गया है, जिस में महात्मा 
जी ने गुरुकुल के लिये तीस हज़ार रुपया जमा किया at | 
लेखक लिखता दै-- पञ्ञाब की पुलिस की रिपोटौं में यह दजे 
है कि सन १८६६ में जब लाला मुन्शीराम अग्रतसर के पंडित | 
रामभजदत्त के साथ गुजरात, सियालकोट आर गुजरांवाला | ; 
का दौरा करते हुए घन संग्रह कर रहे थे, तब उन्होंने सरकार | | र 
की निन्दा शरारत से भरे हुए शब्दों में अन्य बातों के साथ यह 
कहते हुए की थी कि सिपाही कितने qa हैं जो सब्बह-अठारह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४४ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


- रुपयों पर भरती होकर अपना सिर कटवाते हैं। गुरुकुल में 
शिक्षित होने के बाद ऐसा करने वाले श्रादमी- सरकार को 
नहीं मिलेंगे |” गुरुकुल के जिन उत्सवों का पीछे कुछ वयान 
किया गया है, उन के सम्बन्ध में इस लेख में लिखा गया 
है--“कांगड़ी में मनाये जाने वाले गुरुकुल के वाषिकोत्सब पर 
कोई साठ-सत्तर हज़ार आदमी प्रति वर्ष इकट्ठा होते हैं । कई 
दिनों तक यह उत्सव होता है | पुलिस, स्वास्थ्यरत्ता आदि का 
सब प्रबन्ध गुरुकुल के श्रधिकारी स्वय करते हैं। ama में 
मेलों पर जिस प्रकार स्वयंसेवक सब प्रवन्ध करते हैं, वसे ही 
यहां ब्रह्मचारी स्वयंसेवकों का सव काम करते हैं | संगठन की 
gba यह काभ बिलकुल त्रटि-रहित है । उत्सब पर इक्रा 
होने वाले लोगों का उत्साह भी अआश्वेजनक होता हे। वडी 
बड़ी रकमें दान में दी जाती हैं और अच्छी संख्या में उपस्थित 
होने वाली स्त्रियां भूषण तक देती है |” गुरूकुल के उद्देश्य 
की मीमाँसा करते हुए उस करे तपस्वी, कठोर, संग्मी और 
निर्भीक जीवन का रोना रोते हुए फिर लिखा गया है-“बिचार- 
| णीय विषय यह्‌ हे कि गुरुकुल से निकले हुए इन संन्याभियों 
| का राजनीति के साथ क्या सम्वन्ध रहेगा ? इस सम्बन्ध में 
गुच्कुल की, महाशय रामदेव की लिखी हुई, एक रिपोर्ट की 
भूमिका बड़ी रोचक है। उस के ora में लिखा है क्रि गुरुकुल 
दी जाने वाली शिक्षा सर्वोश में राष्ट्रीय है। आर्यसमाज्जियों 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४५ 


ee 


सरकार की तिरली नज़र 


` का बाइबिल 'सत्यार्थप्रकाशः है, जो देशभक्ति के भावों से 
ऽप्रोत-प्रोत है । गुरुकुल में इतिहास इस प्रकार पढ़ाया जाता 
है, जिस से ब्रह्मचारियों में देशभक्ति की भावना SAA हो। 
उन सें उपदेश और उदाहरण दोनों से देश के लिये उत्कट प्रेम 
पैदा किया जाता है। इस में कुछ भी सन्देह नहीं कि गुरुकुल 
Haagen ऐसे राजनीतिक संन्यासियों का दल तय्यार क्या 
जा रहा है, जिसका मिशन सरकार के अस्तित्व के लिये भयानक 
'संकट पैदा कर देगा |” इसी प्रकार एक गुप्तचर ने अपनी डायरी 
में गुरुकुल के सम्बन्ध में ये पक्तियां लिखी थीं--“गुरुकुल की 
दीवारों पर ऐसे चित्र लगे हुए हैं, जिन में अंगरेज़ी-राज से 
पहले की भारत की अवस्था और अंगरेज़ों के कलकत्ता aa 
की अवस्था दिखाई गई है । लखनऊ के सन्‌ १८५७ के राज 
विद्रोह के fa भी लगाये गये ईँ | बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट 
fatz Mo tho फोडे ने जोन HH आक का भी वह बड़ा 
चित्र गुरुकुल में लगा हुआ देखा था, जिसमें वह ्रंगरेजों के 
विरूद्ध सेना का संचालन कर रही है ।” 
इस प्रकार गुरुकुल की हर एक दीवार के पीछे से सरकारी 
लोगों को राजद्रोह की गंध आती थी । यज्ञशाला के नीचे उन 
` की दृष्टि में एक तहखाना बना हुआ था, जिस में उन की समम 
के अनुसार गोला-बारूद बनाने की ब्रह्मचारियों को शिक्षा दी 


जाती थी | सरकारी गुप्तचरों का गुरुकुल में तांता बधा रहता | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A श्रद्धानन्दू 


था | वे संन्यासी, साधु, बाबू शादि के वेश में छिपे हुए 
भेद लेने की सदा कोशिश किया करते थे। जब ब्रह्मचारी 
सरस्वती-यात्रा पर गुरुकुल से बाहर जाते थे, तब भी गुप्तचरों 
की एक सेना उन के st पीछे चकर काटा करती थी। 
साधारण GAIT की बात ही क्‍या है, बड़े-बड़े सरकारी 
अधिकारी भी लुक-छिप कर गुरुकुल्ष का भेद लेने की बराबर 
चेष्टा करते रहे। एक डिपुटी कलेक्टर गुरुकुल में अपने को 
बकील बताकर इसी नीयत से sre थे । महात्मा जी को उन के 
इस प्रकार राने का पहले ही पता लग गया और उन के AS 
गुरुकुल के गुप्तचर छोड़ दिये गये । आधी रात को वे हवेशी 
वकील उस घिरे हुए अहाते में जा पहुंचे, जहां त्रह्मचा रियो को 
गतका-फरी आदि के खेल सिखाए जाते थे । महात्मा जी भी 


पता लगते ही उनके पोळे वहां पहुंच गए और. वहां पहुंच कर 


आपने उन से पूछा--'क्‍्या आप ने हमारे सब भेदो का पता 
लगा लिया ९? बेचारे डिपुटी कलेक्टर पानी-पानी हो गये । 
उन्होंने स्वीकार किया कि gepa में सन्देह की कोई बात 
नहीं है । बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट मजिष्टेट की कहानी भी बहुत 


रोचक है | उन्होंने गुरुकुल आकर ब्रह्मचारियों के कुरते उतरवा . 


कर छाती आर भुजाओं के पुट़टों की परीक्षा की । इस परीक्षा 
के बाद उन के चेहरे के भाव देखने ही लायक थे। उन से यह 
कहे बिना न रहा गया कि “मुझ को बताया गया था क्रि आप 


om in. G urukul Kangri Collection, Haridwar - 
CS E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri E- 


m 


| सरकार की तिरछी नज़र ३४७ | | 


| के ब्रह्मचारी धनुविद्या में प्रवीण हैं और श्राप का मुख्य उद्देश्य 
i उन को पहलवान बनाना है। मुझ को पता लग गया कि यह 
| सब कूठ है | निस्सन्देह खुली वायु में रहने के कारण उन का 
। डील डौल बाहर के स्कूलों के लड़कों की अपेत्ता अच्छा है | 
O मुझ को यह भी बताया गया था कि वे बहुत कुशल घुड़सवार 
|, हैं और आकाश में ऊँचे उडते हुए पक्षी को अचूक निशाना मार 

५. क्र नीचे गिरा देते हैं ।” 
| इगलियड के वर्तमान प्रधान-मन्ल्ली और समस्त संसार क 
राजनीतिज्ञों के अग्रणी समझे जाने वाले मि” रम्जे मेकडा- 
नल्ड का इस सम्बन्ध का वह लेख बहुत ही सुन्दर दै जो 
उन्होंने सन १६.१४ में गुरुकुल देखने के बाद भारत से विलायत 
लौट कर वहां के 'डेली क्रानिकल' में लिखा था। लेख को 
इन्होंने इन पंक्तियों से ही प्रारम्भ किया था-- भारत क राज 
द्रोह के सम्बन्ध में जिन्होंने कुछ योड़ा-सा भी पढ़ा है उन्होंने 
गुरूकुल नाम श्रवश्य सुना होगा, जहां कि siaaa F । 
i बालक frat ग्रहण करते हैं। आयं की भावना और सिद्धान्ता 
का यह अत्यन्त उत्कृष्ट मृत्ते रूप है। इस उन्नतिशील धार्मिक 
संस्था आयसमाज के सम्बन्ध में जितने भी सन्देह किये जाते हैं. 
वे सब इस गुरुकुल पर लाद दिये गये हैं | इसी लिये सरकार 
की इस पर तिरडी नज़र दै, पुलिस अफसरों ने इसके सस्व मे | 
गुप्त रिपोर्ट की हैं और अधिकांश एंगलो-इशिडयन लोगों ने 


ITT TCTCCC—. 


| रहा हू--हम केवल यह चाहते हैं कि शान्ति से हम को ईश्वर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द 


इसकी निन्दा की है |” सरकार की fest नज़र के कारणों 


की मीमांसा करते हुए उस लेख में गुरुकुल का बहुत ही सुन्दर 
चित्र अंकित किया गया है | उसमें लिखा गया है-“सरकारी 
लोगों के लिये गुरुकुल एक पहेली है । श्रध्यापकों में एक भी 
अग्रेज़ नहीं है । अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई और उच्च शिक्षा के 
लिये पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त पुस्तकें भी यहां काम में 
नहीं लाई जातीं. सरकारी विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिये 
यहां से किसी भी विद्यार्थी को नहीँ भेजा जाता और विद्यार्थियों 
को विद्यालय से अपनी ही उपाधियां दी जाती हैं | सचमुच यह 
सरकार की श्रवज्ञां है। घबराये हुए सरकारी अधिकारी के 
मुंह से इसके लिये पहली बात यही निक्रलेगी कि यह स्पष्ट राज- 
द्रोह है । परन्तु गुरुकुल के विषय में यह ञ्रन्तिम राय नहीं हो 
सकती | सन्‌ १८३ के प्रसिद्ध लेख में भारत की शिक्षा के 
सम्बन्ध में मेकाले के सम्मति प्रकट करने के बाद भारत के 
शिक्षा के क्षत्र में यह पहिला ही प्रशस्त यत्न किया गया है। 
उस लेख के परिणामों से प्रायः सभी भारतवासी असन्तुष्ट हैं, 
किन्तु जहां तक सुझको मालूम है गुरुकुल के संस्थापकों के सिवा 
किसी और ने उस असन्तोष को काये में परिणत करते हुए शिक्षा 


के क्षेत्र में नया परीक्षण नहीं किया है |” लेख के अन्त में . 


उन्होंने लिखा था--“में स्वप्न में किसी को यह कहते हुए सुन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरकार की तिरली नज़र ३४६ 


का भजन करने दो । क्या यही राजद्रोह है 2” मि० भेकडानल्ड 
का यह लेख सम्भवतः गुरुकुल के सम्बन्ध में लिखे गये लेखों 
में सर्वोत्तम हे । 

que के सुप्रसिद्ध पन्न 'दि न्यू स्टेट्समेन' के २० जून सन्‌ 
१६१४ के see आर्यसमाज के सम्बन्ध में लिखे गये 
लेख में गुरुकुल के लिये लिखा गया था-- दयानन्द- 
ऐंगलो-वेंदिक कालेज से भी श्रधिक प्रसिद्ध हरिद्वार का 
गुरुकुल सम्भवतः समस्त संसार में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे 
अधिक मनोरंजक परीक्षण है । गंगा के मनोहर दृश्यों के बीच, 
हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों के नीचे, सांसारिक वाता- 
बरण से बहुत दूर एक श्राश्रम बना हुआ है | केवल जीवन-निर्वाह 
पर श्राचायै, उपाध्याय और सब अध्यापक काम करते हुए 
स्वेच्छा से गरीबी का जीवन बिताते हैं, यद्यपि उनमें से 
बहुत से बाल-बच्चों वाले गृहस्थी हैं। सात वर्ष की आयु में 
बालकों को लिया जाता है और २५ वषे तक रखा जाता है। 
वे बीच में एक बार भी घर नहीं जा सकते | न वे किसी खी 
का दर्शन कर सकते हैं और न कोई खी ही उनको देख सकती 
है। वे दिन-रात अपने अध्यापकों के निरीक्षण आर संगति में 
रहते हैं । पहिले सात वषे तक उनको केव संस्कृत ओर वेदिकः 
साहित्य की शिक्षा दी जाती है। फिर दूसरी भाषाय तथा 
विज्ञान सिखाया जाता दै | हिंदी में ही सब शिक्षा दी जाती है! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


२५ वर्ष की आयु में समका जाता है कि वे देश के पूरे सेवक 
बन गये हैं। भारतीय दृष्टि से उक्त संस्था की सब से अधिक 
महत्वपूर्ण विशेषता जात-पात के भेद-भाव को मिटाना है । उसमें 
३०० बालकों में ब्राह्मण से लेकर मेहतर तक सभी जातियों के 
वालक हैं | सब का एक-सा जीवन, एक-सा रहन-सहन दै। 
जात-पात का मेद भारत में खूब गहरी जड़े पकड़ा हुआ दै। 
पश्चिम की faa और आदश के सहारे भी उसंकी जड़ों को 
खोदना कठिन है। परन्तु यहां गुरुकुल में उसकी जड़े बड़ी 
सफलता क साथ काट दी गई हैं, पश्चिम के नाम पर उसके 
अनुकरण में नहीं किन्तु एवं के पुराने और सुन्दर अआदशों को 
पुनर्जीवित करने की दृष्टि से | ग्रायसमाज के शित्ता के कार्य का 
यह्‌ नमूना है ओर शिक्ता का यह काये उस महान्‌ समाज-सेवा 
के कारये का छोटा-सा हिस्सा दै, जो आयसमाज उत्तरीय भारत 
में कर रहा है | आध्यात्मिकता एवं नैतिकता से प्रायः 
रहित प्रतिभाशृन्य ब्रृटिश अधिकारी एकाएक घबरा जाते È 
वे नहीँ समक सकते कि ये लोग क्या कर रहे हैं ? इसलिये वे 
उसमें WARNS का सन्देह करने के आदी होगये È 


इसके वाद सरकारी अधिकारियों का रुख गुरुकुल के सम्बन्ध 
में बदलता हैं | उसके बदलने में दीनबन्धु ऐणडरूज़ का बहुत 
अधिक हाथ या | उस समय के संयुक्तप्रान्त के लेफ्टिनेणट-गवर्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i} 


आकर्षण और. विशेषताये ३५६ | | 


सर जोन वेट ने महात्मा जी को मिलने के लिये देहरादून | 
बुला कर कहा कि गुरुकुल के सम्बन्ध में उनका सब सन्देह | 
दृश हो गया है । उनके बाद के लेफ्टिनेगट-गवनेश सर ( इस 
समय के 'लाडे' ) जेम्स मेस्टन १६१३, १६१४ BME १६१६ 
में चार बार गुरुकुल आये । सन १६१३ में गुरुकुल की ओर 
से दिये गये मान-पत्र के उत्तर में आपने कहा था--“न केवल . 
इस प्रान्त में किन्तु समस्त भारत में गुरुकुल एक बिलकुल 
मौलिक और कुतूहलपरणी परीक्षण हे । में यहां आकर उन लोगों 
| से भी मिलना चाहता था, जिनको सरकारी रिपोर्टों में निस्सीम, 
| अज्ञात sie भयानक आपत्ति का स्रोत बताया गया है।” इसके 
बाद कर्मचा रियों के त्यार तया सेवा कौ भावना, प्रबन्ध तथा शिक्षा 
| की व्यवस्था आर ब्रह्मचारियों के स्वास्थ्य की प्रशंसा करते हुए 
l आपने. कहा था-- “एक आदी विश्व-विद्यालय के लिये मेरा 
आदश गुरुकुल है |” 
लखनऊ के 'एवोडकेट' के संचालक स्वर्गीय राव बहादुर 
वाबू गंगाप्रसाद जी वर्मा ने सन्‌ १६१३ के अप्रैल मास में 
संयुक्तप्रान्तीय-लेजिस्लेरिव-कोंसिल में सर जेम्स FEA 
के mega पधारने पर जो भाषण दिया था, उससे भी 
पता लगता है कि सरकारी “अधिकारियों की गुरुकुल 
के प्रति कैसी धारणा थी? उन्होंने उस भाषण में कहा E 
था--“मैं श्रीमान्‌ को उस राजनीतिपृणी और साहसपूणे कायै के | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३५२ स्वामी श्रद्धा नन्द 
लिये बधाई देना चाहता हूं, जो आपने उन देशभक्त शिक्षकों को 
दर्शन देकर किया है, जो महात्मा मुन्शीराम जी के नेतृत्व तथा 
संरक्तकता में राष्ट्रीत ढंग पर शिक्षा के क्षेत्र में अलौकिक परीक्षण ' 
कर रहे हैं और जिन्होंने पश्चिम की अच्छाइयों को gala 
ग्रांदर्शा के साथ एक कर दिया है। में श्रीमानों के गुरुकुल पधारने 
को इस लिये MAI कार्ये कहता हूँ, क्योंकि मुझको मालूम ह 
कि इस प्रान्त के अधिकतर अफ़सर कूठी श्रौर aaa रिपोर्टो 
के आधार पर आपके हृदय में यह सन्देह पैदा कर रहे थे कि 
गुरुकुल भारत के शान्त विकास में वित्न पैदा करने वाले लोगों 
के पैदा करने में लगा हुआ हे । आपके गुरुकुल पधारने और 

वहां की गई घोषणा से आशा है ऐसे लोगों के विचार गुरुकुल 
क सम्वन्ध में बदल जायंगे | आपने उन लोगों को सचमुच 
प्रोत्साहन दिया है, जो जनता की नेतिक और श्राध्यात्मिक 
उन्नति में लगे हुए हैं | इससे वे लोग गवनमेयट के अधिक समीप 
आजायगे, जिनके हृदय मातृभूमि को फिर से पुरातन गौरव 
प्राप्त किया हुआ देखने को उतावले हो रहे हैं ।?, इस भाषण में 
वर्मा जी ने गुरुकुल के आदरं का चित्र भी बहुत सुन्दर शब्दों में 
अंकित किया था | 
सन्‌ १६१६ में २१ अक्तूबर को उस समुय के वाय- | ' 
सराय लाडे Ware भी लेडी चेम्सफ़ोड, सर जेम्स aes | 
आर अन्य सरकारी श्रधिकारियों के साथ गुरुकुल पधारे थे | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरकार की fava नजर ३५३ 


` प्रापने गुरुकुल की fra, प्रवन्ध और त्रह्मचा रियो के स्वास्थ्य 
पर पूण सन्तोष प्रकट किया | 
कहा जाता है कि उच्च अधिकारियों के इस प्रकार 
गुरुकुल में आने का एक कारण यह था कि किसी प्रकार गुरु- 
कुल को सरकार की सुनहरी ज़ेजीरों में जकड़ा जाय | यदि गुरु 
कुल के संचालकों की ओर से कुछ थोड़ा-सा भी संकेत 


मिलता तो जो सरकारी सहायता दूसरी संस्थाओं को नाक 


रकड़ने और हाथ-पेर जोड़ने पर भी नसीब नहीं होती, वह 
sara ही गुरुकुल को मिल जाती | पर, गुरुकुल अपने 
SEs पर Z3 रहा और उसके संचालक, विशेषतः महात्मा जी, 
उस जाल से बचे रहे । उन्होंने महाराणा प्रताप का भूख-प्यास 
का जङ्गली जीवन पसन्द किया और स्वाभिमान को सोकर 
मानसिंह के भोग-विलास के जीवन की ओर आंख भी नहीं 
केरी | सम्भवतः इसी ओर संकेत करते हुए महात्मा जी ने 
लिखा था--“गुरुकुल अपने जन्म-दिन से अब तक; नौकरशाही 
के जाल से बचा हुआ, अपना काम करता आया हे। इसके 
संचालक्रों को क्या-क्या प्रलोभन नहीं दिये गये ! जिन सुनहरी 
जंजीरों को जातीयता का अभिमान करने वाले अन्य शिक्तणा- 


लयों ने बड़ी खुशी से पहिन लिया, मन लुभाने वाली वे जजीर | 


न जाने कितनी बार उनके सामने पेश की गई | परमेश्वर ने 
उनको ऐसी दासता से बचने की बुद्धि दी ।” सरकारी अधिका- 


सफलता का परिचय देने के लिये पर्याप्त है। इस प्रसंग में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


== 


३५४ स्वामी श्रद्वानन्द 


Rai का रुख़ बदलने से इतना लाभ अवश्य हुआ कि गुप्तचरों 
की सन्देह-दृष्टि से गुरुकुल की कुछ समय के लिये रन्ता हो 
गई और उस के अधिकारी एवं संचालक संशयात्मक-वृत्ति मे 
ऊपर उठ कर सवेतोभावेन गुस्कुल की सेवा में लग रये ! , 


६, आकषण ओर विशेषतायें 


गुरुकुल एक ऐसा परीक्षण था, जिस की SITAAT ओर 
सफलता पर शुरू से ही सन्देह प्रगट किया जाता था | श्रीयुत 
रेम्ज़ मकड]नल्ड की पीछे दी हुई सम्मति बिलकुल ठीक है कि 
मकाले के १८३४ के उस सुप्रसिद्ध लेख के बाद, जिस द्वारा 
भारत में बतेमान नतिकता-शून्य सरकारी शिक्षा का सूत्रपात 
हुआ था, केवल गुरुकुल ही एक परीक्षण है जो उस के प्रतिकूल 
किया गया हे । धारा के ठीक विपरीत तैरने वाले की सफलता 
पर किस को विश्वास हो सकता है ? गुरुकुल की भी ऐसी ही 
स्थिति थी। जंगल में माता-पिता से sem सोलह वर्ष तक 
बालकों के रहने की कल्पना तक लोगों के लिये विश्वास से 
बाहर की बात थी। पर, महात्मा मुन्शीराम जी की श्रद्धा, 
विश्वास और तत्परता ने गुरूकुल की सफलता के रूप में अस- 
म्भव को भी सम्भव बना कर दिखा दिया। उस की जिस 
लोकप्रियता का पीछे उल्लेख किया जा चुका है वह उस की 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आकर्षण ओर विशेषताय ३५५ 
SS 
उस की सफलता की एक ओर साक्षी दी जाययी र वह है 
गुरूकुल का SHIT | इस ग्राकपण से आर्य जनता तो गुरुकुला 
की ओर ऐसी खिचती चली गई कि गुरुकुल उस के लिये ऐसा 
तीर्थे बन गया. प्रति वर्ष उत्सव के समय जिस के दर्शन करना 
श्राय जनता अपना कत्तव्य समझती È | आर्य जनता के अलावा 
कट्टर सनातनी, ईसाई, मुसलमान, ग्रूरोपियन-न केवल 
अग्रेज़ किन्तु अमेरिकन, ऋच, जमन आदि भी-गुरुकुल की ओर 
arated होते गये हं! समाज-सुधार, मातृ-भाषा हिन्दी के 
पुनरुद्धार और मौलिक शिन्ना के विस्तार आदि की zie से 
गुरुकुल निस्सन्देह आदश संस्था है, इसलिये ऐसे लोगों का 
उस की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है; किन्तु ऐसे लोग 
भी गुरुकुल की ओर आरक्षित हुए, जिन का गुरुकुल के साथ 
कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था । 
अप्रलीराठ-मुस्लिम-यूनिवसिटी का कमीशन गुरुकुल आया 
sie उस पर मुग्व हो गया । डाक्टर अन्सारी और 
Rer mapa ada निष्पक्त मुसलमान गुरुकुल गये 
आर उस पर लट्ट्र हो गये | जो मुसलमान गुरुकुल को साम्मप्र- 
दायिक संस्था समझते हुए यह सोचते थे कि उनको वहां अपने 
ada प्रें कोई पानी तक नहीं पिल्लायेगा, जब ब्रह्मचा 
AR अध्यापकों ने उनके साथ वठ कर भाई-भाई की तरह भोज 
किया तब उनकी आंख खुली और गुरुकुल ने उनके 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


È ५६ स्वामी = 


कर लिया । कलकत्ता-यूनिवर्सिटी कमीशन के प्रधान Rro | 
सैडलर और श्री आशुतोष मुकर्जी गुरुकुल आये; उन पर गुरुकुल ५ 
का जो असर हुआ, वह सैडलर कमीशन की रिपोर्ट में दज है | 
मि० सैडलर ने गुरुकुल का खूब गहरा अवलोकन करने 
के बाद कहा था--“माठ्भाषा द्वारा उच्च शित्ता देने के 
परीक्षण में गुस्कुल को श्रभूतप्व सफलता प्राप्त हुई है।” 
। माननीय श्रीनिवास शास्त्री सरीखे नरम से नरम, लाला लाज- 
पतराय जी सरीखे गरम से गरम, पंडित मोतीलाल जी नेहरू । 
सरीखे उम्रतम राजनीतिज्ञ, पंडित मदनमोहन जी मालवीय सरीखे | 
फूंक-फूंक कर आगे कदम वढ़ाने वाले और गुरुकुल से भी बड़ी 
= के संस्थापक, सेठ जमनालाल बजाज सरीखे श्रद्धासम्पन्न 
साधु-स्वभाव महानुभाव, भारतकोकिल्ला श्रीमती सरोजिनी नायडू | 
सरीखी महिला, शान्तिनिकेतन (बोलपुर) के संस्थापक विश्व- 
विख्यात श्री रवीन्द्रनाथ टेगोर सरीखे महापुरुष और जगदूबन्द्य 
महात्मा गांधी सरीखे सन्त आदि सब को ही, भिन्न-भिन्न खचि 
sie भिन्न-भिन्न स्वभाव रखते हुए भी, गुरुकुल ने अपनी ओर 
आकर्षित किया और सब के हृदयों में अपने लिये एक-सा स्थान | 
बनाया | ज़िले के E प्रान्त के गवरनर और भारत के | | 
= वायसराय के लिये भी गुस्कुल में कुछ आकषेण था | रुड़की के 
ल्वाइण्ट मजिस्ट्रेट मि० आर. सी. हावर्ट ने ठीक ही लिखा था- l 
‘aE एक अदूभुत संस्था दै, जिसका प्रबन्ध अत्युत्तम दै। | 


a. है CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar E i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


H 


saq और विशेपतायं ३५७ 


ह देख कर मुझको चेस्टर-हाउस का अपना विद्यार्थी-जीबन 
सहसा याद आगया | गुस्कुल में अपनी मौलिक पद्धति के 
साथ विलायत के सावजनिक स्कूलों की sears का मिश्रण 
किया गया है | शिक्षा का माध्यम हिन्दी है और जनता की आम 
भाषा ही शिन्ता का वास्तविक माध्यम है। मेंने भारत में कहीं 
siz ऐसे स्वस्थ और प्रसन्न वालक नहीँ देखे | अध्यापक 
निःस्वार्थी हैं और अपने शिष्यां के चरित्र-गठन का एूरा ध्यान 
रखते हैं |” सरकारी अधिकारियों की ऐसी सम्मतियों से गुरूः 
कुले की सम्भति-पुस्तक्र भरी पड़ी है। 

विलायत से भारत के सुप्रसिद्ध थानों की यात्रा के लिये 
आने वाले विदेशी यावी gepa अवश्य “याते श्र | ATT के कई 
समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि मि० नेविन्सन ने विलायती पत्रो 
में गुरुकुल को इतनी प्रशंसा की थी कि कितने ही विदेशी 
यात्री उनके लेख पढ़ने के वाद ही गुम्कल आये थे | अमेरिका 
के प्रसिद्ध शिच्सा-विज्ञ विद्वान-वक्रील fro मायरन एच० फल्प्स 
ने गुरुकुल की प्रशसा में इलाहाबाद के “पायो।नयर” मं बहुत से 
विस्तृत पत्र लिखे थे । वे इतने प्रभावशाली पत्र प्रे कि पायोनि- 
यर? का वही सम्पादक लेखमाला के अन्त में गुरुकुल की प्रशंसा 
करने के लिये वाध्य हुआ, जो पहिले उनको प्रकाशित तक 
करने में संकोच करता था । फेल्स MHA के साथ इतने 
तन्मय होगये थे कि उनका नाम गुख्कुल में पं० दयानारायण रख 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


SS E 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


==- e eee 
$ 


३५८ स्वामी श्रद्धानन्द 


लिया गया था | वे धोती-कुरता के वेष में पूर काश्मीरी पंडित 
ही जान पड़ते थे । वे प्रायः कहा करते थे कि यदि मेरा कोई 
लड़का होता तो में उसको गुरुकुल में भरती करता श्रथवा में | 
ही यदि आठ वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता तो गुरुकुल में | 
भरती हो जाता । विलायत के 'डेलीमेल' क प्रतिनिधि मक्संवल, | 
इङ्गलेड की सा्वजनिक-सदाचार-समिति के प्रमुख सदस्य एवं 
सदाचार की समस्या के अध्ययन क लिये ही समस्त संसार की 
यात्रा पर निकले हुए जी० एन० फ़ौक्सपिट, इंग्लंड की लित्ररल- 
कुब के सदस्य तथा सुप्रसिद्ध लेखक विलियम आर्थर, भारतभक्त 
दीनबन्धु मि० mgen और उनके साथी मि८ पियरसन, मि० 
ऐच० हालैड, इस समय क इंगलेड क॑ प्रधान-मन्त्री मि० wa 
मैकडानल्ड, लाडे इसलिंगटन, सर Pars मारिसन, fir 
स्काट, मि० एफ० टी० ब्रुक, जमनी के मि० 4, हालेड़ के fae 
करीयर. जापान के प्रोफ़ेसर किमूरा इत्यादि कितने ही बिदेशी 
यात्री गुरुकुल आय और उसकी प्रशंसा के गीत गाते हुए वापिस 
लोटे | मि० हालड ने ‘area रिव्यू? में गुरुकुल को न केवल 
भारत किन्तु समस्त संसार की शा का केन्द्र लिखा था | मि० 
भकडःनल्ड की सम्मति पीछे दी जा चुकी हे | गुरुकुल में दिये 
व्याख्यान में भी आप ने कहा था--“गुरुकुल का उद्देश्य 
भारतीयों को सरकारी यू निबर्सिटियों की तरह दोगले अंगरज़ न 
बना कर IM भारतवासी वनाना है ।” लाई इसलिंगटन भारत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


mri si विशेषताय ३५६ 


में सन १६१३ में आये हुए रायल कमीशन के सभापति थे । 
sia ने आपने भाषण में गुरुकुल को बहुत मनोरंजक संस्था 
कहा था और कहा था कि पश्चिमीय सभ्यता नगरों से उत्पन्न 
हुई है ste जीय सप्पता जंगलों से | आप यहां जंगलों में बेठे 
हुए मृतप्राय पूर्वीय सभ्यता में फिर से प्राण-प्रतिष्ठा कर रहे हैं | 
पान के प्रसिद्ध विद्वान और वहां क विश्वविद्यालय क अध्यापक 
श्री क्रिमरा गुरुकुन से aga अधिक प्रभावित हुए श्र | उन्होंने 
कहा था--“थोड से समय के निवास में ही Wa यहां से अनेक 
frag प्राप्त की हैं. जो मेर देश के लिये भी प्रलकुल नवीन 
आए! हे, भविष्य में जापान क अहुत से विद्यार्थी यहाँ 
आकर भारत की प्राचीन संम्कृति का अध्ययन किया करेगे |” 
इस प्रकार gega पश्चिमीय लोगों का भी अपनी सफलता 
she विशेषताओं पर मुग्ध झरने में कृतकाय हुआ । वह! का 
वातावरण ही कुछ ऐसा था कि त्राद्रिर क लोग उससे प्रभावित 
हए विना नहीं रह सकते थे । गुरुकुल ने एक फल्प्स का ही 
पडित दयानारायण नहीं वन!या, किन्तु कितने क हो जीवन 
आर खिचारों में गुरुकुल ने क्रांति Gar की थी । मि० 
एगडरूज़ का मांसाहार छुड़ा कर उन का शाकाहार बनाने 
7 गौरव gaga को ही WA है। महात्मा जी के साथ 


fas एगडरूज़ का इतना श्रपनापन था कि दोनों का आपस 


qasqa] Ale (Sat राम तथा FAL (sat 


~ उ A Fee — के 
o Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


| 


३६० स्वामी श्रद्धानन्द 


चार्ली site 'माई डियर चार्ली' तथा ‘que डियर राम! 
के शब्दां'में होता था । वह इतना उपयोगी आर विस्तृत । 
पत्र-व्यवहार है कि यदि sa भी जितना प्राप्त है उतना 
ही प्रकाशित किया जा सफे तो एक शिक्षाप्रद पुस्तक का 
| कास दे सकता है | उस पत्र-व्यत्रहार से यह प्रगट होता हैं कि 
| भारत को इसाई बनाने के सुख-स्वप्र देखने वाले पादरियों के 
j गिराह १, से एगड़रूज पो निकाल कर उनको भारतभक्त और 
दीनदन्धु वनाम का श्रय सी TEFA एवं महात्मा जी को ही है। 
AAA एगड़रूज़ संसार के किसी भी कोने में रहे, महात्मा जी 
को वरःबर पत्र लिखते रहे | प्रिटोरिया (दक्षिण अफ्रीका) से एक 
पत्र मं दीनबन्धु ने महात्मा जो को लिखा था--“मुमको इलहाम 
हुआ दे कि भारत पहिले से भी अधिक गहरे अर्थो में मेरी 
मातृभूमि 2 अर भारतमाता के प्रति अपने प्रम के द्वारा ही में | 
अपनः स्वर्गाया माता की 5ःत्मा को सन्तुष्ट कर सक्रंगा । में | 
पित' जी से सिने के लिये cove जा रहा द्रं और वहां झपनी 
खाता की कवः पर फ़ल चढाऊगा | परन्तु उसकी आत्मा तो | 
वहां न होगी वह तो भारत में हे. जो भारत लौटने 
पर ` ड़ प्रेम के साथ मेरा स्वागत करेंगी |” शिमला से 
महात्मा जीका निखे हुये एक qa में लिखा द: 
"यहां Sia पर मुझको मालूम हुआ कि जब BAA अपनी 
स्थिति स्पष्ट की दै, तव से विशप और दसरे लोग मुझ से बहुत 


नर 


——————— Ss 


| 


_ 
| | 
| । 

| 

। 
| | 

| 

। 

| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अक्षेण और विशेषताय ३६९ 


असन्तुष्ट हैं । उनका कहना है कि मेंने ईसाइयत को त्याग दिया 
है । मैने उनको कह दिया है कि में पहिले की अपेच्ता अधिक 
सच्चा इसाई बन गया हूं | यही में बनना चाहता था | इंगलड 
से भी इस सम्बन्ध में बहुत पत्र आये हैं। उनमें मेरे पिता जी 
का पत्र सब से अधिक gagi है | यह जान कर कि में पादरी 
नहीं रहा, उनका तो हृदय टूट गया है । वे बहुत वृद्ध हैं । इन बातों 
को वे नहीं समझ सकते । मेंने उनको बहुत दुःख पहुँचाया है | 
में aa इसके लिये दुःखी हूं । परन्तु में जानता था कि यह 
सब तो होगा ही और उसको लहन भी करना होगा | मुझको 
आप के अन्यतम प्रेम का पूरा भरोसा है |” डरविन से भी 
इसी अआशय का लिखा हुआ एक पत्र ह | गुरुऊल के सम्वन्ध में 
sia सदा ही चिन्तित रहते थे । इंगलड से आप ने एक पत्र में 
लिखा था--“श्रीयुत गोखले से मिलकर gant बड़ी चिन्ता 


हुई | उनको भय है कि गुरुकुल पर ging की नज़र हें और 
वहां तलाशी आदि होने ही सम्भावना है। सर वेलेण्टाइन शिरोल 
SS भी इस ओर संकेत किया हृ । मैंने उससे कुछ विस्तार में 
जानना चाहा । पर, वह चुप साध गया | परमात्मा से मेरी यह 
प्राथना हैं कि आप पर क ई आपत्ति न आये और पुलिस झाप 
के जीवन तथा कार्य को संकटमय न बना सके ।” ,गुरुकुल के 


ˆ प्रति आपका प्रेम इतना अधिक था कि आप अपने साथी मि० 


पियन के साथ महीनों गुरुकुल अआ कर रहते थे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ट्र 


oS 


ड र». गी. Wen 
Ho er BSS a 


O EL देखेंगे कि उदारता का दावा करने वालों की wT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६५ स्वामी श्रद्धानन्द 


गुरुकुल को आप दोनों ने आपना घर बना लिया था। 
he mean के सो से अधिक पत्रों में से ऊपर केवल तीन पत्रों 
की कुछ पक्तियां दी गई हैं । इनसे स्पष्ट है क्रि दीनवन्थ एपडरूज़ 
महात्मा जी को अपना पश्चप्रदशक मानते धरे । 

कलकत्ता के चिशप-कालेज के पादरी अध्यापक मि० आर० 
जी० मिलवन मि० पियसेन की प्रेरणा से हिन्दी सीखने की 
इच्छा स सन १६१४ के फरवरी मास में गुरुकुल पधारे थे | 
प्राने स पहले आप ने महात्मा जी से गुरुकुल आने की प्राज्ञा 
मांगते हुए. लिखा था--में पादरी-अध्यापक हूं | शायद आप 
TEFA में एक ईसाई पादरी का रहना पसन्द न करं । यदि शप 
सुक्त से यह प्रतिज्ञा चाह कि मे वहां आकर ईसाई-धम के 
सम्वन्ध में किसी के साथ कोई वात नहीं करूंगा, तो में वेसी 
प्रतिज्ञा करने को भी तय्यार हू ! में आपको वचन देता हूं कि 
याद कभी कोई वालक मुझ मे ईसाई-धर्म के सम्बन्ध में कुछ 
पंगा, तो भी ग्र इसाई-वर्म के सम्बन्ध में चुप रहूंगा | में 
भागत क भाषा ओर आरत के धार्मिक जीवन का अध्ययन 
करने के जिये ही गुरुकुल आना चाहता हूँ |” महात्मा जी ने 
लिखा--“भ्राप जव चाहे आ सकते है। यहां आते हुए एक ही 
प्रतिज्ञा करनी होगी | वह यह कि यहां रहते हुए मांसाहार नहीं 
करना होगा | ईसाई-धम के प्रचार के सम्बन्ध में आप यहां 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्राकषण और विशेषताय ३६३ 


हम लोग कहीं अधिक उदार हैं. |” मि० मिलवनं गुरुकुल आये | 
महिनाभर वहां रहे । हिन्दी सीख गये ओर साथ में भारत क 
यामिक जीवन का इतना प्रभाव ले गये कि कलकत्ता जाकर 
'पादरीपन' को निल्लांजलि दे दी । 

इसी प्रकार मद्रास के संस्कृत के माने हुए विद्वान्‌ श्रीयुत 
KUMTA सरस्वती-सम्मेलन के सभापति हो कर इस शते पर 
Sg कि उनका अपना रसोइया साथ में आयेगा ओर व सव 
से डलग वन्द कमरे में अपना भाजन किया करगे | चार-पाच 
दिन प्रसा क्रम चलः | पर जाने के एक दिन पहिले महा विद्यालय- 
भण्डार में उन्होंने व्रह्मचारियां और महात्मा जी के साथ एक 
afa में जठ कर भोजन किया । महात्मा जी के व्यक्तित्व और 
गुरुकुल के वातारर्ण में कुछ ऐसा ही प्रभाव था कि जो वहां 
SWAT, कुछ न कुछ उसके रंग में रंग कर ही गया | जिस संस्था 


में शाम को मेहतर तक रामायण का पाठ करते हों, ऊंची 


भ्रणियों के ब्रह्मचारी धोवियों तथा मेहतरों के वालकों को भी 
सुशिक्षित करना अपना कतव्य समते हों, और जिस संस्था 
द्वारा चारों ओर दूरदूर तक गांब-गांव में प्रारम्भिक विद्यालय 
खोल कर शिक्ता का प्रसार किया जाता हो, उसके वातावरण में 
ऐसा जादू का-सा असर होना कोई बड़ी बात नहीं ह | 

ऐसी सफल संस्था की विशेषताओं पर भी थोड़ा प्रकाश इस 


लिये डालना आबश्यक है कि उसकी सफलता का रहस्य पाठको | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E महान्‌ कार्य के साथ उनका पूरा परिचय हो जाय। इन न 
विशेषताओं को व्याख्या यहां इस लिये नहीं की जायगी कि 
पिछले gett यत्र-तत्र उनक। उल्लेख किये बिना भी उनकी 
व्याख्या हो गई है। 
सन १६२० में महात्मा गान्धी द्वारा असहयोग-आनन्‍्दोलन 
we किये जाने पर जिस स्वतन्ब-शित्ता-प्रणाली के लिये देश 
पागल हो उठा था, गुरुकुल उसका जीवित चित्र है। गुरुकुल 
अपने जन्मकाल से ATA रूप में अपना काम करता आ रहा 
है | न उसको सरकार की किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त 
है और न किसी सरकारी बिश्वविद्यालय के साथ उसका किसी, 
प्रकार का कुछ सम्बन्ध है | यही गुरुकुल की सब से बड़ी और | 
| पहली विशपता हे | प्राचीन ब्रह्मचर्याश्रम-पद्धति तथा गुरु-शिष्य | 
। सम्वन्ध को पुनरुज्जीवित करना दूसरी विशेषता 2) जिस 
| ' श्रद्धा, विश्वास, स्वाभिमान, नेतिकता और अआस्तिकभाव की 
दूसरी संस्थाओं द्वारा समाप्ति हो रही है, उसको फिर से प्रस्था- 
पित करना तीसरी विशेषता है | भारतीय सभ्यता के मूलमन्त्र 
सादा जीबन तथा उच्च विचार को जीवन का एक हिस्सा बनाते 
हुए नष्टप्राय भारतीय-संस्कृति का पुनरुद्धार करना चौथी विशे- 
' पता हे | मातृभाषा sear राष्ट्रभाषा हिन्दी द्वारा उच्च से उच्च 
' शिक्षा देना गुस्कुल की अपनी ही विशेषता पांचवी =| पश्चिम 


३६४ स्वामी श्रद्धानन्द 
को मालूम हो जाय ste चरित्रनायक के जीवन के सर्वोत्तम 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 
| 

i 

| 
a 


आकषण और विशेषतायै ३६८ 


के विज्ञान के साथ भारत के वेदिक-संस्क्रत-विज्ञान का मिश्रण 

९ करना sit वेदिक साहित्य का पुनरुद्धार करना कठी विशेषता 

है । समाजसुधार को जीवन के साथ तन्मय करते हुए रूढि तथा 

परम्परा की जड़ काटना सातवीं विशेषता है | बाल-विवाह और 

| जात-पात सरीखी हिन्दू-समाज में घर की हुई कुरीतियों का 

| गुरुकुल ने पूरी सफलता के साथ मुंह काला किया ह । उच्च से 

। उच्च जाति के बालकों के साथ नीच से नीच सममी जाने वाली 

| जाति के बालक बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहते ओर 

| शिक्षा प्राप्त करते हैं | समान भोजन, समान वस्त्र Bt समान 

| व्यवहार गुरुकुल की आठवीं विशेषता दै । धनी-निवन के भेदः 

| भाव को भी गुरुकुल ने मिटा दिया है | सब से बड़ी विशषता 

| यह हें. कि आर्यसमाज द्वारा संचालित होने पर भी गुरुकुल 

। साम्प्रदायिक-संस्था नहीं हे, अपितु ऐसी. '्रादश राष्ट्रीय-संस्था हे, 

जो किसी भी राष्ट्रीय-संस्था के लिये नमूना हो सकती हे | 

: गुरुकुल के दस वर्षो का सिहावलोकन करते हुए प्रचारक में 

है ¦ महात्मा जी ने लिखा था--* मेरा यह विश्वास ह कि सव मत- | 
। वादियो के झगड़ों से दूर पले हुए ये गुरुकुल-निवासी आय 

' जनता के पुत्र ही सनातनी, आये, मुसलमान आर इसाइयों क 

पारस्परिक भंगड़ों को ferent शान्ति की स्थापना करण । j 

fe इस पर भी किसी के मन का सन्तोप न हो, तो उस प्रतीक्षा ' 


roo 


| i i 
>> ' करनी चाहिये /” इसी उदार दृष्टि स महात्मा जी ुरुकुलक़ा | 

| ; 

| i 
i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क NN Mr ce 


Si ae en Se es 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


For OT $ य FER ३ 
F | 

| 

| 


a aaa 


| संचालन करते थे। इसी लिये गुरुकुल साम्प्रदायिक-संस्था न 
हो कर राष्ट्रीय-संस्था वन गया है । महात्मा गांधी ने गुरुकुल क 


rd में यह बिल्कुल ठीक कहा हे क्रि--“आयेसम।ज के कार्य 
का AAMA पारणाम गुरुकुल की स्थापना हे | यह सञ्च अर्थो 
न GATAR द, जिस का शनन आर प्रबन्ध सत्र 
स्वायत्त हू |! 


a 

| 

| १६ स्वामी श्रद्वानन्द्‌ | 
| 

| 

| 

गुरूकुल का SSE HAA नो Gh को अपनी ही | 

$ 


AINAT दे | पड़ाई ऊ ला अध्यापका के diam में चलने 


वाली ANAT- माछा 5 सावा आश्रम में त्रझचारी 
अपनी RA आर qA- HE] AAA रूप में चलाते हैं । 
सभाओं में grads, हिन्दी साः"त्य-मम्मेलन. कविता जीलन, 
कायस आद = कितने ही अधिवेशन ब्रह्मचारी स्वये करते हैं | 
इन स जिन्‍्हान Ba को भाएग तथा विवाद करते हुए 


छुना दे आर पत्र-पावकाओं में उन के लेख पढ़े हैं, उन्होंने उन- 
का भाषण-शक्ति. वचार-सरणी और लेखन-शली की मुक्त 
कणठ से प्रशसा को : । उत्सव पर होने वाले सरस्वती सम्मे 
जनां का आयोजन त्रह्मचारियो की सभा सा डित्य-प रिषद्‌ 
आर म ही होता i इस परिपद को ओर मे कुछ श्रच्छी 
साहित्यिक पुस्तके भी प्रकाशित क्री गई हैं। गुरुकुल में आने 

ः वाल सम्माननीय दशकों का आतिथ्य सत्कार ब्रह्मचारी 
म्वतन्त्रता क साथ स्वये ही करते 


। इस स्वाभाविक प्रेम-प्रण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


7 AE ae >>.” 
| 
। 
| 


———$—$—_——_———— ij 


| | श्राकषेण और विशेषताये ३६७ 


| ` आतिथ्य को गुस्कुल में ग्राया हुआ व्यक्ति कभी भूल नहीं 
| ,. सकता । वाहिर से आये लोगों के विचारों से लाभ उठाने के 
| ' लिये ब्रह्मचारी उन को चिपट जाते हैं। उन को सन्तुष्ट किये 
बिना उन से छुटकारा पाना सम्भव नहीं होता | | 

गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक श्री शङ्करदेव जी विद्यालङ्कार 

¦ ने कितने सुन्दर शब्दों में अपनी कुल-भूमि का चित्र अंकित 

| क्रिया है। वे लिखते हैं--'गुरुकुल आयेसमाज की स्त्रे A, 

| है। वह इस युग में भारतथूमि में सव से पहला राष्ट्रीय-ज्ञान- 
| मन्दिर है। धर्म, राष्ट्रीयता और त्रह्मचय की बह तीनि 
| ह । आत्मिक और मानसिक शान्ति के यात्रियों का वह शान्ति- 


निकेतन है । सत्य और धर्म की वेदी पर 'आरात्मापण करन काले 
बीरों का वह सत्याग्रह-आश्रम है । ' शान्ति की पवित्र मन्दा क्रिनी 
वहां बह रही èl आत्मवीर ऋषि श्रद्धानन्द्‌ की वह तपो- 
भूमि है ।” 

देसी विशेषताओं से सम्पन्न गुरूकुल की कल्पना को प्रत्यक्ष 
मचाई सिद्ध कर देना अथवा उस को विचार-कोटि से मृत्त 
रूप मं लाकर परीक्षा की मजिल से पार पहुँचा देना महःत्भा 
मुन्शीराम जी के जीवन का इतना वड़ा काम है, जो उनके सव 
कामों के इतिहास के प्रष्टों पर से मिट जाने पर भी नार्िन्दा 
और तक्षशिला के विश्वविद्यालयों के समान सदा याद far 
जाता रहेगा | “te 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६८ स्वामी श्रद्धानन्द 
१०, गुरुकुल ओर महात्मा गांधी | 


गुरुकुल के साथ जगदूवन्य महात्मा गांधी का सम्बन्ध एक | 
ऐतिहासिक घटना है उस का Bea स्वतन्त्र रूप में हो किया 
जाना चाहिये । गुरुकुल के प्रति महात्मा गांधी के कपया का | 
एक इतिहास है । जंगल में शहरी जीवन से दर रहते हुए 
| भी गुरुकुल के त्रह्मचारियो में देश क कष्टां को अनुभव करने 
आर उन क्र प्रतिकार के लिये JATIA त्याग करने की 
अदभुत भावना घर किये हुए हे । सम्वत्‌ १६६७४ के दुभित्त में 
्रह्मचारियों ने अपना दूध बन्द कर के उस की बचत gT- | 
पीड़ित भाइयों को सहायताथ Asi थी । सम्बत १६६५ में | 
दा्तेगा-टद्रावाद अर सम्बत्‌ १६६८ में गुजरात में gira 
पड़ने पर भी ब्रह्मचारियां ने अपने त्याग का योग्य परिचय दिया 
; था । सम्वत्‌ ४६७०, इस्वी सन ५६१३-१६१४. में जव 
l महात्मा गांधी ने अफ्रीका में भारतीया के अधिकारों के aA 
i सत्याग्रह का AHJA डा रा था और भारत हें स्वर्गीय 
TAA उस के fay चंदा एकलित कर रहे थे. तच गुरूकुल के 
ब्रह्मचा रियो ने भाजन में कुक कभी करके और अधिदतर्‌ हरिद्वार 
के दूधिया वांध पर ठिठुरती सरदी र मजुरी करके १५० 
रुपया उस धर्मयुद्ध की सहायतार्थे Har था | यह रुपय! श्रीयुत 
` गोखले क पास तव पहुंचा था. जव वे हताश हो कर गहरी 


 — - 


er or —_ पक a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ER रे 


गुरुकुल और महात्मा गांधी ३६६ 


हज़ार से भी अधिक कीमती समका था और वे प्रसन्नता में 
कुर्सी पर से उल्ल पड़े थे | श्रीयुत गोखले. ने महात्मा मुन्शीराम 
जी को ता० २७ नवम्बर सन्‌ १६१३ को देहली से एक पत्त में 
इस सम्बन्ध में लिखा था-“मुझे रेवरेणड ऐणडरूज six 
पणिडत हरिश््न्द्र ने बताया है कि किस प्रकार गुरुकुल के ब्रह्मः 
चारी दत्तिण-अफ्रीका के सत्याग्रह के लिये घी-दूध छोड़ कर 
आर साधारण कुलियों और मज्ञरों की तरह मजुरी करके रुपया 

| इकटठा कर रहे Z| दिल हिला देने वाले इस देशमक्तिपूण काये 

| | & लिये में उनको क्या धन्यवाद दूँ! यह तो उनका वसे ही 

| | अपना काम दै, जसे कि आपका और मेरा दै | वे इस प्रकार | | 


IF 
| 
। 
| चिन्ता में पड़े हुए थे | कहते हैं, उन्होंने उस रकम को १५ 
। 
| 
। 
| 
| 


भारतमाता के प्रति अपने an से अपने कतेव्य का पालन 
कर रहे हैं । फिर भी भारतमाता की सेवा के लिये त्याग ओर 
श्रद्धा का जो आदश उन्होंने देश के युवकों तथा वृद्धो के सामने 
| उपस्थित क्रिया दै, उसकी अन्तःकरण से प्रशसा किये बिना में 
4 F रह सकता | में आपका अत्यन्त कृतज्ञ होऊंगा यदि आप 
| मेरे ये भाव किसी तरह उन तक पहुंचा BAI इसी पत्न में 
| आपने लिखा था--“आप सुके गुरुकुल आने के लिये प्रायः 
(जा कहते दै । युको अत्यन्त खेद है कि में अब तक भी गुरुइल नहीं | 
| । sit सका ! यदि अवस्था अनुकूल रही तो जनवरी १६१४ में | 
——_ वहां STT | में आपके प्रति श्राद्र व्यक्त करता हुआ संस्था 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


| ३७० स्वामी श्रद्धानन्द 


का सब प्रकार से भ्रभ्युदय चाहता हूं ।” यह पत्त श्रीयुत गोग्वले 
का अपने हाथ से लिखा हुआ है । इससे गुरुकुल के प्रति पक 
j । प्रेम का भी परिचय मिलता हे | गुरुकुल न अआ सकने का दुःस्व 
HIGH) शन्त तक बना रहा ओर गुरुकुलवासी भी आपके za 
से बंचित रहना अपना दुर्भाग्य ही सममते थे । 

| ब्रह्मचा रियों के त्याग की इस भावना नेगान्धीजी को गुरुकुल 
i | का प्रेमी बनाया था | मि० एणडरूज़ भी इस सत्याग्रह में गान्धी 
l जी के सहायक थे | उन्होंने भी आपके दिल में गुरुकुल के लिये 
प्रेम और आकर्ण पंदा किया था । २१ अक्तृवर सन्‌ १६१४ 
को फोनिक्र्म-नटाल से गान्धी जी ने मुन्शीराम जी को निम्न 
लिखित सब मे पहिला पद sash में लिग्वा था : 


"प्रिय महःत्मा जी, 


मि सर ने आपके नाम और काम का मुझको परिचय 
दिया है । मं अनुभव कर रहा हूँ कि में किसी अजनबी को 
पच्च नहीं निख रहा | इसलिये आशा दे आप मुझे पको 

'महात्माजी' लिखने के लिये क्षमा रेगे | में आर मि० एयडरूज़ | | 
. आपकी और आपके काम की चर्चा करते हुए आपके दिली छी 
| Ae का प्रयोग करते हैं । मि० एगडरूज़ ने मुझको यह भी Bete 
| दे कि आप; गुरुदेव और भि” रुद्रा स वे किस प्रकार प्रभावास्वित 
| 


मात के लिये जो काम दिया 


न... In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


CNN s ८८३२९. coin Ne 


—— SL LS oa = ङ = आं > > “a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aA ओर महात्मा गांधी ३७१ 


है, उसका वर्णन भी उन्होंने मुझ से किया दै | गुरूकुल के जीवन 
का जो चित्र उन्होंने खींचा है, उससे में यह पत्र लिखते हुए 
अपने को गुस्कुल में ही बेठा हुआ सममता g । निस्सन्देह 
उन्होंने मुझे उन तीनों संस्थाओं को देखने के लिये श्रधीर बना 
दिया है और में उन संस्थाओंके संचालकों, भारत के तीनों सपूतों, 
के प्रति अपना श्रादर व्यक्त करना चाहता F | 
आपका-मोहनदास Fo गान्धी? 
गान्धीजी के भारत आने से पहिले ही श्रापके फोनिक्स के 
सत्याम्रह-श्राश्रम के विद्यार्थी भारत आ गये थे और अहमदाबाद 
में आश्रम की स्थापना का अभी निश्चय नहीं हुआ था । इसलिये 
आपने अपने विद्यार्थियों के लिये सर्वोत्तम स्थान geyr ही 
नियत किया था और आपके विद्यार्थी सम्बत्‌ १६७१ में गुरुकुल 
आकर महीनों वहां रहे भी थे | सम्वत १६७२ के कुम्भ पर 
गान्धीजी हरिद्वार आये थे ओर विना किसी पूव सूचना के 
गुरुकुल भी एक्राएक gat थे | इतने महान पुरुप में नम्रता 
इतनी थी कि गुरुकुल आने पर उसने मुन्शीरामजी के aay 
छूकर नमस्कार [कया था | इस समय गुरुकुल आने से पहिले 
आपने पूना से जो पत्र महात्माजी को लिखा था वह आपकी ही 
आषा में यहां दिया जाता 2:— “महात्माजी, आपका तार 
मुझको मीला था । उस्का प्रत्युत्तर तार से भेजा था वो आपको 
मीला होगा | At बालकों के लीये जो परिश्रम आपने उठाया 


-CC-0. In Public Domai 


eee 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — Se 


ee a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= श्रद्धानन्द्‌ 


आर seal को जो प्यार बतलाया उस वास्ते आपका उपकार 
मानने को मैंने ' भाई एयडरूक को लीखा था। लेकिन आपके 
चरणों में सीर झुकाने की मेरी उमेद है । इसलीये बिना 
आमन्वण आने की भी मेरी फरज समझता हुँ। में बोलपुर से 
पीछे फीरे उस वखत आपकी सेवा में हाजर होने की मुराद 
रखता हूं । -श्पका सेवक--मोहनदास गान्धी |” पत्र का 
एक एक शब्द नम्रता की स्याही में कलम डुबोकर लिखा गया 
था। उसके बाद मायापुर-वाटिका में विशेष मण्डप सजा कर 
गुरुकुलबासियों की ओर से ८ अप्रैल सन्‌ १६१४ को गान्धीजी 
का विशेष श्रभिनन्दून किया गया था और ब्रह्मचारियों 
की ओर से आपको एक मान-पत्र भी अपित किया गया 
था | श्राज गान्धोजी जिस “महात्मा? शब्द्‌ से जगद्विख्यात 
हैं, उसका सवेप्रथम प्रयोग आपके लिये गुरुकुल की ओर से 
दिये गये इस मान-पत्न में ही किया गया था | उसके पहले और 
बाद भी महात्मा गांधी को सेकड़ों मान-पत्र मिले होंगे, किन्तु 
उस मान-पत्र की मिठास और 'प्रपनापन किसी और मान-पत्न 
में आपको अनुभव नहीं हुआ होगा | वह मान-पत्र गुरुकुल के 
ब्रह्मचारियों के भावों को भी अभिऽयक्त करता था । उसके कुळ 
प्रारम्भिक शब्द ये थे--“माठ्भूमि के बस्न फटे हुए हैं, दिन-दिन 
कृशता घेर रही है, शरीर कांटों से लिदा हुआ है, रुधिर बह 
रहा दै । ऐसे समय में आप ही की ओर वह स्नेह और आशा 


9७७७७ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, a व्या 


ee ee eee ee eee 


छः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


wi ‘sie महात्मा गांघी ३७३ 


से देख रही है। आप ही दूसरी जातियों में उसका मुख उज्ज्वल 
करने वाले हैं । आप स्त्राधीनता के दिव्य मन्त्र में दीक्षित हैं । 
जातीयता की नौका के ata हैं। देशभक्तों के सवेस्व हैं। 
इस कुल के पूजनीय अतिथि हैं ।” गांधी जी ने उसके उत्तर में 
कहा था--“में हरिद्वार केवल महात्मा जी के दशनों के लिये 
प्राया हूँ । में उनके प्रेम के लिये कृतज्ञ हूं । fro crema ने 
मुझको भारत में अवश्य मिलने योग्य जिन तीन महापुरुषों का 
नाम बताया था, उनमें महात्मा जी एक हैं। ब्रह्मचारियों की 
सहायता के लिये में उनको धन्यवाद देता हूं । उन्होंने फ़ोनिक्स 
के विद्यार्थियों के प्रति जो प्रेम दिखाया है, उसको में कभी नहीं 
भूलूंगा | मुझे अभिमान है क्रि महात्मा जी मुझको भाई कह कर 
पुकारते हैं। में अपने में किसी को शित्ता देने की योग्यता नहीं 
समभता, किन्तु देश के किसी भी सेवक से में स्वयं शिक्ता लेने 
का अभिलाषी हू ।” व्याख्यान का एक-एक शब्द नम्रता और 
कृतज्ञता के भाव में सना हुआ था । कुम्भ के बाद फ़ोनिक्स के 
विद्यार्थी दुबारा फिर गुरुकुल में रहे थे ओर श्रहमदाबाद का 
स्थान तय हो जाने पर ही यहां से वहां गये थे | dene के alee 
वाषिकोत्सब पर ४ चैत्र सम्बत्‌ १६७२ को भी फिर गांधी जी 
गुरुकुल पधारे थे । उस श्रवसर पर आपने अपने भाषण में कहा 
था--इस समय में महात्मा जी का बन्दा बन कर यहां श्राया 
हूं । महात्मा जी मेरे बड़े भाई हैं । जब में विदेश सें था तब मेरे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हि ७४ स्वामी श्रद्धानन्द 


लड़के यहां रहे थे | महात्मा जी उनके पिता और ब्रह्मचारी उनके 
भाई थे | श्रब भी मेरे लड़के मुझे महात्मा जी के पितृवत्‌ saa- 
हार और ब्रह्मचारियों के भ्रातृवत्‌ व्यवहार के विषय में प्रायः 
कहा करते है | मैंने चौदह वर्षों से देखा है कि आर्यों में स्वार्थत्याग, 
शिज्ञा और भारत के हित का भाव हे | अतएव में इनका सत्संग 
करना चहता हू |?! 

मुन्शीराम जी के प्रति गांधी जी का यह आकर्षण गुरुकुल 
के कारण था और उसका कारण था ब्रह्मचारियों का त्याग, 
तपस्या तथा कष्ट सहन, जो गुरुकुल की एक महान्‌ विशेषता है | 
गांधी जी को जैसे मुन्शीराम जी ने “महात्मा? वनाया, वैसे ही 
मुन्शीराम जी को स्वामी श्रद्धानन्द. होने के बाद गांधी जी 
'सत्याम्रही' बना कर राजनीतिक क्षेत्र म॑ ले आते हैं | यदि 
दोनों भाई अन्त तक मिले रह सकते तो देश के राजनीतिक क्षेत्र 
के लिये दोनों एक बडी शक्ति सिद्ध होते | देश का यह्‌ दुर्भाग्य 
ही समझना चाहिये कि अन्त में दोनों शप्रलग-अ्ज्ञग हो गये 


आर देश उनकी सम्मिलित शक्ति के लाभ से वचित रह गया | i 


स्वामी श्रद्धानन्द जी के देहली के बलिदान के बाद अनाथ Te 
कुल की जब रजत-जयन्ती मनाई गई थी, तब भी गुरुकुल पधार 
कर गांधी जी ने उसको सनाथ कर अनुग्रहोत किया था। 
महात्मा गांधी सरीखे अलौकिक महापुरुष को अपनी ओर 
आकर्षित कर लेना भी गुरुकुल के वि. गौरव की बात है और 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ES = SH i i ee 


4— 


f 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 स्वप्न ३७५ 


उम गौरव का सब से अधिक श्रेय महात्मा मुन्शीराम जी के 
उत्त व्यक्तित्व को है, जिसके लिये मि० मेकडानल्ड ने ठीक ही 
लिखा था--“एक महान्‌ भव्य और शानदार मूर्ति, जिसको 
देखते ही उसके प्रति आद्र का भाव पेदा होता है, इमारे आगे 
हम से मिलने श्राती है। आधुनिक चित्रकार ईसामसीह का 
चिव तय्यार करने के लिये उसको अपने सामने रख सकता है 
अर मध्यकालीन चित्रकार उसको देख कर सेण्ट पीटर का 
चित्र तय्यार कर सकता है, यद्यपि उस महिहारे की मूर्ति की 
Stal यह मृति अधिक भव्य और प्रभावोत्पादक हे ।” 


११, असिद्ध स्वप्न 

गुरुकुल के स्वप्न को मूर्तरूप देकर सफलता तक पहुचा देने 

पर भी महात्मा जी की महत्वाकांक्षा उस के सम्बन्ध में पूरी नहीं 
हो सक्ती | आपके स्वप्न का एक बड़ा हिस्सा अधूरा ही रह गया | 
पुरुकुल से अलग होते हुए आप ने उस की ओर संकेत भी 
क्रिया था, किन्तु आप के बाद के श्रधिकारी एवं संचालक भी 
उस को पूरा नहीं कर पाये | उस के पूरा न होने का एक कारण 
ग्रार्थिक कठिनाई था और दूसरा वह मतभेद, जिस का पीछे 
उल्लेख किया जा चुका है। गुरुकुल की स्वामिनी सभा में एक 
ग्रच्छा बड़ा दल गुरुकुल को केवल उपदेशक पेदा करने की 
फॅक्टरी अथवा संस्कृत की चटशाला बनाये रखना चाहता था | 


उ. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 
d NE SoS fos ef a = 


i 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 


ह, F 


३७६ स्वामी श्रद्धानन्द 


उन्नति और महात्मा जी के गुरुकुल सम्बन्धी स्वप्न की पूति में 
बाधक सिद्ध हुआ । 'भारतवासियों पर गुरुकुल के अ्रधिकार' 
को बताते हुए महात्मा जी ने गुरुकुल के लिये पञ्चीस लाख 
रुपये के स्थिरकोष की श्रपील की थी और उस sta में उस 
स्वप्न का पूरा चित्र sia किया था, जो उन की आंखों के 
सामने सदा नाचा करता था । महाविद्यालय-विभाग को शाप 
कहीं अलग ही रखना चाहते थे, जिस के लिये एक लाख की 
आवश्यकता ब इई थी। कृषि-विभाग को आप अच्छे पेमाने 
पर चलाना चाहते थे, जिस के लिये दो लाख की अवश्यकता 
थी । कला-भवन के लिये दो लाख, कताई-बुनाई Se सर्वीग- 
पुणा बनाने के लिये एक लाख और उस के मकानों के लिये एक 
लाख- सब चार लाख चाहिये था ।.आयुरवेद्‌-विभ्नाग को सम्पूर्ण 
बनाने के लिये, जिस में श्ायुवेद-भबन तथा आरायुवद-बा टिका 
भी शामिल थी, साढ़े चार लाख की ज़रूरत थी । स्नातक्रों को 
विदेश भेजकर | में अध्यापन के लिये पूर्णतया योग्यबनाने 
के लिय एक लाख, सदा ८० ब्रह्मचारियों के निःशुल्क शिक्षा 
प्राप्त कर सकने के लिये चार लाख और विद्यालय-विभाग तथा 
शाखा गुरुक॒लों की स्थिरता के लिये चार लाख चाहिये था | इन 
श्रावश्यकताओं का उल्लेख करने के बाद प्रापने लिखा था-- इस 
प्रकार पद्चीस लाख रुपयों की गुस्कुल-विश्वविद्या लय-कांगड़ी 


| 
| 
इस दृष्टिभेद से पैदा होने वाला संघर्ष भी गुरुकुल की यथेष्ट e 
| 
| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 5 — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a स्वप्न ३७७ 


को स्थिर करने के लिये आवश्यकता दै । यदि इस की बुनियाद 
आर्थिक दृष्टि से gee हो जाय और यहां के कार्यकर्ताओं को 
sry दिन भीख के लिये बाहर न निकलना पड़े, तो इस संस्था 
से वे काम हो सकेंगे, जो कोई दूसरी संस्था एक करोड़ का 
स्थिर कोष जमा करके भी नहीं कर सकेगी |” युद्ध के समय 
Raams महंगी होने पर गुरूकुल में दियासल्लाई बनाने का 
कारखाना खोलने का विचार भी आप ने 'प्रचारक? में प्रगट 
किया था | 

केवल गुरुकुल कांगड़ी को ही आप इतना उन्नत, विशाल 
एवं स्थिर नहीं बनाना चाहते थे, किन्तु आप देश भर में उस 
की शाखाओं का जाल किल्ला देना चाहते थे | आप ने लिखा 
था--“यदि मेरे पास THAT लाख रुपया हो तो गुरुकुल की सौ 
शाखाये तत्काल खोल सकता हूं |” 

ये सब आकांत्तार्य अधूरी ही रह गई, तो भी गुरुकुल- 
शिक्षा-प्रणाली की सचाई इस रूप में कायम हो गई कि आये- 
समाज के अतिरिक्त सनातनी और जनी शादियों ने भी गुरूकुल 
खोलने शुरू कर दिये। कोरी कल्पना का विषय लोंगों के * 
व्यवहार का विषय बन गया । इसी लिये इस में सन्देह नहीं 
कि गुरुकुल के नाते महात्मा मुन्शीराम जी “क्रांतिकारी शिक्षक 
= “भारत की राष्ट्रीय शिक्षा के पिता! के नाम से भारत की 
शिक्षा के इतिहास में सदा याद किये जायंगे | 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- श्रद्धानन्द 


१२, गुरुकुल से जुदाई 


महात्मा मुन्शीराम जी श्रापस के संघर्षे को टालने में सदा 
चतुराई से काम लिया करते थे | गुरुकुल को संस्क्रत की चटशाला 
वनाने किंवा विश्वविद्यालय बनाने का मतभेद दिन पर-दिन जोर 
पकड़ता गया। यदि महात्मा जी गुरुकुल में बने रहते तो 
सम्भव था कि वह मतभेद संघर्ष में परिणत हो जाता और वह 
गुरुकुल के लिये भी भयानक सिद्ध होता। प्रकाश-पार्टी के 
Saaai महाशय कृष्ण जी प्रतिनिधि-सभा के मन्त्री थे। सभा 
में तो महात्मा जी के सामने उन की कुछ चलती नहीं थी, किन्तु 
प्रकाश! में गुरुकुल एवं उसके सम्बन्ध में महात्मा जी के आदी 


की आलोचना करने का कोई अवसर उन्होंने खाली नहीं जाने . 


दिया । प्रकाश-पार्टी के लोग गुरुकुल का काम भी पार्टी-ल्लाइन 
पर चलाना चाहते थे और वे महात्मा जी से भी यह अपेक्षा 
रखते थे कि वे भी उन की पार्टी के सभासदू हो कर सब कार्य 
उन की मन्त्रशा से ही करें| महात्मा जी को इस प्रकार की 
पार्टी बन्दी पसन्द नहीं थी । गुरुकुल की स्वामिनी-सभा 
के मन्त्री दोने से महाशय कृष्ण अपने को गुरुकुल के मुख्याः 
धिष्ठाता से ऊपर का अधिकारी समकते ये | उस उच्चाधिकार 
का भी वह सुला प्रयोग करने लगे | गुरुकुल के उपाचार्य श्री 
रामदेव जी की सहानुभूति भी सभा के मन्त्री के साथ थी | 


Kangri Collection, Haridwar 


Bio. e 


wmi 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 से जुदाई ३७६ 


महात्मा जी ने इस अवस्था को भांप लिया और बिना संघर्ष पैदा 
हुए गुरुकुल से He होने का विचार किया । भगवान ने ठीक 
मार्ग भी दिखा दिया। संन्यासाश्रम में प्रवेश करने का मागी 
स्वीकार करते हुए आपने गुरुकुल से छुट्टी लेने का निः्चय किया | 
२६ ज्येष्ठ सम्वत्‌ १६७२ को श्रापने प्रतिनिधि-सभा के उस 
समय के प्रधान श्री, रामकृष्ण जी को लिखा--“बैदिक धमे 
की Stat शिरोधाये समभ कुछ काल से उसके पालन का 
बिचार मेरे श्रन्दर उठ रहा था | अब क्रूषि दयानन्द के लेखा- 
नुसार वंह समय S गया है, जब कि Fass का उल्लंघन 
नहीं किया जा सकता । मेरा दृढ़ संकल्प हो गया दै कि अरब 
में सन्यासाश्रम में प्रवेश करूंगा | कार्तिक कृष्णा चतुदेशी सम्बत्‌. 
१६७२, ६ नवम्बर १६१५, के दिन में शिखा-सूत्रादि के बन्धनों 
से मुक्त हो कर पिता परमात्मा की शरण. में पूणतया 
श्राजाऊंगा |? इसके बाद उक्त अवधि तक गुरुकुल का उचित 
प्रबन्ध करने के लिये लिखा गया है । श्री रामकृष्ण जी ने अपने 
सरल स्वभाव के अनुसार लिखा--“शअ्रापके गुरुकुल से अलग 
होने पर गुरुकुल की बहुत हानि होगी | wk वर्ष की sng तक 
aa में प्रवेश न किया, तब भी कोई दोष नहीं है | आये- 
समाज ओर गुरुकुल दोनों की सेवा एक साथ हो सकती है। 
अधूरी अवस्था में गुरुकुल को छोड़ना उचित नहीं है। आशा है, 
श्राप पुनः विचार करेंगे ।” कई मास तक यह पत्र-व्यबहार होता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= ८० स्वामी श्रद्धानन्द 


परन्तु प्रधान जी फिर भी श्राप पर गुरुकुल में रहने के लिये 
दबाव डालते रहे | महात्मा जी का मानसिक सन्ताप इतना बढ़ 
गया कि श्रावण मास में आपने प्रधान जी को लिखा--'मेंने 
समझ लिया कि मेरा यही भाग्य हे । सहायकों के विन्न डालते 
हुए भी यथाशक्ति काम करूंगा । "`" `"" ऐसे सौभाग्यशाली दिन 
के आने से पहिले ही यदि प्राणान्त हो गया तो भी आनन्द है, 
क्योंकि श्रन्त्येष्ठि-संस्कार तो कुल-पुत्रों के हाथ से हो जायगा |” 
सम्वत्‌ १९७२ और १६७३ के दोनों वर्ष इसी पत्न-व्यवहार में 
निकल गये | जब परिस्थिति बहुत बिकट हो गई, तब महात्मा जी 
ने १८ चल्न सम्बत्‌ १६७३, ३० माचे सन्‌ १६१७, को प्रधान 
जी को इस सम्बन्ध में अन्तिम पत्र लिखा | उसकी कुछ पेक्तियां 
इस प्रकार दैँ-“आपका तथा भक्तराम जी का सन्देश पहुंचा | 
भक्तराम की इच्छा तो स्वाभाविक है, परन्तु क्या आप सचमुच 
मेरे शरीर का भला चाहते हैं ९ यदि ऐसी इच्छा श्रापकी है तो 
जो कष्ट SI कठिनाइयां मुझे म० कृष्णा मन्त्री, Ho रामदेव 
उपाध्यक्ष SX लाला नन्दलाल स० मुख्याधिष्ठाता की कृपा से 
उठानी पड़ी हैं, उनको भूल कर श्राप मेरी निवृत्ति के मागे में 
रोड़ा क्यों अटकाते हैं ? में तो अब शरीर का नाश कर चुका | 
मुझे तो यही ग्रभोष्ट था कि चुपचाप किसी एकान्त स्थान में 
रह कर धर्मग्रन्थों पर विचार करता और यदि कुछ जनता की 


रहा | २१ SVG को महात्मा जी ने त्यागपत्र ही लिख भेजा | a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-En 


गुरूकुल से जुदाई ३ i १ 


| 
| 
। भेंट रखने योग्य अपने पास होता तो उसको उनके आगे रख 
| ` देता। परन्तु मुझे अपनी निबेलताओं का फल मिल रहा है। 
जिनके लिये मेंने अपयश खरीदा, उन्हीं के द्वारा मुझको दारुण 
| दुःख Al sa सिवाय जबरदस्ती छुटकारा लेने के और 
| कौनसा मागे है? बेचारे भक्तरास को क्या मालूम है कि 
बरसों से में गुरुकुल में कुछ भी काम नहीं कर सका हूं और मेरा 
| यहां बैठना निरर्थक है। मेंने, इस लिये कि मेरे मागे में विन्न 
। डालने वाले और मेरे पग-पग पर रुकावट डालने वाले 
जो काम के श्रयोग्य न हो जावं, एक शब्द भी लिख कर पब्लिक 
| नहीं किया | ऐसी अवस्था में मेरे लिये श्रेय मागे वही है, जहां 
में विश्वासघाती और मित्रद्रोहियों की क्रियाओं को भ्रूल कर 
उनके लिये भी परमात्मा से कल्याण की प्राथेना कर सके। 
सम्भव है कि श्राप श्रन्तिम युक्ति यह सोचें कि आप गुरुकुलं के 
जलसे पर आर्वे ही नहीं । यदि आपने ऐसा भी किया, तब भी 
मुझे ११ अप्रैल के प्रातःकाल यहां से चले ही जाना है ।” 


पत्र इतना स्पष्ट दै कि उसके सम्बन्ध में कुछ भी लिखना 
उसको अस्पष्ट ही करना होगा | इस प्रकार महात्मा जी ने 
गुरुकुल के पन्द्रह उत्सव के बाद गुरुकुल से विदाई लेकर 
गुरुकुल के सम्बन्ध में संघष को टाला और उन के ही seat 
पर गुरुकुल का काम छोड़ दिया, जो आप से रुष्ट थे। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari pope ee EA 
Pe 2 ee CHEN CME ean eg Pe ee 


नड > या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द 


अपने लिये तो आपने सम्राट्‌ से भी ऊँचा परिब्राट्‌ का पद्‌ 
प्राप्त कर लिया । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तीसरा भाग 


a. 


अ 


आर्यसमाज ओर सरकार 


१. सरकारी कोप का कारण, २. कुछ 


उदाहरण, ३. मुन्शीराम जी का 


सराहनीय कार्यः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ सरकारी कोप का कारण 


“क्या हवा का रुख़ यह नहीं बतला रहा कि वास्तव में 
भारतवर्ष का वर्तमान इतिहास बनाने वाला आयसमाज ही 
हे; फिर यदि गवनेमेगट के कर्मचारी व्याकुल होकर आयसमाज 
पर कूठे दोषारोपण करें तो श्राश्चये क्या दै !?--ये शब्द हैं 
जो महात्मा मुन्शीराम जी ने श्रायेसमाज पर सरकारी कोप के 
कारणों की मीमांसा करते हुए सम्वत्‌ १९६५ में लिखे थे | 
aga श्रायैसमाज एक उठती हुई संगठित शक्ति था, जिस से 
सरकार का मयभीत होना स्वाभाविक था। पश्चिमीय देशों 


S| 


के राज्य के विस्तार और स्थिरता के साधनो में “बाइबिल? का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८६ स्वामी श्रद्धानन्द 


भी प्रमुख स्थान है। सन्‌ १८४७ के राजद्रोह का दमन करते 
हुए अंगरेज़ भारत में अपने राज का यथेष्ट विस्तार कर चुके 
थे। उस के बाद वे उस को स्थिर बनाने में लगे | ईसाइयों के 
दूल के दल समूचे भारत को ईसाई बनाने के मनसूवे ata कर 
वसे ही भारत में आ रहे थे, जसे कि कोई राजा अपनी सेनाओं 
को दूसरे देश को बिजय करने के लिये भेजता है। लाडे क्लाइव 
के बाद लाडे मेकाले का भारतीयों को दोगले अंगरेज़ बनाने का 
मिशन शिक्षा-विस्तार की आड़ में सन्‌ १८३५ से ही अपना 
काम कर रहा था । उस ने एक पत्र में अपने पिता को ठीक 
ही लिखा था कि पच्चीस वर्ष बाद बंगाल में एक भी श्रास्तिक 
हिन्द्र नहीं रहेगा। जो काम औरंगंज़ब की तलवार (रो 
मुग़लों के आठ-नौ वर्ष के शासनकाल में नहीं हुआ था, उस को 
ईसाई चौथाई शताव्दि में करने का age विश्वास किये हुए थे | 
agaaa और प्राथेनासमाज श्रादि को ईसाइयत की लहर 
SHH कर चुकी थी | पर, आर्यसमाज उस के लिये चीन की 
दीवार साबित हुआ। आरसमाज के साथ टकराते ही ईसाई 
मिशनरियों का सुखमम्बपन ट्टा और उन्होंने देखा कि उन की 
SAT की Sit का एरा होना सम्भब नहीं हे) चोर को 
जमे अपन पैर की आहट से भय लगता है, वैसे ही ईसाई 
श्रायसमाज से घबरा उठे और उन के भरोसे भारत में अपने 
साम्राज्य की जड़ पाताल में पहुंचाने की आशा लगाये हुए 


_ &९-0- In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


{ 
| 
} 
| 
| 
Í 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरकारी कोप का कारण ः ८७ 


अंगरेज़ भी व्याकुल हो गये । एंग्लो-इग्रिडयनों आर ईसाई 
मिशनरियों को आर्यसमाज के हर एक काम में राजद्रोह दीखने 
लगा | सिखों और मुसलमानों की भरती को भी आर्यसमाज 
के प्रचार से चोट लगी। उन के चरागाह के द्वार बन्द हो 
गये । इस पर उन्होंने भी आर्यसमाज के विरुद्ध ईसाई पादरियों 
के हाथ में हाथ मिलाया । श्राद्ध, मूतिपूजा, अवत्तार-बाद आदि 
का खयडन करने से पोंगापन्थी हिन्दू भी आर्यसमाज से नाराज़ 
हो विरोधी-दल के साथ जा शामिल हुए। वीर अभिमन्यु का 
बघ करने के लिये कौरव-दल के सभी महारथियों ने कमर कस 
ली । इस्वी सन्‌ १८८३ से ही ईसाई पादरियों ने आर्यसमाज 
को — संस्था कहना शुरू कर दिया था | . मुन्शीराम जी 
ने इस सम्बन्ध में लिखा था--“अआयेसमाज के पोलिटिकल 
aasa होने का सारा सन्देह ईसाई मिशनरियों ने ब्रिटिश 
कर्मचारियों के दिलों में डाला था । गरीब हिन्दुओं को वाग्युद्ध 
में सदा पल्लाड्ने के श्रभ्यासी पादरियों को जब आर्यसमाज में 
पले बालकों तक से पटकनी पर पटकनी मिलने लगीं, तब वे 
ओरी करतूतों पर उतर आये sie उन्होंने सरकारी अधि- 
कारियों को विश्वास दिलाना sea किया कि श्रायेसमाज 
से क्रिश्चियन मत को तो कम भय है, अधिक भय गवरनेमेयट 
को है ।” इस सन्देह के लिये ऋषि दयानन्द के लेखों में काफ़ी 
गुञ्ञायश भी थी। भले ही आर्यसमाज उस समय की कांग्रेस 


क आ ` | In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ee a PN, क गन ७-८. 2. Rue ara L 


SS FON ma 


"० "०" "र ८<--०००------- याया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८८ स्वामी श्रद्वानन्द 
OOOO 
की नीति से सहमत नहीं था और चाहे इस समय की नीति से 
भी सहमत न हो; भले ही उस समय उस क नेताओं ने आये- 
समाज को संन्यासी, धर्मोपदेशक, सुधारक एवं सावभौम 
धार्मिक-संस्था सिद्ध करने का यन्न किया था और चाडे अब 
भी वेसा ही यत्न क्‍यों न किया जाता हो; पर इसे से इनकार 
नहीं किया जा सकता कि आर्यनमाज की अपीलों मे धर्म के 
l साथ-साथ देश का नाम भी वरावर लिया जाता था आग कव 
भी लिया जाता है; ऋषि दयानन्द क मिशन का लक्ष्य सत्र 
संसार को वेदिक धर्म की शरण मे लाना क्यों न रहा हो. पर 
देश की दुदशा, दरिद्रता एवे पराधीनत' का दद उन के जिथे 


श्रसह्य था; अपने देश के लिये स्वराज्य, साम्राज्य और 
ia | चक्रवर्ती राज्य की महत्वाकांत्ता पदा करने वाले इस युग में वे 
पहले व्यक्ति हैं; ब्रह्मचय, वेद एवं धम ही क्यों न उस एकता 
का आधार हों, किन्तु देश म॑ एकता स्थापित कर उस को अपना 
देशीय राज्य भोगते हुए देखने के लिये वे तरसते थे और अब 
भी उन के लेख राजनीतिक दृष्टि से भी मुरदा दिल में जान 
qaa बाले हैं। ऑप दयानन्द का धर्म देश-प्रम, देशभक्ति 
श्र मादृ-पजा के भावों स रहित नहीं था, अपितु मनुष्य के 
देह में रुधिर के समान उन स परी तरट ओत-प्रोत था | 
भारतीय-संस्कृति के गौरव को देशवासियों में पदा करते हुए 


उन में स्वदेशामिमान की gA पदा कने बाला आसमा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरकारी कोप का कारणा २८६ 


नहीं तो और कौन है ? वाइबिल द्वारा भारत में श्रपने साम्राज्य 
को सदा के लिये स्थिर करने वालों फे सुख-स्वप्न को आर्यः 
समाज ने भंग नहीं किया तो किस ने किया है ? आयसमाज के 
नेताओं को गृह-कलह से जसे ही छुट्टी मिली, वेसे ही वे वेद- 
प्रचार तथा गुरुकुल आदि के विधायक-कार्यक्रम में लग 
गये और सरकारी लोगों के adit सन्देह के बांदल आर भी 
अधिक मडराने लगे | उन को आर्यसमाज के हरएक काम में 
राजद्रोह, विप्लत्र और राज्यक्रांति Aaa लगी। बंग-भग के 
आस-पास के दिनों में देश में जब दमन का BTU शुरू 
हुआ, तब हिन्दुओं, सिखों और मुसलमानों ने आयसमाज को 
बलिदान का वक्रा वना कर अपने को बचाने के लिये जो 
हरकत कीं, उन से ऐसा मालूम होता है, मानो आर्यसमाज के 
fang देश में कोई पडयन्त्र ही रचा गया था ओर उस में 
सरकार के बड़ से बड़े अधिकारी भी शामिल श्रे | 

गुरुकुल के प्रकरण में गुरुकुल के प्रति किये गये सन्देह का 
बयान क्रिया जा चुका है । आयसमाज के प्रति किये गये सन्देह 
की कहानी भी उतनी ही मनोरञ्जक़ है ste साथ ही निराधार 
भी | आत्माराम सनातनी बहुत गन्दी और अएछील भाषा में 
आयेसमाज के विरुद्ध प्रचार किया करता था । ऋषि दयानन्द 
और भप्रायेसमाज के लिये वह गन्दी से गन्दी ओर AN से 
mAn भाषा काम में लाया करता था । इस गंदगी के लिये 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हे £o स्वामी agaa 


उस के विरुद्ध सरकार की ओर से सन्‌ १९०२ में इलाहाबाद 
में और सन्‌ १६०१ में करांची में मुकदमा चलाया गया। 
इलाहाबाद में उस ने आयो को राजद्रोही ओर 'सत्यार्थप्रकाश' 
को राजद्रोह के लिये उकसाने बाला वताते हुए STAT बचाव 
पेश किया । करांची में उसने यह चाल. चली कि “सत्यार्थ 
प्रकाश” को RIT एवे राजद्रोही बता कर वहां के श्रायेसमाज 
की तलाशी करवा दी और मन्त्री पर सुकदमा दायर करवा 
दिया । दोनों जगह उस की दाल नहीं गली, किन्तु आर्यसमाज 
के प्रति पैदा हुए सन्देह की उसकी ऐसी हरकतों से पुष्टि अवश्य 
हुई । श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा की इंग्लैंड और फ्रान्स की राज- 
नीतिक हलचलों को भी आयसमाज के माथे मढ़ा गया । लाला 
लाजपतराय जी क। देशनिकाला सन्देह के लिये सब से प्रबल 
भ्रमाण माना गया। सरदार अजीतर्सिह का आर्यसमाज के 
साथ कुछ भी सम्बन्ध न होते हुए भी उस को श्रायसमाजी 
बताया गया । भाई परमानन्द जी के यहां तलाशी होने के बाद 
तो आर्यसमाज के .विप्लवी होने में कोई सन्देह ही बाकी न 
रहा | वैलेयटाइन शिरोल की लम्बी नाक को क्रूषि दयानन्द के 
गोवध बन्द कराने के यरनों तक में बूटिश-विरोधी-भावना की 
गन्ध श्राती थी । सन्‌ १६०७ में रावलपिडी के दंगे में पकड़े 
गए शयं के निरपराध छूट जाने के बाद भी शिरोल ने लिखा 
था-- पञ्ञाब और संयुक्त प्रांत के राजद्रोही आंदोलन में आयों ने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कुछ उदाहरण ३६१ 


प्रमुख हिस्सा लिया है। aand के सन्‌ १६०७ के दंगों 
में आये प्रमुख नेता थे और पिछले दो वर्षो के उस भयानक 
आंदोलन में, जिस के परिणामस्वरूप वास्तव में उपद्रव हुए, 
लाला लाजपतराय और अजीतसिह दोनों आर्यसमाजी हैं :” अन्त 
में उस ने यहां तक लिखा था-“जहां-जहां आर्यसमाज का ज़ोर 
है, वहां-वहां राजद्रोह प्रबल है | आर्यसमाज का विकास 
हठात्‌ सिख-सम्प्रदाय की याद दिलाता दै, जो सोलदूवीं शता न्द्‌ 
के श्रारम्भ में नानक द्वार! प्रारम्भ किये जाने पर धार्मिक एवं 
नेतिक सुधार का आंदोलन था और पचास ही वर्षों में हरगोविद 
की अ्राधोनता में वह एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक 
संगठन बन गया |? इस प्रकार पूरे व्यवस्थित तौर पर श्याये- | 
समाज को राजनीतिक संस्था सिद्ध.करने का यत्न किया गया | | 
द्यानन्द्‌-कालेज-लाहौर में बंगाली प्रोफ़ेसरों की नियुक्ति का 
आर एकांत जगल में गुरुकुल खोलने का भी यही अर्थ लगाया 
गया | 


२. फुछ उदाहरण 

सिख रेजिमेन्ट का sorb गुलाबचन्द 'आ्रायेसमाजी होने से 

ही नौकरी से अलग किया गया था । उस के नौकरी के प्रमाण 
पत्र में भीं यह स्पष्ट लिखा गया था कि आयेसमाजी होना ही 
उस का सव से वड़ा अपराध दै । करनाल जिले के एक जेलदार 


OOO रा ्््च्ाााााागा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह ६२ स्वामी श्रद्धानन्द 


की डायरी पर ऊपर के किसी अधिकारी द्वारा यह नोट चढ़ाया 
गया था कि “जेलदार तो बहुत अच्छा दै. किन्तु आयैसमाजी 
है | इसलिये उस पर निगरानी रखनी चाहिये ।” छावनियों में 
यह .प्राडर निकाला गया था कि किसी भी आये को छावनी में 
न आने दिया जाय, जिस से सेनाओं की राजभक्ति में खलल न 
पेदा हो । झांसी में आयसमाज के मार्गोपदेशक दौलतराम पर 
अवारागरदी की धारा १०६ में मुकदमा चलाकर उस को सञ्ञा 
भी इसलिये दे दी गई थी कि आर्यसमाज के अधिवेशन में उस 
के व्याख्यान में सेना के कुछ सिपाही पहुंच गये थे। उस के 
धर्मोपदेश को भी राजद्रोही भाषण बताया गया था TATT 
के एक ब्रिगेड के कमांडिंग अफ़सर ने श्रायसमाज अथवा किसी 
भी राजनीतिक संस्था में शामिल न होने का हुक्म जारी किया 
था। एक सेना के एक फ़स्ट-क्लास-हास्पिटल-असिस्टेन्ट को 
उस के ORAL ने आयसमाज से अलग होने के लिये कहा ही 
नहीं, अपितु स्वयं उस को त्याग-पत्र भी लिख कर दे दिया | उस 
की ओर से सरकार की धम के सम्बन्ध में निरपेक्ष नीति की 
Sag भी दी गई, किन्तु अन्त में उस गरीब आर्यसमाज को 
नौकरी से अलग ही होना पड़ा | रोहतक में एक बार डुगडुगी 
पिटवाई गई कि जिस किसी के पास श्रार्यसमाज की कोई भी 
पुस्तक मिलेगी वह ज़ब्त कर ली जायगी | मुलतान छावनी के 
समाज के मन्त्री की ओर से कमेटी के मन्वी को आर्यसमाज के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


sha E <P कयी 


| 

| - 
| À 

| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कुछ उदाहरण ३६३ 


धार्मिक-संस्था होने से टैक्स माफ़ करने को लिखा गया | कमेटी के 
aA साहब-बहादुर थे | उन्होंने उत्तर में लिख दिया-“आयैः 
समाज wa: धार्मिक संस्था नहीं है । इसलिये चचे, चपल, 
मन्दिर या मसजिद के समान उसका टक्‍्स माफ़ नहीं किया जा 
सकता | इन्दौर की स्टेट-पुलिस के इन्स्पेक्टर-जनरल के श्राफ़िस 
के हेड-एकाउन्टेणट श्री लक्ष्मणराव शर्मा को स्थानीय श्रायेसमाज 
के प्रधान-पद से श्रलग न होने के कारण श्रपनी नौकरी से त्याग- 
पत्र देने के लिये विवश क्रिया गया । जोधपुर में बायसराय क 
आने पर इसलिये समाज-मन्दिर पर से साइन-बोड ओर 
SAIR का MUST जबरन उतार दिया गया कि समाज का 
स्थान वायसराय की सवारी के रास्ते में पड़ता था । सेना में स 


_ कुहू जाटों को संयुक्त-प्रान्तीय-जाट-सभा के विरोध करने पर 


भी केवल इसलिये oan कर दिया गया कि उन्होंने 'ग्रायेसमाज 
से अलग होना स्वीकार नहीं क्रिया । डिपुटी-कमिश्नर गांवों में 
जाकर श्रार्यसमाज़ियों को तग करने के लिये ज्ञोगों को उकसाते 
थे | यदि कोई मुसलमान या सिख भी कभी स्वाभिमान को 
कोई बात किसी अफ़सर से कह बैठता था, तो उसको A 
मुसलमान या श्राय-सिख [कह्‌ कर उसका मुह बन्द किया जाता 
था । साम्प्रदायिक लोग भी ऐसे व्यक्तियों को ‘sna’ कह कर 
उसके जात-बाहर करने का फ़तवा दे डालते थे। कोमागाता 


oC TCC a E कका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६४ स्वामी श्रद्धानन्द 


दिया गया था, जब कि उन्होंने अपने अहाज़ का नाम 'गुरु-नानक 
जहाज? और कम्पनी का नाम 'गुरु-नानक-स्टीम-नेविगेशन- 
कम्पनी? रखा था | 
पटियाला की घटना आर्यसमाज के प्रति सरकार के 
eq को प्रगट करने वाली सब से अधिक ओछी आर 
बड़ी महत्वपूण घटना है | सन्‌ १६०६ के सितम्बर मास 
में पटियाला में वहां के सभी आर्यस्माजियों के घरों पर 
पुलिस ने एकाएक छापा मार कर उनके सब कागज़ पत्र 
और पुस्तके ज़ब्त कर लीं। उनको गिरफ़्तार करके पुलिस की 
हाजत में, एक कैम: बना कर, डाल दिया गया और समाज- 
मन्दिर पर ताला लगा कर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया 
था। धारा १२४ प्र, १५३ अ और १२१ अ के अनुसार उन पर 
मुकदमा चलाने के लिये स्पेशल ट्रिब्यून की नियुक्ति की गई थी | 
रियासत के पी० डव॒ल्यू० डी० के इंजिनियर, एकाउगटेगट और 
स्कूलों के दैडमास्टर तथा अध्यापक एवं साधारणा से साधारण 
श्रायेसमाजियों को भी उसमें फंसाया गया था । रियासत की 
पुलिस का इन्स्पेक्टर-जनरल भि० बारत्रईन सुक्रदमे का इन-चाजे 
था | उसकी ओर से रियासत के सुरिटेन्डिग-इन्जी नियर राय- 
बहादुर ( सर ) गंगाराम सी० आई० ६०, लाहौर की विधवा- 
बिवाह सहायक-सभा एवं सर गंगाराम ट्स्ट के संस्थापक, सरीखे 
उच्च पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के लिये भी आग्रह किया गया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कुछ उराहरण ३६८ 


था । लाहोर के सुप्रसिद्ध बैरिस्टर मि० ग्रे पटियाला की ओर 
से मुकदमे की पेरबी के लिए नियुक्त किये गये थे । fo नाटेन 
के दक्षिणश्वर-बाम्त्र-फेस के समान ही मिट ग्रे ने मुकदमे के 
लिये तय्यारी की थी | आयसमाज को राजत्रोही-संस्था साबित 
करने के लिये उसन चोटी से एड़ी तक का पसीना एक कर 
दिया था ! ज़मानत का प्रश्न राने पर अवस्था का इतना संकटापन्न 
faa खींचा गयी अर एक-एक आर्य के सम्बन्ध में कुछ ऐसी 
बाते कही गई, उसे कि सरकार का तख्ता एक दम ही उलटने 
को था। महाराजा को सब्र कानूनों का क़ानून बता कर न 
किसी कानून की परवाह की जाती थी और न ट्रिव्यूनल का ही 
कोई हुक्म माना जाता था | पूरी मनमानी से काम लिया गया 
और आयसमाज को राजद्रोही-संस्था सिद्ध करने के लिये कोई 
भी बात उठा न रखी गई । महीनों मुक़दसे का नाटक होने के 
बाद श्रायेसमाजियों को रियासत छोड़ने का हुक्म देकर मुकदमा 
उठा लिया गया । 

पटिय!ला-राज्य में मुकदमा चलाने का नाटक तो 
रचा गया था. दूसरे स्थानों पर बिना मुकदमा चलाये ही 
gana के रजिस्टरों में से आयंसमाज़ियों के नाम ले कर 


पुलिस की दस नम्बर की लिस्ट तय्यार की जाती थी। उसके | 


उपदेशकों और नेताओं के आगे-पीहे पुलिस के खुफ़िया 
सिपाही चक्कर काटा करते थे । आयेसमाज के HAA 


a 


ह 

i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 

| 


३६६ स्वामी श्रद्धानन्द 


tre 


|| निगरानी रखी जाती थी। उस के हरएक काम की गहरी 
| छान-बीन की जाती थी | महात्मा मुन्शीराम जी के शब्दों में = 
| saa 'ग्राउट-ला? थे, जिन पर कोई भी बिना संकोच 
| और थय के निशाना साध सकता था UAGE की सब A- 
| वस्था आरयसमाजियों के लिये थी। उन पर निशाना साधने 
| । TA को पूरा अभयदान मिला हुआ था । यह समय वस्तुतः . 
| आयसमाज के लिये संकट का समय था, जब कि श्रार्यसमाजियों 
में चारों ओर त्रास फेला हुः्रा था । ऐसा प्रतीत होता था कि 
महारानो विक्टोरिया की धार्मिक निरपेक्षता की नीति की घोषणा 
aana के लिये नहीं की गई थी | . 


| ३. मुन्शोराम जी का सराहनीय कार्य 

| इस्वी सन्‌ १६०० से ९६१२ तक के बारह वर्ष SAAT 

। के लिये संकट के वर्षे थे। समाज या संस्था पर ऐसा संकट 

| उपस्थित होने पर ही उस के नेता या संचालक की परीक्षा 

| हाता है । आयसमाज के अधिकांश नेताओं ने इस संकट में í 

AA बहादुरी का परिचय नहीं दिया, जैसा देना चाहिये था | 
व्याख्यानों एव लेखों में रोमन-राज्य में प्रोटस्टेयट ईसाइयों को 
सकटापन्न अवस्था क साथ आये अपनी इस अवस्था की तुलना 
करते थ, किन्तु आरयस्माजियों में उन के-से त्याग, बलिदान 

| एवं सत्साहस की घटनाय get पर कठिनाई से कहीं दो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मुन्शीराम जी का सराहनीय कारये ३६७ 


eee धन 


चार ही fiat; sat दव्वूपन, कमजोरी और कायरता 
की gaat यथेष्ट मिलती हैं । ऋषि दयानन्द के इतने स्पष्ट लेखों 
के वाद भी बार-बार और निरन्तर यह सिद्ध करने की चेष्टा 
2 कि आर्यसमाज राजनीतिक संस्था नहीं है, उस का 
राजनीति के साथ कुछ भी. सम्बन्ध नहीं है और वह केवल 
धर्मोपदेशक संस्था है, सबसे बड़ी कमजोरी थी | ग्रायेसमाज का 
इससे ऐसा नेतिक पतन हुआ, जिससे वह अबतक भी संभल नहीं 
सका। श्रायंसमाज का सदा ही विरोध करने वाले बम्बई के 
 बकटेश्वर-समाचार’ तक ने आर्यसमाज को यह सम्मति दी थी 
कि आर्यसमाज को इधर-उधर की चोटों ने विचलित नहीं किया 
था, किन्तु पञ्जाबी अफ़सरों के टूट पड़ने पर वह विचलित 
हुआ दै। उस ने सफ़ाई के इजहार देने शुरू किये हैं कि 
आर्यसमाज पोलिटिकल संस्था नहीं है, किन्तु धामिक सभा हे | 
आर्यसमाज नाहक में फटफटा रहा दे । वह अपने सिद्धान्तो में 
लगा रहे । उस का पक्ष सत्य है तो उस के लिये aac का 
कोई कारण नहीं। कर नहीं तो डर क्या !” सयुक्त प्रांतीय- 
ग्रा्-प्रतिनिधि-सभा के ता Ro सितम्बर सन्‌ १६०७ क 
सरक्यूलर Ho ४ को पढ़कर आज भी लजा से सिर नीचे कुक 
जाता है । मासी में मार्गोपदेशक दौलतराम के मुकदमे की 
पैरवी करने के लिये आयसमाज में जसे कोई वकील ही नहीं 
था । मांसी-आरयसमाज के उस समय के प्रधान वकील थे, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६८ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


ve res -- “२-6. ००६० ६९५ ५५०८ 


nme 


किन्तु आर्यसमाज के काम के लिये नहीं । उम के लिये कोई 
जमानत देने वाला भी झांसी में नहीं था | महाशय विष्शुदत्त जी 
वकील जव अपील के लिये झांसी गये तो वहां फे समाज के AeA 
ने उन को लिख दिया-“मालूम हुआ है कि आप दौलतराम 
के मुकदमे क मुतञअ्लिक तशरीफ़ लाये ह, इसलिये आप को 
समाज-मन्दिर में ठहरने की इजाज़त नहीं है | ग्राप किसी दूसरी 
जगह ठहर |” जव सरकारी अधिकारियों द्वारा समाज के 
सभासदों की सूची मांगी जाने लगी, तब Bad ही i- 
समाजियाँ ने सभासदी से अपने नाम कटवा लिये | 
लाला लाजपतराय और भाई परमानन्द जी को समाज का 
सभासद्‌ तक मानने में संकोच किया ज्ञात- था | लाल्ला जी के 
मांडले से वापिस आने पर अनारकली-समाज को अपने समाज- 
क e 
को प्रसन्न करने के लिये किया जाने E 
विरुद्ध समाज के उ) 0) aus 

sl हो सकते श्रे । देश- 
भक्त दयानन्दु को राजभक्त बताने की कोशिश की गई | S 
PAE त्रस्त और सहज में नैतिकता से गिराने बा सम 
डा ae ZB Ieee वडे सत्वाहूस का परिचय 

हुई आग की 


| २ दिखा fi i ` लपरों क साथ खेल कर 
अ दिया | या 
प्रचारक! में ‘Far श्रायसमाजञ वेद-प्रचा रिणी सभा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६६ 


* मुन्शीराम जी का सराहनीय काये 


है या पोलिटिक सोसाइटी V, siama और स्वराज्य!, 'अब 
क्या करना चाहिये”, “प्रायेसमाज झौर त्रिटिश गवनेमेण्ट' इत्यादि 
शीर्षकों से कितने ही लेख इस सम्बन्ध में लिखे | लाला लाजपत- 
राय को निर्दोष सावित करने के लिये आपने कमर कस ली 
sit कितने ही लेख केवल उनके लिये ही लिखे | लाला डी 
को निर्दोष सावित करते हुए आपने यह भी लिखा था--“यदि 
एक पल के लिये कल्पना कर लें कि लाला लाजपतराय राजद्रोही 
हैं तो क्या फिर अआर्यसमाज उनके कामों के लिये उत्तरदाता हो 
सकता है ? कौन नहीं जानता कि बाबू बिपिनचन्ट्र पाल स 
बढ़ कर शोर मचाने वाला कोई भी एकस्ट्रीमिस्ट नहीं है । ब 
पञ्जाव के कमेचारियों की दलील ठीक है तो जिस ब्रहासमःज के 
बिपिन बाबू मेम्बर हैं, उसको भी आर्यसमाज की तरह ट्रपित 
ठहराना चाहिये। सय्यद हंदररज़ा से बढ़ कर गवनेमेण्ट के 
विरुद्ध किसने हांकी है ? फिर सब मुसलमानां को या कम से 
कम देहली के मुसलमानों को वागी ia समझा जाय? 
सनातनधमे के रक्तक तिलक महाराज से AZ कर UFAN 
कौन है, जिनके सव चेलं कह साते हें | फिर as नहीं सारे 
हिन्दसमाज को अत्याचारी समझा जाता ? इसका कारणा स्पष्ट 
है |? आ्रायसमाजियों की उस समय की स्थिति के सम्बन्ध में 


बक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द 


चारियों को समझा दिया है कि यदि वे आयसमाज के अधि- 
aga में सम्मिलित होंगे, तो उनको अपनी श्राजीविका से हाथ 
धोना होगा |१0९००००० राजपुरुषों ने एक ओर नौकरी को रख 
कर स्पष्ट कह दिया है. कि यदि टकों से हाथ न धोना हो तो 
SAGAS को छोड़ दा ।” ऐसी स्थिति में आयेसमाजियों से 

पने कहा था--“यांद तुम से यह कहा जाय कि अपने पर- 
मात्मा और उसकी पत्रित्र वाशी वेद से विमुख हो कर ही 
JAAA का पालन हो सकता है, तो तुम स्पष्ट उत्तर दो कि 
जिस आत्मा पर संसार के चक्रवर्ती राजा का भी अधिकार नहीं 
हो सकता, उपको सांसारिक ऐश्रय पर न्योहावर करने के लिये 
तुम उद्यन नहीं हो ।” “आय पुळुपो ! क्या तुमको परमात्मा पर 
सच्चा विश्वास दै ? यदि हे तो फिर दो हाथ वालों की खातिर 
सहमख्रवाहु का क्‍यों अनादर करते हा? दो भुजा वाला जिस 
रोज़ी को छीन सकता है, कया aga उस से बढ़ कर रोज़ी 
तुमको नहीं दे सकते V “संसार का सुख रिक है, धर्म सदा 
रहने वाला Z| इस लिये संसार को धर्म पर न्योळावर करना 
ही ta है SY सरकारी नोकर बटिक-धर्म के गौरव को 
नहीं समझते, उनको अपनी निवेलता मान कर आर्यसमाज से 
जुदा हो जाना चाहिये | जहां वेद और 'इगिडयन पीनल कोड! 
का विरोध हो वहां श्रुति को धर्म का मूल मानना तथा जहाँ 
परमात्मा की राज्ञा का सांसारिक राजा की आज्ञा मे विरोध 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मुन्शीराम जी का सराहनीय काये ४०१ 


हो वहां परमात्मा की शरण लेना यदि अभीष्ट न हो तो फिर 
आयेसमाज में रह कर भी क्या लाभ होगा ?? aeaa १६:६४ 
के आपाढ़ मास के 'प्रचारक' में आपने लिखा था-“मुझ से 
पूछा जाता हे--अब हम क्या करे? Peat के हाकिम हमें ag 
कर रहे हैं, श्रायसमाज के साप्राहिक जलमां में सम्मित्नित हाने 
से भी सरकारी नौकरों को जबरदस्ती रोका जाता है, कायर 
पुरुषों ने इस डर से कई स्थानों में आयेसमाज को सभा- 
सदी से त्यागपत्र दे दिख हें, वेदिक-धर्म का प्रचार सवश! Tez 
होता दीखता है, इसका इल्लाज़ क्या कर ?” मेर पास उत्तर एक 
ही हे कि कायरों का वेदिक धर्मे की सेवा के निट उद्या टाने 
का क्‍या काम हे?” इस प्रकार आयो मे शक्ति का संचार करते 
हुए आपने अपने सम्बन्ध में घोषणा की थो-- दूसरों की में 
नहीं जानता किन्तु अपने AII में निश्चय कर लिया हे कि जिस 
दिन राज़करमचारियों के श्राक्रमणों के कारण बिक शस का 
पालन ara देशों की सरताज्ञ वृटिश naa = गाउ्य सं 
कठिन हो जायगा, उसी दिन इस भूमि को त्याग ळर किसी 
ऐसी aAA की शरण लगा, जहां मुझे अपने ssa की 
भक्ति अपने विश्वास के अनुसार करने की आज्ञा रा शार R 
अपनी तथा अपने साथियों को शारीरिक. भल: नता 
श्रात्मिक उन्नति अपने सञ्च विश्वास के छाड ae = ! | 
दूसरे बर्षै फिर आप ने लिखा था-- गात वर्ष मेट 5 


oe ">> नणिफी "णा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


विचार प्रगट किया था कि यदि अपने धर्म पर चलना भारतवषे 
में वेदिक धर्मियों फे लिये कठिन हो जावे, तो उनको किसी अन्य 
राज्य शासन का श्राश्रय लेना चाहिये, किन्तु आज मेरी सम्मति 
agar बदल गई है । मेरी सम्मति में Gaga सब इसी स्थान 
पर सहन करने चाहिये | इसी जन्मश्रूमि के लिये कष्ट सहना, 
इसी की सेवा में सारा पुरुषा लगाना और इसी पर सवसव 
न्योळावर कश्ना यदि एक एक भारतवासी अपना धम समभ ले 
तो परमात्मा की भी उन पर असीम कृपा हो जाय | किन्तु यहां 
यही तो कमी है | “हा! धमं के सच्च प्रचारक कहां हैं? 
सचाई की वेदी पर विश्वास से सिर रखने वाले कहां दिखाई देते 
हैं? क्या आर्यावते की पवित्र भूमि धमेवीरो से शून्य ही हो गई 
हैं” सरकार को भी ्रायसमाजियों को राजद्रोही न बनाने को 
चुनौती देते हुए आपने लिखा था-“उस राजनीति पर मुझे शोक 
होता है, जो करोड़ों वे-जान खुशामदियों की खातिर संकड़ों 
जानदार राजभक्तों को राजविद्राह को ओर धक्का देना अपना 
कतव्य समती है | जहां श्रायेसमाज़ में दस-बीस ही ऐसे दृढ़ 
आय हैं, जो गवनमेयट के अन्तिम न्याय झौर उसके कुछ कमेः 
चारियो की अधमता में भेद कर सकते हैं, वहां हज़ारों वैसे ही 
साधारण पुरुष हैं जो सञ्च राजभक्त बनने के लिये सच्ची प्रजा- 
भक्ति के दृश्य की प्रतीव्ता रखते हैं |” “परमात्मा ने एक दृण को 
आव्य नहीं बनाया और एक चिउंटी भी अपने अन्दर चेतन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मुन्शीराम जी का सराहनीय काये ४०३ 


शक्ति रखने के कारण निन्दनीय नहीं । फिर क्यों आर्यसमाज 
के प्रत्येक निवेदन का निरादर किया जाता है ? श्रायेसमाजी 
सहन करना जानते हैं और इससे भी बढ़ कर श्रत्याचारों को 
सहन करेंगे, किन्तु राज्य प्रबन्ध को निर्विन्न चलाने के लिये 
आवश्यक है कि जाड मिंटो एक बार आर्यसमाज के waht 
को बुला कर उन से खुली बातचीत करें | तब उनको पता लगेगा 
क्रि बृटिश गवुनेमेणट का शत्र कौन है श्रौर किस प्रकार उससे 
गवनमेयट की रक्षा हो सकती दे १? जोधपुर के समाज के मन्त्री 
को जब साइन वोडे और “ओ३म्‌? का णडा उतारने के लिये 
कहा गया था, तब आपने उसको सल्लाह दी शी कि उस sar 
का पालन न किया जाय sie यदि पुलिस पाशविक शक्ति का 
प्रदशन करती हुई वेसा करे तो उसका प्रतिकार भी न किया 
जाय | दौलतराम के मुकदमे के सम्बन्ध में आपने न केवल 
मांसो-आरयसमाज को ही फटकारा था, किन्तु संयुक्तप्रान्तीय- 
आये-प्रतिनितिधि-सभा को भी ऐसी फटकार बताई थी कि अन्त 
मं प्रतिनिधि-सभा को उस मामले को अपने हाथ में लेना पड़ा 
था । सीमा प्रान्त के एबटावाद के समाज के प्रधान धनीराम जी 
के अदालत में निर्दोष साबित हो जाने पर भी उनको एक वषे 
के लिये सीमा प्रान्त से निर्वासित किये जाने के मामले को 


- आपने प्रचयड आन्दोलन का विषय बना दिया था । आर्यः 


समाज्रियों की लिस्ट मांगने के सम्बन्ध में उप्रापने सलाह दी थी-- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 ०४ स्वामी श्रद्धानन्द 


MS 


“aa पुलिस और तहसील वाले जो अपनी रिश्वतखो री 
और स्याहकारी के कारण स्पष्टवक्ता श्रायेसमाजियों से काँपा 
करते श्र, आज जगह-जगह पर उनको घमकाने की चेष्टा करते 
है | जब और वस नहीं चलता तो सभासदों की खूची मांगने 
लगते हैं । मेरी सम्मति में आर्यसमाज के किसी मन्बी को भी 
सभासदों की सुची नहीं देनी चाहिये!” करांची-केस के समय 
आपकी हो प्रेरणा से प्रतिनिधि-सभा ने एक डिफ़स-फगड की 
स्थापना की थी | सरकार से मिलने के लिये डेपूटेशन लें जाने 
की बात का आपने तीत्र विरोध किया था और कहा था कि 
बिना बुलाये डेपूटेशन ले जाने की कोई जरूरत नहीं । सरकार 
को बार-बार लल्लकारा कि श्रायेसमाज के विरुद्ध जो अभियोग 
हैं, उनकी खुली जांच की जाय | ; 
पटियाला के मुकदमे के सम्बन्ध में की गई श्रापकी सेवा 
समाज के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी | गिरे हुए स्वास्थ्य 
में भी आप पटियाला पहुचे, लाहौर गये, आर्यसमाजियों को 
पटियाला के श्राय भाइयों के प्रति कतेव्य-पालन के लिये सचेत 
किया । श्रादि से sea तक श्री रोशनलाल जी के साथ मुकदमे 
में उपस्थित रहे | परवी का बहुत-सा काम भी स्वय किया आर 
डिफ़स-फरड के लिये आवश्यक चन्दा भी जमा झिया । लाहौर 
के राष्ट्रवादी वकीलों और कौमी हमदर्दी का दावा करने वाले 
कालेज पार्टी के महारथियों के इनकार करने पर भी आपने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 राम जी का सराहनीय काये ४०५ 


हिम्मत नहीं हारी | इस सम्बन्ध में आपने लिखा था--“लाहौर 
के प्रमुख वकील सर प्रतुलचन्द्र चटर्जी को ५०० २० प्रति दिन 
देने का वचन देकर मेंने उनको पटियाला का मुकदमा आये- 
समाज की ओर से लड़ने के लिये कहा । पर, लेडी चेटर्जी ने 
उनको वह मुकदमा हाथ में नहीं लेने दिया । कुछ प्रमुख MA- 
समाजी वकीलों से भी प्रार्थना की गई । पर, उन्होंने भी बहाने- 
बाजी करके टाल दिया। बाबू सुरेन्द्रनाथ बेनजी की मार्फ़त 
सर ए० चौधरी से प्रार्थना की गई। वे सिर्फ पांच दिन देने 
को तय्यार हुए और आने-जाने के दिन मिला कर १२५० Fo 
प्रति दिन मांगने लगे | केवल जालन्धर के राय बद्रीदास और 
लाहौर के लाला द्वारकादास ने हमारा साथ दिया ।” इसी 
प्रकार दसरी ane लिखा था-“लाला लाजपतराय जी तो जाने 
को तय्यार श्रे किन्तु उनके सम्बन्धी HA हुए थे और पटियाला 
में उनके विरूद्व वडा पत्तपात था । में पहले प्रतुलचन्द्र के पास 
गया, उन्होंने साफ़ जवाब दे दिया। तब में और श्री रोशनलाल 
जी रा० qo लाला लालचन्द के पास गये । उन्होंने सोचने का 
समय मांगने पर भी बाद में इनकार कर दिया । फिर में रा० qo 
सुखदयालु जी के पास गया, उन्होंने भी अस्वीकार किया | तब 
राय ठाकुरदास जी मुझको साथ लेकर भक्त ईश्वरदास जी एम० 
qo एडवोकेट के पास गंय | उन दिनों वे प्रादेशिक-सभा के प्रधान 
थे। सोचने का समय मांगने के बाद यह लिख भेजा--'राय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwai 


aT Y 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


स्वामी श्रद्धानन्द 


नारायणदास एम० ए० अभी डिविजन जजी पर नियुक्त नहीं 
हुए | यदि मेंने पैरवी की तो शायद उनको हानि पहुंचे ।' श्री 
wa जी को ५०० २० प्रति दिन की फ़ीस' भी कह दी गई थी ।” 
फालेज़-दल ने पटियाला-केस के लिये डिफ़ेस-कमेटी ama में 
साथ देने स भी इनकार कर दिया | i 
पटियाला से प्राय भाइयों के निर्वासित किये-जाने प्र उन 
को पहिला आश्रय saa गुरुकुल में दिया । स्वर्गीय नन्दलाल जी, 
सुरारीलाल जी ओर लक्ष्मणदास जी सरीखे अनथक सेवक 
गुरुकुल को इन निर्वासित आर्ये पुरुषों में से ही मिले थे | इसके 
बाद पटियाला में महाशय रौनकराम पर मुकदमा चलने पर भी 
श्राप ने खूब आंदोलन किया | अपना अमूल्य समय और हजारों 
रुपया लगा कर आप ने “आर्यसमाज एरड इट्स डिटेक्ट्स' नाम 
की जो पुस्तक श्री रामदेव जी की सहायता से तय्यार की 
थी और उस समय “सिविल cus मिलीटरी गजट? में जो लेख 
E लिखे थे, वे श्राप के उन दिनों के महान्‌ यतनों के साक्षी हैं। 
` लाहोर-श्रायेसमाज के ३१वेँ और ३२वें उत्सव पर इस सम्बन्ध 
में दिये गये श्रापके ऐतिहासिक भाषणों का भी समाज के इति- 
` हास म॑ सदा उल्लेख किया जाता रहेगा | रक्ता के इन साधनों के 
अलावा बड़ा और महत्वपूर्ण काम यह था कि आपने आर्य- 
समाजियों को दमन के इन दिनों में भी बिचलित नहीं होने 
दिया | प्रचारक) द्वारा आर्य पुरुषों के सन्मुख उनके कतव्य-कमे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मुन्शीराम जी का सराहनीय काये 


ओर वेदिक-सिद्धांतों को रखते हुए उनसे उनके पालन के लिये 
सदा. अपील करते रहे | 

इसी सम्बन्ध में आप ने भारत-भूषण गोखले की सहायता 
से बहुत बड़ा काम किया था | उस समय भारत के माने हुए 
नेताओं में, जिनकी पहुँच सरकार के ऊंचे से ऊंचे अधिकारियों 
तक थी, सब से प्रमुख श्रीयुत गोखले ही थे । श्रीयुत गोखले के 
साथ ग्राप ने इस सम्बन्ध में बहुत अधिक पत्रव्यवहार किया 
था और उन पर ज़ोर डाला था कि वे सरकारी अधिकारियों 
की आयसभाज के सम्वन्ध की ्रांतिप्रणं धारणा'को बदलने का 
यत्न करें | इसी काम के लिये श्राप उनसे कई बार मिले भी 
थे | सन्‌ १६१० में इलाहाबाद में कांग्रेस का जो अधिवेशन 
हुआ! था, उसके सभापति-बूढ़े sae सर विलियम setae थे | 
श्रोयुत गोखले का तार मिलने पर श्राप तुरन्त इलाहाबाद गये | 
वहां गोखले क्री उपस्थिति में आप वेडरवने से मिले और उनको 
श्रार्यसमाज के सम्न्धं में सब स्थिति खोल कर संमझाई | 
वेडरवने ने सव कुछ सुनकर कहा--बस, आप मेरे साथ कल- 
कना चलिये | लाडे हाडिग को आर्यसमाज के डेपुटेशन से ` 
मिलना ही पड़ेगा ? गोखले ने कहा--अच्छा हो कि आप 
पहिले उनको तय्यार करल और वे फिर आयेसमाज के डेपुटेशन 
से मिल ।' वडरवने को सलाह पसन्द आई । वडरवने ने फिर 
क्या किया ? इसका पता गोखले के एक पत्र से लगता दै, जो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


उन्होंने २४ माच सन्‌ १६११ को महात्मा जी को लिखा था | 
उसकी कुछ पेक्तियां यहां उद्धृत की जाती हैं । वे पेक्तियां ये हैं- 
“Saas के बारे में सरकारी श्रधिकारियों को जो सन्देद्द 
है, उस पर सर विलियम वेडरवने की नये वायसराय के साथ 
बहुत-सी बात हुई हैं | में आप के मिलने पर उसका सारांश आप 
को बताना चाहता था । श्राप प्रा नहीं सके | फिर भी में आप 
को यह बताना चाहता हूँ कि सर विलियस ने वायसराय 
पर बहुत ज़ोर डाला है कि ate के कारगा समस्त 
भारत के आयेसमाजियों को जो शिकायत हैं, वे अवश्य ट्र की 
जानी चाहिये | वायसराय ने बड़े ध्यान से सब वातं सुनी और 
प्रतिज्ञा की है कि वे शीघ्र ही जसा उनको सुझाया गया दे, बसी 
कार्यवाही करेंगे | इसलिये मेरा यह झयाल है कि यदि आर्य 
समाज की ओर से वायसराय के सामने सत्र वात रग्दी जा 
सके, तो अच्छा होगा |” पत्रव्यवहार तो बहुत हे. पर प्रसंग 
को स्पष्ट करने के लिये एक ही पत्न का यह कुछ भाग काफी दे 
दीनबन्धु एयड्रूज़ की मार्फ़त भी आपने श्रायेसमाज पर संडराती 
हुई काली घटा को छिज्न-भिन्न कराने का बहुत यत्न किया 
था। 
इस प्रकार आपने सच्चे नेता और पशथप्रदशक का काम 
करते हुए सरकार के दमन से आर्यसमाज की रक्ता की घौर 
उसको पथश्रष्ट होने से भी बचाया | उस काल में यदि आर्य- 


न S.C i if 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मुन्शीराम जी का सराहनीय कायै ४०६ 


समाज की नैतिकता की कुछ रक्षा हुई, तो उसका प्रायः सब 
श्रय महात्मा मुन्शीराम जी को दे । उन दिनों में आपके सामने 
l अपने जीवन का यह ध्येय सदा उपस्थित रहता था भन+ 


“Sq वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 

न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा: |” 
आप ने न केवल स्वय aa घारण किया, किंतु आर्यसमाज 
| को भी धेय धारण कराये रखा | 

फलतः सरकार का रुख वदला | महात्मा जी को संयुक्तप्रांत 

के लेफ़्टिनेयट गवर्नर और भारत के गवनेर-जनरल भी मिलने 
के लिये बुलाते रहे | आसमा जी संस्थाओं का उन्होंने तथा 
अन्य सरकारी अधिकारियां ने भी स्वये fata किया | उनको 


अपनी भूल मालूम हुई | उसका संशोधन किया गया | 

यदि लाला लाजपतराय जी का यह लिखता ठीक दै कि आय- | 
समाज की उठती हुई शक्ति को कुचलने के लिये हौ उसमें ग्रह-कलह | 
Gar करने में सरकार का हाथ था, तो यह कहा जा सकता है 
कि जिस शक्ति को alesis वपे की ग्रह-कलह ( भेद्‌-नीति ) 
कुशिठत नहीँ कर सकी ओर जिसको लगभग वारह वष का दमन 
(दणड-नीति) नहीं दबा सक्ला, उसको दो-एक बर्ष की साम और | 
दान की नीति ने इतना भुरा दिया कि संस्थापक फे स्वराज्य | 
के लिये स्पष्ट आदेश, 'सत्यार्थप्रकाश” के छठे समुल्लास में राज- 


~ 


नीति का इतना विशद विवेचन और सन्ध्या में प्रति-दिन 


— > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"दना: स्याम २ग्दः शतम की द्राथना करते रहने 
fA सोया पड़ा है, मानो 


Ss 


tale उत्कप स उसको 


परज 
PERMEN x 


er 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. _ तीसरा भाग 


रा, 
# EN 
[वावथ 
१. आर्यसमाज का प्रचार, २. श्राये-सावेदेशिक सभा, 


३. परोपकारिणी सभा, ४. आयेकुमार-सम्मेलन, 
५. हिन्दी-साहित्य-सम्मेलेन, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१, आयंसमाज का प्रचार 


आयसमाज में प्रवेश करते ही महात्मा मुन्शीराम जी को 
ग्ार्यसनाज के प्रचार की जो लगन लगी शी, वह गुस्कुल को 
स्थापना और उस के काम में पूरी तरह जग जाने के बाद भी 
जारी रही | वसे तो गुरुकुल भी प्रचार ही ही भावना मे खोला 
गया था । आर्यसमाज को गुरुकुल से प्राप्न गौरव आर स्याति 
को यदि भुला भी दिया जाय, तो भी गुरुकुल स उस प्रचार का 
प्राप्त सहायता को नहीं भुलाया जा सकता, जिस की तुलना में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१४ स्वामी श्रद्धा नन्द 


चारियों की पढ़ाई की हानि सहन करके भी बाहर श्रायै- 
समाजों के उत्सवों पर प्रायः जाया करते थे । गुरुकुल के लिये 
चन्दा जमा करने के लिये जाने.पर भी उनके द्वारा såga 
का प्रचार होता था। महात्मा जी का सफ़री बिस्तर तो 
हमेशा बधा हुआ ही पड़ा रहता था और श्राप को एकाएक, 
दी गुरुकुल से कभी किसी समाज के उत्सव के लिये, कभी कहीं 
प्रचार के लिये और कभी कहीं समाज की र्ता के लिये तुरन्त 
चल्न देना पड़ता था । सम्वत्‌ १६५६, तदनुसार सन्‌ १६०२, 
में दिल्शी-दरवार पर आये केम्प लगा कर प्रचार का प्रबन्ध 
किया गया था | आप उस समय गुरुकुल की प्रारम्भिक अवस्था 
में वहां से हिल नहीं सकते थे। प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
{o रामभजदत्त जी चौधरी का तार पाते ही श्याप गुरुकुल से 
चल दिये | श्राप ने उस समय “प्रचारक! में लिखा था--''में 
पज्ञाव आयेसमाजों क मौजूदा सरदार के हुक्म की तामील में 
देर नहीं करूंगा | कोई भी इन्तज़ाम बगैर तामील हुक्म 
अफ़सरान के चल नहीं सकता | यह मेरा यकीन है और इसी 
पर मेरा अमल है |” बात तो यह थी कि दरबार के सम्य 


` प्रचार करने का प्रस्ताव आप ने ही किया था और आपने ही 


उस क लिये पांच हज़ार की अपील भी की थी | श्राप को अशा 
थी कि रुपया हो जाने पर बाकी सब काम दूसरे लोग सम्हाल 
लगे । पर, ठीक समय पर लुटिया डूबती देख कर ही सभा के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ee ae य. य कर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SEMA का प्रचार : ५१५ 


प्रधान ने आपको तार दिया था। वहां २२ दिसम्बर से ५ जनवरी 
तक श्रच्छा प्रचार हुआ | आयसमाज के ट्रक्ट ओर गुरुकुल की 
पाठविधि खव वांटो गई | २४-३० जगह आर्यसमाज का 
डेपुटेशन गया। राव-रशाज़ाओं तथा सददारों आदि के साथ 
चदिक धर्मे के सम्बन्ध में चर्चा हुई आर उन तक आयसमाज 
का. साहित्य भी पहुंचाया गया | शाहपुराधीश कैम्प में पथारे 
और उन को श्रार्यजनता की आर से AAT दिया गया। 
महात्मा जी के साथ पे» राममजदत्त जी चौचरों की हिम्मत की 
भी दाद देनी चाहिये। प्रकार के निमत्त पारे हुए Bl 
समाजियों में महात्मा जी की भ्ररग्गा मे पग्भ्प[ जो विचार 
विनिमय हुआ बह aga उपयोगी अर लाभदायक fig हुआ | 
सम्बन १६.६४, सन ९१.८४५- मं कर्त में भी कांग्रस के अधिवेनन 
फे साथ वम्प्रई-आर्यप्रतिनिथ सथा की ओर से प्रचार का प्रवन्ध 


किया गया था | मन्वी हा, तार BIA पर आप को वहां भी 
ज्ञाना पड़ा। वहां भी प्रभार ct अच्छी प्रस रहो। लाला: 
लाजपतराय जी और afea अभनजदत्त जी चोधरी ने भी 


————— 


प्रचार में हाथ वटाया | सम्वत १६55 सन १६०६, में प्रयाग 

की सुप्रसिद्ध-प्रदाडनी पर इल्ताहाबाद-आयेससाज ओर संयुक्त 

प्रांतीय-अआर्प्रतिनिधि-सभा फी ओर से प्रचार का प्रवन्ध किया 

कया था । संयुक्त-प्रांत की प्रतिनिध-सभा के निसन्बया पर 

आप वहाँ भी गये, और वहां क प्रचार में भी पूरा हाथ बेटाया | 
U mi. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१६ स्वामी श्रद्धानन्द 


हरिद्वार में कुम्भी-श्र्धकुम्भी के मेलों पर प्रचार का सिलसिला 
आए का ही शुरू किया हुआ था । हरिद्वार के पास श्या जाने 
से यह प्रचार और भी अधिक उत्लाह के साथ अधिक व्यवस्थित 
रूप मे होने लगा । सम्त्रत्‌ १६६६ में अधक्ुम्भी पर और सम्वत्‌ 
१६७२ में कुम्म पर बड़ी धूमधाम के साथ प्रचार किया गया | 
सावेदेशिक-सभा की स्थापना हो जाने के बाद से यह प्रचार 
उक्त सभा की ओर से होने लगा । आप उस के प्रधान थे, इस 
लिये प्रचार का सत प्रत्रन्थ भी आप को ही करना पड़ता था | 
सम्बत्‌ १६७२ के कुम्भ पर महात्मा गांधी के शअरभिनन्दून का 
समारोह कर के आपने हरिद्वार, कनखल और ज्वालापुर में ही 
नहीं, किन्तु देहरादून, रुड़की और सहारनपुर तक में हलचल 
पैदा कर दी थी; 
गुरुकुल और उसके उत्सवों का पौरणिकता तथा श्रन्ध- 
विश्वास के गढ़ हरिद्वार और कनखल्ल पर जो असंर पडता था, 
उससे वहां के पयडे मन ही मन जलते और कुढ़ते थे । हरिद्वार 
गुरुकुल को ओर से धर्माथ-ओऔपषधालय का खोलना उनके रोष 
की दी हुई अगि पर थी डालने वाला साबित हुआ। सम्बत्‌ 
१६६५ के गुरुकुल के aay वापिकोत्सव के बाद श्राये-स््री-पुरूष 
गुरुकुल से मणडलियाँ बना कर वेदिक-प्रा्थना के भजन गाते 
हृ हरिद्वार के बाज़ारों में से जा रहे थे कि उन पर लाठियां 
Als दी गई आर एक हलवाई नेतो कढ़ाई का खौलता हुआ 


i 
१ 
| 
4 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a का प्रचार ४१७ 


घी भी कुळ आये पुरुषों पर डाल दिया । लुट-पाट और उपद्रव 
का दृश्य हरिद्वार में पैदा कर दिया गय! । जितने भी आये 
हरिद्वार में मिले, गिरफ़्तार कर लिये गये । उन पर दकान 
लूटने, मूतियां तोड़ने और हर की पेड़ी पर जूता ले जाने का 
दोष लगाया गया | हरिद्वार से गुरुकुल में यह समाचार पहुचते 
ही महात्मा जी नंगे पर, नंगे सिर, बदन पर केबल कुरता-धोती 
पहिने हुए, जिस हालत-में खड़े थे उसी में, किसी को साथ लिये 
बिना ही हरिद्वार को चल दिये | कनखल में चारों ओर त्रास 
फैला हुआ था | वहां के लोगों ने हरिद्वार के lager वातावरण 
में जाने से रुकने का आप को आग्रह्‌ किया | पर, आपने किसी 
की एक न सुनी और सीधे हरिद्वार जलती हुई आग में जा 
पहुंचे | स्वये वहां की स्थिति का निरीक्षण और अध्ययन किया । 
गिरफ़्तार आये पुरुषां को ज़मानत पर छुड़वाया | गरम घी से 
जले हुए और लाठियों की चोटों से आहत आर्यो को गुरुकुल 
पहुंचाने का प्रबन्ध किया, जहां उन की मरहम-पट्टी आर सेवा- 
UAT की गई | २ अप्रैल को म्युनिसिंपेलिटी के आफिस में 
पयडों ने आप के द्वारा श्राये-पुरुषो से क्षमा मांगी और दुघेटना 
के लिये पश्चात्ताप प्रकट क्रिया | ३ अप्रेल को मुक़दमे 
की पेशी थी । जालन्धर से रायज़ादा भक्तराम जी परवी के 
लिये पधारे थे। पयडों की ओर से खेद प्रगट करने पर पुलिस 
ने मुकदमे उठा लिये । घोर द्वेष से faa घटना का सूबपात 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectior i, He 


Coon 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५१८ स्वामी श्रद्धानन्द 


हुआ था, उस की समाप्ति परस्पर के प्रेम की स्थापना में हुई ! 
महात्मा जी के इस उदारतापूया व्यवहार से हरिद्वार में रुरुकुल 
पौर आयसमाज की धाक जम गई | महात्मा जी ने व्यवहारः 
कुशल नेतृत्व का परिचय देकर परायों को भी अपना वना 
लिया । 

इस प्रकार किये जाने बाले प्रचार से "प्रचारक? द्वारा किया 
जाने बाला प्रचार कहीं अधिक महत्वपूरण था । सिद्धान्त ओर 
सद्‌ःचार का प्रश्न आने पर 'प्रचारक' समझौता करना या दवना 
नहीं जानता था | प्रचारक? की एक ही श्रावाज़ थी आर वह 
यह थी कि चरित्र को उचा करो | सदाचार की रक्षा करो। 
सामाजिक sit नेमित्तिक-धर्मों का पालन करो | सम्वत्‌ १६ KE 
से १९६८ तक इस आशय के विशेष लेख इस लिये भी लिखे 
गये थे कि कहीं आयमम'जी सरकारी दमन से maa सें आकर 
अपन शेय से विर्चालत न दो जाये | किसी बड़े से वड़े आये 
के भी सदाचार से पतित होने पर "प्रचारक ने उस पर परदा 
सही डाला | आयसमाज की ओर लोगों का आकषेण क्यों 
नहीं रहा ? इसका उत्तर देत हुए आपने लिखा था-- 
“आर्यसमाज से लोगों का प्रणा पदा कराने वाले हमारे अपने 
ही आचरणगा दें । जिन पुरुषों क दुराचारों के सम्बन्ध में तुम में 
A कइयां न मरे सामने स्पष्ट साती दी, वही अव उन दुराचा- 
fai को उसी अकार क दुराचार की सफलता में सहायता द 


-णाणा 77 oo नन्त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TRISTE EET STIRS TTT TSS = 


रहे हैं । इस पर भी seas यह दै कि जब बात-चीत होती है | 
तो उन पुरुषों के दुराचारो को अब तक मान भी लेते हैं ।” | 
स्वामी दशेनानन्द और शक्कुरानन्द का 'प्रचारक' ने जिस साहस | 
के साथ भण्डा-फोड़ किया था, और कौन वैसा कर सकता 
था ? सम्त्रत्‌ १९६८ में लाहौर के रायबहादुर रामशरण- | 
दास के पुत्र के यज्ञोपवीत-संस्कार में कराये गये वेश्या-नृत्य पर | 
“प्रचारक” की टिप्पणी आज भी पढ़ने योग्य है । निमन्त्रण-पत्र | 
i 
| 


पर ओम्‌? शब्द लिखा गया था। ‘shaq जैसे पवित्र शब्द 
| को वेश्या-नृत्य जसे अधमे-कर्म के साथ मिलाने वाले? को 
“विगहेणीय पुरुष” कहा गया था और जो आये नेता उस में 
सम्मिलित हुए थे, उन के सम्बन्ध में लिखा. गया था--“'जो 
पुराने संस्कारों या लौकिक कामनाओं के वशीभूत होकर श्रपने 
आत्मा और धमे कुछ भी कीमत नहीं समझते, उनको उचित 
यह है कि वे अपने आप को धार्मिक व र्य कहना छोड़ = | 
जो पुरुष अपने को ससार की बेहूदगियों से परे नहीं रख सकते, 
जो मित्र को पाप करते हुए देख कर उसे रोकना तो दूर रहा 
उस के पाप में मिल जाते हैं, उन्हे किसी घामिक संस्था के नेता 
होने का अधिकार नहीं |” जनता को लक्ष्य करते हुए लिखा 
गया था--“जिस पञ्जाब के अन्दर विगत वषे की प्रदशनी के 
समय नाच कराने का किसी को साहस नहीं हुआ था, जो 
$ समाज-संशोधन तथा धमे-प्रेम के. अन्दर सारे भारतवषे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ae eect 5० का रट 


$ 
t 
| 


४२० स्वामी श्रद्धानन्द 
Sl lा॒जअअभभबकतf 
में अग्रणी सममा जाता है, जो पञ्जाब आयेसमाज का केन्द्र 
स्थल है, उस पंजाब के हिन्दुओं के नेता खुलम-खुछा ऐसे 
सामाजिक पाप करें और पंजाब सहता जाय, यह केसे आश्चये 
की बात है ? जिस श्रायेसमाज ने व्यक्तिगत आचार को ही 
सामाजिक भलाई का साधन समका हुआ है, अपने आप को 
उस आःयेसमाज के सभासद्‌ कहने वाले लोग ऐसे-ऐसे लोकः 
निन्दित और आचार-गर्हित कामों में खुललम-खुल्ला प्रवृत्त हों 
आर आगर लोग मोन साधे रहे, यह केसी विचित्र बात है ? उन 
लोगों से, जो अपने धार्मिक उत्तरदातृत्व को न समझ कर ऐसे 
ऐस कार्यो के करने मे नहीं रुक सकते, हमारी प्रार्थना हे कि 
वे अपन आप को आर्यसमाज जेसी पबित्र संस्थाओं से TIF 

कर ल!” 


आयेसमाज का ठोस प्रचार यही था, जिसके द्वारा उस के 
सदाचार के दज को ऊँचा बनाने की सदा कोशिश की जाती 


रही । 'प्रचारक' द्वारा मुन्शीराम जी इस ठोस प्रचार में निरन्तर 


लगे रहे । गुरुकुल एवं अपने जीबन द्वारा भी आपने इस 
प्रचार को सफल बनाया | इस प्रकार समाज की सेवा और 
प्रचार द्वारा आर्यसमाजियों के व्यक्तिगत चरित्र के साथ-साथ 
SATA के सावेजनिक चरित्र का दर्जा भी आपने aga 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शा ये-सा बेदे शिक-सभा ४२१ 


२. आय-सावंदेशिक-सभा 


जिस आये-सावेदेशिक-सभा को इस समय सार्वभौम अथवा 
'इण्टरनेशनल-अआर्यन-लीग' का नाम ही नाम दिया जा रहा दै, उस 
को जन्म देने वाले महात्मा मुन्शीरामजी ही थे | सम्बत्‌ १८६६ 
में जब आप गुरुकुल के लिये तीस हज़ार रुपया. जमा करने को 
दौरे पर निकले हुए थे, तब ही आपने उसके सङ्गठन की निय- 
मावली बना कर उसके लिये आन्दोलन भी शुरू कर दिया था | 
उस समय आपका. यह भी विचार था कि गुरुकुल की स्थापना 
उसी की श्राधीनता में होनी चाहिये । प्रान्तीय आर्य नेताओं को 
इस 'सावेभौम? संगठन की सम्भवतः इतनी आवश्यकता नहीं 
जंच रही थी, जितना कि महात्मा जी उसके लिये आन्दोल्लन 
कर रहे श्रे। पञ्जाब-प्रतिनिधि-सभा ने २४ जनवरी सन्‌ 
१८६७ को सावदेशिक सभा की स्थापना के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव पास क्रिया था । उसके एक मास बाइ संयुक्तप्रान्तीय 
प्रतिनिधि-सभा ने और कोई ६ मास बाद मई में राजस्थान- 
प्रतिनिधि-सभा ने भी उसकी स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताब पास 
स्स थे। इन प्रस्तावों के पास हो जाने के बाद निरंतर आन्दोलन 
होने पर भी सम्वत्‌ १९६५, सन्‌ १९०८, से पहिले इस सभा 
की नियम४वक स्थापना नहीं हो सकी थी। सम्वत्‌ १६६४ के पौष 
el में महात्मा जी ने एक लेख “आयै-सावदेशिक-सभा की 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


— a a 5-2 as ol 2: = N 


a RSS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२२ स्वामी श्रद्धानन्द 
o o o 
आवश्यकता?” शीर्षक से 'प्रचारक में लिखा था । उस लेख से 
सावैदेशिक-सभा के प्रति आये नेताओं की उदासीनता क साथ- 
साथ यह भी पता लगता है कि आपके प्रतिनिधि-सभा-पञ्जाब 
के प्रधान बनने से पहले श्यायेसमाज के संगठन की क्या HAST 
थी ? आपने लिखा है--“कोई समय था, जब कि आाये-प्रतिनिधि- 
सभा, पंजाब दयानन्द्‌-कालेज का केवल पुछूल्ला थी । लाहीर- 
शायेसमाज के खापिकोत्सब पर जब दयानन्द-कालेज-प्रबन्धकते- 
सभा फा सब काम हो चुकता था, तब खड़े-खड़े एक प्रस्ताव 
पास हुआ फरता था, जिसका नमूना आज के आयो को 
gaat डाल देगा । प्रस्ताव निम्न प्रका! का होता था 
= से निश्चय हुआ कि श्मुक-अमुक महाशय अन्तरंग 
सभा के सभासद्‌ नियत किये जाय तथा लाला साईंदास जी 
प्रधान, लाला मुरलीधर जी मन्त्री तथा लाला जीवनदास जी 
कोषाध्यच्त नियत हों ।! सन्‌ १८६० ईस्वी तक इसी प्रकार का 
सिक्खों बाला सवालक्ख प्रस्ताब देखने में ्रावेगा। सन १८६.९ में 


कुळ हलचल हुई और सन्‌ १८६ में तो काया ही पलट गई।” यही ` 


समय था, जब पंजाब में गृह-कलह का सुन्रपात हुआ था और 
झाप उसके प्रधान निर्वाचित हुए थे | इस प्रकार पंजाब-प्रतिनिधि 
सभा के संगठित होने का प्रभाव दूसरे stat की प्रतिनिधि-सभाओं 
पर भी पड़ा और उनमें भी जीवन का संचार हुश्रा । इसी लेख 
में आगे श्रापने लिखा था--“जब से इन सब सभाओं में जान 


> CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TY 


ऽप्राये-सावेदेशिक-सभा ४२३ 


पड़ने लगी थी, तब से ही में सारे भारतवर्ष के लिये एक साव- 
देशिक-श्रार्य-प्रतिनिवि-सभा की अवश्यकता को श्रनुभव करता 
था । मेरी दृष्टि की सीमा उस समय बढ़ चुकी थी ओर मुझे 
ag दिन दूर नहीं दिखाई देता था, जव कि अन्य देशों में भी 
ब्रदिक-धसं का डका बज कर आर्य-प्रतिनिधि-सभाये स्थापित 
होनी थीं | मुझे उस समय एक सावेभौम-आयेप्रतिनिधि-सभा 
की स्थापना होना भी दुस्साध्य नहीं प्रतीत होता था | ऐसी 
आशा से भरपूर हृदय से Ha सावेदेशिक-सभा का प्रस्ताव किया 
था । इस प्रश्न को कभी पंजाब की सभा ओर कभी युक्तप्रान्त 
की सभा दोनों ही टालती र्हीं । फिर नियम बनाने की 
रुकावट जतलाई गई । मैंने गुरुकुल के लिये भिन्ताथ भ्रमण 
करते हुए भी समय निकाला और नियम बना भेजे |” इन नियमों 
पर श्रागरा-समाज के उत्सब पर सन्‌ १६०० के फरवरी मास 
में कुछ प्रतिनिधि-सभाओं के प्रतिनिधियों ने उपस्थित हो कर 
विचार रिया और उनके संशोधन का काम राजस्थान वालों पर 
छोड़ा गया | इस संशोधन के काम में ही श्राठ-नौ ay वीत गये 
आर १६०८ में गुरुकुल-क्ांगड़ो के छठे वार्षिकोत्सव पर प्रति- 
निधि फिर इकट्टे हुए । इस समय भी सभा की स्थापना नहीं हो 
Ei आर आगरा में जुलाई मास में फिर इकट्र होने का 
निश्चय किया गया | जुलाई में तो नहीं, २५ सितम्बर १६०८ 
को sim में फिर सब प्रतिनिधि gaz हए । उसमें नियमादि 


य In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सब निश्चित कर लिये गये । नियमानुसार सभा का प्रथम श्रधि- 
वेशन प्रथम ama सम्वत्‌ १६६६ को देहली में हुआ । इस 
अधिवेशन में महात्मा मुन्शीराम जी उसके प्रधान निर्वाचित 
हुए और जीबन पर्यन्त सदा श्राप ही उसके प्रधान चुने जाते 
रहे । सार्वदेशिक-सभा की स्थापना के इस इतिहास से दो बाते 
स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो यह कि श्रायेसमाज के उस सब 
संगठन की इमारत के, जो इस समय इतनी भव्य दीख पड़ती 
है, बनाने वाले महात्मा मुन्शीराम जी ही थे। दूसरी यह कि 
आप बड़े-बड़े शब्दों के पीछे भागते हुए असलियत को आंखों 
से ओमल नहीं करते थे | क्‍या मुन्शीराम जी सावेदेशिक-सभा 
को 'रावभौम या 'इण्टरनेशनल' नाम नहीं दे सकते थे 
दे सकते थे, परन्तु उसके लिये seh समय नहीं आया था | 
पीछे चौड़ आगे दौड़ की नीति श्यापको पसन्द नहीं थी। 
श्राप नीचे को नींव ee करने फे बाद ही ऊपर की दीवार खड़ी 
करते थे | इस प्रकार आपके कई वर्षों के निरन्तर आन्दोलन 
के बःद सावेदेशिक-सभा की स्थापना हुई और उसमें प्राण 
प्रतिष्ठा करने का काम भी श्रापको करना i | | देहली में उस के 
कार्यालय की स्थिर स्थापना की गई, कुम्भ-प्रचार का काम 
उसकी ऋ्धीनता में किया जाने लगा और संन्यासाश्रम सें प्रवेश 
करने के बाद अपना श्रधिक समय उसमें लगा कर पने ही 
मद्रास प्रान्त में प्रचार की रिथर नींब डाली । सम्बत्‌ १६६६ में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


T E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= ४२५४ 


पंजाब के दोनों दलों को एक करने का आन्दोलन करते 
हुए प ने गुरुकुल-कांगड़ी सरीखी सभी संस्थाओं को इस 
सभा के ही seta करने का प्रस्ताव किया था | उक्त सभा 
आर श्राये-समाज के सम्बन्ध में श्राप की महत्वाकांत्ता कितनी 
महान्‌ और ऊंची थी, इस का पता श्राप के जिस लेख से 
मिलता दै, वह श्राप ने सम्वत १६४६ में लिखा था | 
उस की कुछ पंक्तियां ये हैं--“यदि यह सारा काम सावे- 
देशिक-सभा के श्राधीन हो जाय, तो जहां एक केन्द्र महा- 
विद्यालय दृढ़ हो सकता है, वहां प्रत्येक प्रांत में तथा शनेः शनेः 
प्रत्येक नगर वा ग्राम के समीप श्रनगिनत शाखा-गुरुकुल खुल 
सकते हैं और वह समय भी हमारी समम में आ सकता हे, ज्र 
कि एक गुरुकुल-विशश्रविद्यालय स्थापित हो सके और सारे भूगोल 
के मनुष्य आत्मविद्या सीखने तथा अपने चरित्र सुधारने के 
लिये फिर से इस पवित्र भूमि में आना आरम्भ कर । मेरा यह 
बिचार इस समय एक श्रान्त चित्त की वड़बड़ से बढ़ कर प्रीत 
न होगा, किन्तु मेरा निश्चय है. क्रि जब तक साधारण पुरुपा की 
इष्टि में असम्भव उच्च विचारों को लच्य में रख कश काम नहा 
किया जाता, तब तक आदश की ऊंची चोरी पर Agar किन 
है । मेरी दृष्टि के सामने तो वह दिन भी घूम रहा हे; = 

श्रायेसमाज की संचित शक्ति से प्रेरित सच्चे संन्यासी ओम्‌? 
के झयडे को अमेरिका तथा यूरोप के ऊंचे से ऊंचे गवनमेंट 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२६ स्वामी श्रद्वानन्द 


हाउस की सबसे ऊंची चोटियों पर, तोप और तलवार की सहा- 
यता के विना ही, स्थापित कर दंगे |” 

SMA श्रायसमाज़ को अपने जीवन की प्रगति का प्रवाह रुका 
हुआ दीख पड़ता दै | उसका कारण यही है कि उसमें उतनी 
ऊंची श्रौर महान महत्वाकांत्ता रखने वाले ऐसे नेता का अभाव 
है, जो उसके लिये सच्चे पथ-प्रदशक का काम कर सके | ऐसे 
नेता घड़े नहीं जाते, स्वयं ही पैदा होते हैं | निश्‍चय ही महात्मा 
मुन्शीशामजी उन महापुरुषों में से थे, जो जाति अथवा समाज़ 
का ATA कर उसको घोर निराशा, घने श्रन्धकार और भयानक 


संकट से पार लगा कर सदा आगे ही श्रागे का रास्ता दिखाने 
के लिये Ger होते हैं | 


३, परोपकारिणो-सभा 


siaaa में परोपकारिणी-सभा की इतनी ही प्रतिष्ठा है 
कि उसकी स्थापना आपि दयानन्द ने अपने वसीयतनामे के द्वारा: 
की है और ऋषि दयानन्द के सब लेख, पुस्तक, प्रेस और सम्पत्ति 
पर उसका अधिक्रार हे । वेस परोपकारिणी-सभा एक सफ़ेद 
हाथी है, जिससे समाज को संकट-काल में न कुछ सहायता ही 
= नि दै ऑर न कभी उसकी कोई आशा ही उससे पूरी हुई है | 
SAAHA A प्रति सरकार की इतनी सन्देहास्पद दृष्टि और 
दमत-लोति के रहते हुए भी परोपकारिणी सभा के कानों पर जू 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है... 
$ 
। 
— 
Í 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परोपका रिणी-सभा ४२७ 


नहीं रंगी । महाश्मा मुन्शीरामजी द्वारा उसके अधिकारियों के 
नाम की गई shaw बेकार ही सिद्ध ge) आप कुळ 
प्रारम्भ ही से उससे निराश थे। सम्वत्‌ १६६४ में आपने 
उसके सम्बन्ध में लिखा था--“कई महाशयों का यह विचार है 
कि परोपका रिणी-सभा को ही सावैदेशिक-सभा में परिणत करने 
का यत्न किया जावे | मेरा भी पारसाल ऐसा ही विचार था, : 
किन्तु एक वर्षे के अनुभव ने मुझको निश्चय दिला दिया कि यदि 
परोपकारिणी से सार्वदेशिक का काम लेना हो तो २५-३० बर्षों 
से प्रथम सफलता नहीं हो शकती | जब तक्र परोपक्रारिणी में कुछ 
सभासद्‌ आयेसमाज फे विरुद्ध मत रखने वाले बने रहेंगे, तब 
तक उसका नाम श्राये-साबेदेशिक-सभा रखना say होगा | 
सम्भव दै, ऐसे सभासद ३० वो से श्रधिक समय तक भी जीते 
रह ।” इस निराशापूर्णा अवस्था में भी जब आपसे सम्बत्‌ १६ ६५ 
में परोपकारिणी सभा का सभासद्‌ होने के लिये आग्रह किया 
गया तो आप कुछ भलाई की आशा से उसके सभासद्‌ हो गये। 
श्रापको सभा के वैदिक-यन्त्रालय का श्रधिष्ठाता और वैदिक- 
पुस्तकालय-सभा का सभासद्‌ नियत किया गया | जब zÀ- 
समाज एवं परोपकारिणी-सभा का इतिहास लिखने के लिये 
नियुक्त कमेटी ने वर्षभर कुछ नहीं किया, तब वह काम भी 
आपके ही सिपुदे किया गया ! दो वषे लग कर काम करने के 
बाद भी आपको निराश होना पड़ा और सभा के सब कामों एव 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


es 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२८ स्वामी श्रद्धानन्द 


सभासदी से त्याग-पत्र देने के लिये विवश होना पड़ा | त्यागपत्र 
में ग्रापने लिखा था--“मुके इस पद से मुक्त किया जाय, क्योंकि 
मुझे गुरुकुल के काम के अतिरिक्त और कोई काम करने का 
अवकाश नहीं मिल सकता | विशेषतः जहां व्यक्तियों के परस्पर 
के mig हों, वहां तो मुझ-से बिगड़े स्वास्थ्य बाले मनुष्य का 
काम करना कठिन क्या असम्भव ही है |” इतिहास का काम 
आपने शुरू भी कर दिया था | सभा से अलग होने पर उसके 
लिये इकट्ठा क्रिया हुआ सत्र मसाला सभा को ही सौंप दिया 
था और ऋषि दयानन्द का प्राप्त पत्र-व्यबहार आपने अपनी ओर 
से प्रकाशित कराया था | 

'प्रापकी इच्छा तो यह थी कि सभा के श्रधिवेशन में उपस्थित 
होकर उसमें ही त्याग-पत्र द ste सभा की स्थिति भी सब 
सभासदों के सामने खोल कर रख दे, किन्तु कतेव्यप रायण (!) 
सभा के अधिवेशन का करवाना भी कुम्भक्रण की निद्रा खोलने 


' के ही समान अत्यन्त दुःसाध्य था । मन्त्री को तार व पत्र 


देने पर भी सभा का अधिवेशन नहीं हुआ | शाहपुराधीश उस 
समय सभा क मन्ब्री थे, उनको आपने लिखा-“जिस सभा की 
जायदाद शौर प्रबन्ध की यह अवस्था हो, उसमें प्रबन्ध का काम 
करना मेरे कसे आदमी के लिये असम्भव है, विशेषकर तब जब 


EE मेरा शरीर भी ्रारोग्य नरह और भविष्य में इस प्रकार के 


mwazi के लिये मं तैयार भी नहीं । यदि परोपकारिणी सभा के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ध्यायेकुसा र-सम्मेलन ४२६ 


किसी अधिवेशन के शीघ्र होने की सम्भावना होती, तो अपने सब 
पदों का चाज उस सभा को ही देता, किन्तु सभा के अब किसी 


. अधिवेशन के शीघ्र होने की आशा नहीं रही,  / 77 तो यही 


| 7 


सममा कि इन बखेड़ों से शीघ्र ही छुटकारा हासिल कर लू 
परोपका रिणी-सभा के प्रति आपको सबसे बड़ी शिकायत यह थी 
कि “मन्त्री तथा gaa अपने हाथों से काम करने वाले नहीं 
हैं | महाराजे BIA नौकरों पर विश्वास करके उनसे काम कराते 
है, जिससे सभा की हानि होती है ।” 

पहिले जालन्धर-आरयसमाज के, फिर पञ्जाब-आर्य-प्रतिनिधि- 
सभा के प्रधान-पद एवं गुरुकृल-कांगड़ी के मुख्याधिष्ठाता 4 
sara के पदो की जिम्मेवारी को जिव तत्परता आर कतेव्य- 
पराययाता से श्रापने पूरा क्रिया था, उसको देखते हुए यह सम्भव 
भी केस था कि आप कतैव्य-विमुख और सोई हुई संस्था के साथ 
केवल नाम के लिये चिपटे रहते ? 


४. आयकुमार-सम्मेलन 


भारतवर्ष के आये-नवयुवक्रों के श्रखिल-भारतवर्षीय संगठन 
का नाम 'श्रार्य-कुमार-सम्मेलन! है । देहली में सम्बत्‌ १६७० 
में २२-२३ आश्रिन को होने वाला चौथा अधिवेशन आप के 
सभापतित्व में हुआ था | अपने ओजस्वी भापण में आपने 
अपने को सभापति निर्वाचित करने का कितना सुन्दर कारण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४३० स्वामी श्रद्धानन्द 


बताया था ? आपने कहा था-“श्राज मेरे बाल सफ़ेद होगये 
हैं, तथापि आर्यसमाज के वृद्ध सेवकों में, काम करते हुए नेता- 
आ में, नवयुवक से नवयुवक हृदय से भी अधिक में अपने 
हृदय को नवयुवक पाता हूं | आप इसे अभिमान समफे। में 
इस अभिमान का दोष अपने सिर पर लेने को तैयार हूं। मुझे 
हर्ष हे कि युवक-सम्मेलन का सभापति बना कर आपने मेरे 
इसी सदगुण पर ठप्पा लगाया है ।” भाषण के अन्त में युवकों 
से आपने अपील की थी-- सेवक बनने का यत्न करो, क्योंकि 
Wet की अपेत्ता आये जाति को सेवकों की बहुत श्रधिक 
आवश्यकता हे । जब कभी श्प का पेर डगमगाने लगे टो राम 
के सेवक हनुमान का स्मरण कर लिया करो aa 
युवकों ! में एछता हू, क्‍या तुम में से कोई भी दयानन्द्‌ रूपी 
राम का पायक हनुमान बनने का यत्न न करेगा ? महावीर के 
विना दयानन्द का काम अधूरा पड़ा है । मुझे पूरी आशा है कि 
दयानन्द के काम को पूरा रने के लिये पाप की लंका का 


. विध्वेस करने के लिये तुम्हीं में से महावीर निकलेगे |” 


५. हिन्दी-साहित्य-सम्मेजन 


इसी वर्षे भागलपुर में हिन्दो-सा हित्य-सम्मेलन के चतुथे 
अधिवशन का आपको सभापति बना कर, हिन्दी भाषा के 
ये की गई आप की सेवाओं के लिये आप के प्रति कृतज्ञता 


Lb} 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन ४३१ 


प्रगट करते हुए हिन्दी जनता ने जहां आप का गौरव किया था, 
वहां आप द्वारा सम्मेलन को भी गौरवान्वित किया था | हिन्दी 


के कुछ अन्य सुप्रसिद्ध लेखकों के समान आप को भी हिन्दी 


भाषा ने उदू से अपनी ओर आकर्षित किया था । उडू के आप 
ऽप्रोजस्वी लेखक थे । उदू में ही आपने अपना पन्न प्रचारक! 
शुरू किया था और उर्दू में कई ट्रेक्ट और पुस्तकें भी लिखी थीं | 
पर, हिन्दी का प्रेम भी आप के हृदय में असाधारण रूप में 
विद्यमान था | सम्बत्‌ १६५४ के प्रचारक’ में आपने इस आशय 
की एक टिप्पणी लिखी थी कि “es प्रयत्न करना चाहिये कि 
प्रतिनिधि का दफ़्तर और आयेसमाजों का पत्र-व्यवहार आर्य 
भाषा में हो जावे | क्या उई का स्थग्न आ्राय-भाषा को लेते मैं 
अपनी आंखों से देखूगा ?? सम्बत. १६६६ के २९ ज्येष्ठ के 
“प्रचारक? में उक्त टिप्पणी की ओर संकेत करते हुए आपने 


लिखा था--“क्या यह रिप्पणी लिखते हुए मुझ को स्वप्न भी 


sr सकता था कि में अपनी आंखों से ही न केवल प्रतिनिधि 
सभा के कार्यालय का सब काम तथा पत्र-व्यवहार ही आये- 
Ee में होता Fa, wa 'सद्धमेप्रचारक' को श्राय-भाषा 
में परिवर्तित देखने के अतिरिक्त देवनागरी लिपि के प्रचार के 
लिये सारे देश में आन्दोलन भी देखूगा |” नम का यह्‌ 
दावा है किं उसका aa सावभौम है। इस लिये आप सावभौम 
घर्म के लिये सावभौम-लिपि नागरी और भाषा हिन्दी को ही 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS पन्न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


४३२ स्वामी श्रद्धानन्द 


अपनाना आवश्यक समभते थे | पंजाब में आयेसमाज हारा 
हिन्दी का प्रारम्भिक दिनों में जो प्रचार हुआ था, उसका सब 

श्रय आपको ही है | 
हिन्दी को अपनाने के वाद्‌ आपने कभी व्यक्तिगत-व्यवहार 
में भी उई श्रथवा अंग्रेज़ी से काम नहीं लिया | जब कभी किसी 
दूसरी भाषा से काम लेने का समय आया तो उसको अपने 
लिये संकट-काल अथवा आपत्काल ही समझा । महात्मा गांधी 
के नेटाल से लिखे हुए जिम पहिले पत्न का पीछे उल्लेख किया 
जा चुका है, उमका उत्तर आपने हिन्दी में देते हुए यह भी 
जिखा था क्रि “जो व्यक्ति हिंदी को देश की भाषा बनाना चाहता 
है, उसको कोई अधिक्रार नहीं क्रि वह दुसरी भाषा में qa- 
व्यवहार करे |” इसी से महात्मा जी भी श्रापको हिन्दी में ही 
| पत्र लिखने लग गये थे । 'प्रचारक' को एकाएक उदू से हिन्दी 
में परिवर्तित करना और गुहकुल में प्रारम्भ से A तफ सब 
शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही रखना हिन्दी की सेवा के लिये किये 
गये आपके इतने महत्वपुर काये थे कि उन पर ही मुग्ध होकर 
आपको भागलपुर में “हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' का सभा- 
पात वनाया गया था। सभापति का यह पद किसी धुरन्धर 
ly के लिये 'रिज़वे' समझा जाता था | यह पहिला अवसर 
था. जब कि विद्वत्ता के साथ-साथ प्रचार six सेवा के कार्य 
3 महत्व दिया ; गया aT | हिन्दी के कुछ धुरन्धर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGarfgotri 


हिन्दी-सा हित्य-सम्मेल्लन ४३३ 


बिद्ठान्‌ इस चुनाव से श्रसन्तुष्ट थे, किन्तु प्रायः सभी समा- 
चार-पत्नों ने उसके लिये हप आर सन्तोष प्रगट किया था | 
इलाहाबाद के 'लोडर' ने ama समिति को वधाई देते हुए 
लिखा था--“ल्लात्ना मुन्शीरास जी इतने विख्यात हैं क्रि उनकी 
प्रशेसा करना 344 2 | जिस सम्मेलन का ऐसा व्यक्ति सभापति 
हो, उसको अवश्य ही सफलता और सहायता प्राप्त होगी |" 
सम्मेलन के सभापति-पद स दिये गये आप के भाषण की 
सव से बड़ी विशेषता यह थी क्रि आपने राष्ट्र भापा हिंदी क 
लिये 'मातृभापा” शब्द का सत्रप्रथम प्रयोग किया था । “अभ्युदय 
ने आप के भाषण की रिपोर्ट में इस विशेषता का विशेष-रूप से 
Sea किया था । मातृभाषा को शित्ता का माध्यम बनाने क 
लिये sea युक्तियों म॑ आप की एक युक्ति यह थी कि “हमारी 
सभ्यता के तीन प्रधान चिन्ह हैं—अहिसा, माठृशक्ति का सत्कार 
ओर ब्राह्मणत्व | ये तीनों गुण परकीय भाषा द्वारा परिम्फुट 
नहीं हो सकते | इसलिये यदि हम परक्रीय भाषा को अपनावगे 
तो हम भ्रष्ट होंगे-एऊ राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकेंगे |" 
किसी अधिक विद्वान और योग्य व्यक्ति को सभापति न वनाकर 
श्राप को ही सभापति क्यों वनाया गया ? इसके लिये आप ने | 
कहा था-“अआप ने सोचा कार्य तभी सम्पन्न होता है, जब 
ब्राह्मण मस्तिष्क से, ऋत्रिय वल से, वश्य धन से और शूद्र सेवा. 
मे उसकी सहायता करे | सम्मेलन को मस्तिष्क की सहायता | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४३४ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


wee eS > Se ee 


wa ही चुकी है और बाहुबल की श्रपेक्ता नहीं है। घन की 
सहायता मिली है sie भी मिलेगी | शूद्र की सहायता और 
सेवा श्राप मुझसे चाहते हैं। मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचन्द्र को 
सेवक हनुमान की सहायता न मिलती तो रावण के मारने में 
कदाचित्‌ वह सफल न होते |” इन शब्दों में कितनी नम्रता और | 
उञ्चाशयता मलकती है ! | 
आप हिन्दी के भी वैसे ही सच्चे सेवक, विद्वान लेखक और | | 
sae वक्ता सिद्ध हुए, जैसे कि उई के थे। सच पूछो तो. / | 
आप को उर्दू का सेवक तो कहना भी नहीं चाहिये | पर, हिन्दी | | 
की तो आपने वस्तुतः सेवा की है | हिन्दी में आपने ःग्राथपथिक 
लेखराम की जीवनी, AA दयानन्द का पत्र-व्यवहार, आदिम- 
सत्याथेप्रकाश आदि बहुत से ग्रन्थ और Bas लिखे हैं | उच्च शिच्ता 
के लिये गुरुकुल के अध्यापकों द्वारा हिंदी में कृषि-शास्त्र, HIME, | 
Ss भौतिकी और रसायन आदि जटिल विषयों पर भी आपने | | 
मन्थ लिखवाये और उनको गुरुकुल की ओर से प्रकाशित भी | 
ह । अमृतसर-कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष के नाते आपने जो भाषण | 
दिया बह भी हिंदी में दिया और इस प्रकार हिंदी को राष्ट्रीय महा- 
समाके मंच पर अधिष्ठित करने का सर्वप्रथम श्रय और गौरव भी 
आपने ही प्राप्त किया। हिन्दी की सेवा, उस के aie छी 
देश के एक बड़े हिस्से में उस को जीवित भाषा बचाने का. 
काये भी आप के जीवन का एक TEA कार्य हे, 


RU TT साल a कमक५++>+ मन». 


जो हिन्दी 


७०-0० In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oa EE et OT उठ. ७ चञ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महान व्यक्तित्व ४३५ 


के क्षेत्र में चिरकाल तक याद किया जाता रहेगा और जिसके 
कारण आप का नाम हिन्दी के सेवकों की पहली श्रणी में बड़े 
गौरव के साथ सदा ही लिया जाता रहेगा | 


६ महान्‌ व्यक्तित्व 

आपके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में अब कुछ अधिक लिखने 
की आवश्यकता नहीं | फिर भी सम्बत्‌ १:६६ की एक ऐसी 
मनोर्ञ्जक घटना का उल्लेख यहां किया जाता है, जिस से आप 
के महान्‌ व्यक्तित्व पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । सन्‌ १६१२, 
सम्बत्‌ १६६६, में लाहौर के प्रकाश? ने अपने पाठकों से 
एक प्रश्न किया था कि उनकी दृष्टि में भारत के छू महापुरुष 
कौन-कौन हैं ? एक हज़ार पांच व्यक्तियों ने उस प्रश्न का उत्तर . 
== था | उन उत्तरो में दिये गये नामों के लिये प्राप्त सम्मतियां 
जोड़ने पर निम्न-लिखित परिणाम निकला था-श्रीयुत्‌ गोपाल्न- 
कृष्ण गोखले--७६२, महात्मा मुन्शीराम--६०३, लाला 
लाजपतराय--५३३, लोकमान्य बाल्न गंगाधर तिलक--४७१५, 
qo मदनमोहन मालवीय-४७ आर भीष्म-पितामह दादाभाई 
नौरोजी--४३ ३ | चार वर्षे पहिले सन्‌ १६०७, सम्वत्‌ १६६४, 
में “हिन्दुस्तान” ने भी अपने पाठकों से इसी प्रकारका प्रश्न किया 
था । उसके निणेय के अनुसार महात्मा मुन्शीराम जी का 
सातवां नम्बर था । इससे प्रतीत होता है कि चार वर्षों में ग्राप 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४३६ स्वामी श्रद्धानन्द 


बहुत लोकश्रिय हो गये थे | 'प्रकाश' ने इसी सम्बन्ध में लिखा 
था--“महात्मा सुन्शीराम जी ने अपनी चुपचाप परन्तु स्थिर . 
लोकसेवा के कारण लोगों के हृदय पर अधिक अधिकार जमा लिया 
है ।” यह स्पष्ट है कि आपके जीवन में आपकी लोकप्रियता इससे 
भी अधिक अनुपात से बढ़ती चली गई थी और बड़ी तेज़ी के 
साथ श्राप लोगों के हृदय पर अधिकाधिक ही अधिकार करते 
चले गये थ | 

इसी सम्बन्ध में एक और घटना भी बड़ी मनोरजक' है | 
अन्तिम परिणाम के अनुसार बिलकुल ठीक-ठीक उत्तर देने 
वाले के लिये “प्रकाश! की ्रोए से ko रु का इनाम रखा 
गया था | ऐसे ठीक-ठीक उत्तर देने वाले नौ सज्जन थे। एक 
छोटे से बालक से कहा गया क्रि उनके कार्डों को जमीन पर 
फेला कर उनमें से कोई एक उठा छे। उसने महात्मा जी फे 
परम-भक्त, अनन्य-सेवक, श्रद्धासम्पन्न, कर्मशील लुधियाना- 
निवासी श्री लब्भूराम जी नय्यड़ के नाम का काडे उठाया और 
kogo का वह इनाम आपको मिला। गुरुकुल की ओर से 
गुरुकुल की सेवा के पुरस्कार में रखा गया “महात्मा मुन्शीरास- 
पदक! भी आपको ही मिला था | सच्चे स्नेह और अनन्य भक्ति 
का यह स्वाभाविक परिणाम था | 

सम्भवतः कहा जाय कि “प्रकाश” तो ्जार्यसमाजी पत्त था, 
उसका वैसा परिणाम निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


za- ee i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 
| स्वामी श्रद्धानन्द जी के AAA भक्त 
| 
| 


` लुधियाना निवासी श्री लब्भूराम जी आर्य 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ . ग 


| महान्‌ व्यक्तित्व ४३७ 


| | 
| महात्मा मुन्शीराम के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में किसी प्रकार के | 
| विवाद में पड़ने के लिये यह उपयुक्त स्थान नहीं है | पिछले और | 
| sna प्रष्ठों में इस विवाद का स्वयं ही fda हो गया 
| आर हो जायगा | हां, उस महान्‌ व्यक्तित्व के सम्बन्ध में | 
¦ दो-एक विशेष घटनाओं का उलेख करना आवश्यक है । सन्‌ | 
१६०७ की सूरत-कां ग्रेस में फूट पड़ने पर २७ जनवरी १६०८ 
को श्रीयुत गोखले ने आपको कलकत्ता से पक पत्र में लिखा 
था--“मुझ को यह देख कर बड़ी निराशा हुई कि आप २७ 
दिसम्बर को सूरत नहीं पहुँच सके, क्योंकि में आप से मिलने 
के लिये बहुत उत्सुक था। उन gag seas के बाद, 
जिनसे सूरत-कां ग्रेस भङ्ग हो गई, आप सरीखे व्यक्ति से मिलना 
और भी ज़रूरी हो गया है । घटनाओं.का इस समय जो रुख 
है, उससे में अब भी Afaa है, और आपके साथ यतमान 
स्थिति पर विचार-विनिमय करने से मुझको जो सन्तोष प्राप्त 
होगा, त्रह दूसरी तरह नहीं हो सकता | आपको मुझ से मिलने 
में जो कठिनाई दै, वही सुक को आप से मिलने में दै | मेंकाम 
में बुरी तरह गुथा हुआ हूँ । सुक को नहीं मादस कि उससे मैं 
केसे छुटकारा प्राप्त करूं |” इसके बाद अपना कार्यक्रम और 
इंगलैयड जाने के सम्बन्ध में लिखते हुए अपने लिखा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४३८ स्वामी श्रद्धानन्द 


: कि गुरूकुल आने की अपनी असमर्थता के लिये जितना मुझ को 
दुःख है, उतनां शायद ही किसी और को हो |” इस पल्ल से 
स्पष्ट है कि महात्मा जी के व्यक्तित्व से श्रीयुत गोखले कितने 
प्रभावित थे ? वे सचमुच महात्मा जी को श्रपना अन्तरंग साथी 
समते थे और व्यवस्थापिका-सभा के कास के सम्बन्ध में भी 
SIA साथ सलाह-मशवरा करते रहते थे । आपने lose 
सन्‌ १६११ के पत्त में लिखा था--“झआपके पत्रों के लिये में 
Ward अनुगृहीत हू । वास्तव में में अपना अहोभाग्य समझता 
ह कि श्राप मुझको soca निजी अन्तरंग मित्र समकते हैं ।?? 
फिर एक पत्र में लिखा था--“यदि आप पूना आकर हमारी 
सोसाइटी का अवलोकन कर सकेंगे, तो हम लोगों को बड़ी 
प्रसन्नता होगी। यदि आप आने का निश्चय करें, जैसा कि 
आ बिश्वास है कि आप ज़रूर करेंगे, तो पहिले सूचना दे दं, 
जिससे में आपके अनुकूल अपना कार्यक्रम बना W” 

स्वर्गीय गोखले के समान महात्मा गांधी सी जिस प्रकार 
आप के व्यक्तित्व से प्रभावित थे, उस का एक हलका-सा 
चित्र पीछे दिया जा चुका हे । अहमदाबाद में सत्याग्रह-आश्रम 
की स्थापना करते हुए उस के सम्बन्ध में गांधी जी आप से 
ae परामश करते रहे । एक पत्र में गांधी जी ने लिखा 
था-- अ का पत्र मुझ को बल देता हे । मेरे कार्य में 
आर्थिक git झायगी तब आप का स्मरण अवश्य करूंगा । 


. ०८०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


IRE RENNIN. Ta ~ CPN 


| 
| 


। 


| 
| 
| 
| 
| 
i 
i 
j 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a 5535 टू ऊ््-]:: इन्‍न्‍न्‍न्‍कररइ-_--+++_ 


“Siam सब आप के आने की राह देखते हैं। 
4 । त्वि Aad पर हम सब अधीर हो जायेंगे |” इसी प्रकार एक 
दूसरे पत्र में लिखा था--'मेरी ये आजोज़ी है की थोड़े Hat 
के लीये अहमदाबाद को और इस आश्रम को पावन करो। 
छाश्रमवासी आप का दशन कर Hara होंगे!” गांधी जी के 
qaia मालूम होता है कि वह भी आप के साथ अपने हर 
कार्य के सम्बन्ध में सदा परामशे करते रहते थे | 
दीनवन्धु एयडरूज़ का आप के प्रति जो स्वाभाविक आक- 
पेण था, उस का उल्लेख यथास्थान किया जा चुका है | 
| दीनबन्धु अपने लिये आप को आंतरिक स्फूति का प्रधान साधन 
| मानते थे। मि० हावटे सरीखे सरकारी-अधिकारी भी आप से 
| अपने विवाह के लिये विज्ञायत से qa द्वारा शुभ-आशीर्वाद 
। मांगते थें | विवाह के बाद विलायत से लौटने पर वह पत्नी सहित 
| झाप के समक्ष आशीर्वाद लेने के लिये ही उपस्थित हुए थे | 
| मि० शेम्ज्ञ मेकडानल्ड आदि आप द्वारा जिस प्रकार प्रभावित 
सि थे, उस को दोहराने की आवश्यकता नहीं | 
mq के व्यक्तित्व की महानता को बतलाने वाली . 
यह केवल दो-एक घटनाये हैं । वैसे भारत के महापुरुषों में 
आप का चाहे कोई सा भी स्थान क्यों न रहा हो, किन्तु आम 
जनता और विशेषतः झाये जगत के तो आप हृद्य-सम्राट ही थे, 
जिस ने आप की अंगुली के इशारे पर गुरुकुल के लिये तन, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


O by Aya Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i 


= eS ->>-------- जज । 


| 
| r 
} ४४० स्वामी श्रद्धानन्द | 


| मन, धन न्यौळावर करने में कभी भी हीनता, दीनता अथवा 

कृपशाता नहीं दिखाई थी और उस के ही भरोसे आपने गुख्कुल | 

it सरीखी श्रसम्भव जंचने वाली संस्था को इतना महान्‌ और 

4 विशाल बना कर 'महात्मा” शब्द को वस्तुतः साथेक कर 
दिखाया था । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a 


f 


चोथा भाग 


संन्यास 


१. स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासी, २. सन्यासाश्रम में प्रवेश, 
३. आर्यसमाज का इतिहास, ४. गढ़वाल में दुभिक्ष-पीड़ितों 
की सहायता, ५. धौलपुर का समाज-मन्दिर, ६. राज- 

ro Ra: विस्तृत चत्र में, ७. गुरुकुल में फिर दो 
| वर्ष, ८. सावेदेशिक-सभा श्रौर मद्रास में . 
दलितोद्वार, ६. हिन्दू-महासभा, 
१०. शुद्धि, ११. संगठन, 
१२, आर्यसमाज, १३. अन्तिम 
ie 5 १४. असरतपद्‌ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


१, स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासी 


श्यं जनता के महात्मा मुन्शीराम, सँन्यासाश्रम में प्रवेश 

करने के बाद, स्वामी श्रद्धानन्द बन कर मनुष्यमात्र के हो गये | 

उन पर अकेली आये जनता का अधिकार न रहा, AGING 

n का उन पर अधिकार हो गया। गुरुकुल के लिये सर्वेमेध-यज्ञ 
| का अनुष्ठान करने वाले त्यागी ने देश, समाज और राष्ट्र के लिये 
ores ajani बन कर दिखा दिया | गुरुकुल के लिये जिस 

ने गले में भिक्षा की कोली डाली थी, Ba उस ने agaaa 

की सेवा के लिये सदा के लिये ही भिक्षक का वाना पहन लिया | 

A | समय ही कुछ ऐसा अआगया था कि महात्मा मुन्शीराम जी 


A 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ems 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-2 


9७०७४ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


सर्छ Susser SN ER ESS मी j 
सरीखे व्यक्ति का देश के एक कोने में बैठा रहना सम्भव नहीं | 
था । जब मुन्शीराभ जी ने श्रायेसमाज में प्रवेश किया था, तब | 
यह कौन जानता था कि ग्रायेसमाज में नेता के अभाव की पूति | 
करने के लिये हदी आप ने आर्यसमाज में प्रवेश किया था । जिस 

| समय गुरुकुल खोलने का आप स्वप्न देख रहे थे, उस समय | 

l किस को पता था कि श्रलुजता पत्नी का वियोग गुरुकुल के लिये | 

| किये जाने वाले सर्वमेध-यज्ञ की पूर्व सूचना है ? इसी प्रकार | 
जब MIA संन्यासाश्रम में प्रवेश करने का विचार किया था, | 
तब किसको मालूम था कि आप के लिये gaat महान्‌ और | 
विस्तृत कार्यक्षेत्र तय्यार हो रहा है । महात्मा गांधी के. सत्याग्रह | 
की उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था । 

देहली की शाही जामा-मसजिद, घण्टाघर, अम्ृतसर- 
stage और भियांवाली जेल की घटनाओं का किसी को | 
स्वप्न में भी विचार न था | संन्यासी के लिये गोरे अथवा | 
काले, जाति अथवा सम्प्रदाय और धस अथवा समाज | 
का कोई बन्धन और भेद नहीं है | मनुष्य-कृत भेद्‌-भाव | 
से ऊपर उठा हुआ चह मनुष्यमात्र का सेवक है । सेवक 
के इस कतेव्यं को स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी ने जिस तत्परता | 
के साथ निभाया उसकी तुलना इधर किसी के साथ करना 
सम्भव नहीं हे) धौलपुर के समाज-मन्दिर के लिये, गढवाल के 
दुमिका-पीडितों के लिये, देहली की श्रन्याय-पीडित मुस्लिम जनता 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासी 


सदियों की बंश-परम्परा से पद-दलित दक्तिण को अस्प्रश्य 
ठहराई हुई मूक जातियों के लिये और घर के द्वार खोल कर 
गहरी नींद की मूळित अवस्था में पड़े हुए तथा दिन पर-दिने नष्ट 
होते हुए हिंदू समाज के लिये भी आये संन्यासी के हृदय में, 
सभी के लिये, एक-सा दर्द था । उसने सव किसी की विना 
मेद-भाव के और बिना किसी पक्षपात के सेवा की | बीमारी में 
निरन्तर गिरता हुआ स्वास्थ्य नहीं देखा, दिन में चौबीस घरटे 
काम करने के बाद जागते बिताई हुई राल्लियां नहीं गिनी 
और देहली से बम्बई, बम्बई से मद्रास, मद्रास से कलकत्ता, 
कलकत्ता से बर्मा, बर्मा से हरिद्वार और हरिद्वार से लाहौर 
तक का मागे बार-बार नापते हुए भी कभी थकान अनुभव नहीं 

की | वेद के gi कर्माणि जिजीविषेच्छत { समाः? के 
Say को मृत्यु आने के क्षण तक अपने बराबर पालन किया | 
बीमारी के बिस्तर पर पड़े हुए भी आप की मानसिक क्रिया 
कभी बन्द नहीं हुई । सदा ही सामने सुलगती हुई आग की 
लपटों में कूद कर आपने अपनी सचाई का परिचय दिया | नीति 
के “मृत्युना गृहीत इव केशेषु? के उपदेश को सदा सामने रखा | 


: जिस किसी पहाड़ी पर चढ़ने का संकल्प किया, उस की 


चोटी पर ही चढ़ कर सांस लिया। जिस कास को हाथ में लिया 
उसको सफल करके ही छोड़ा | जिस किसी चेल में पेर कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४४६ स्वामी श्रद्धानन्द 
उसी में चोटी के नेताओं की भी चोटी पर जा पहुँचे लिये 
इस जीवन के संन्यास-काल में अपने जनता की दृष्टि में परित्रार्‌ 


से भी अधिक ऊंचे सम्राट्‌ पद को प्राप्त किया । जनता की श्रद्ध 
को श्याप प्रतिमा थे और उसके विश्वास की सृति | गुरुकुल के 
लिये जिस जनता ने आपको हर एक अपील पर आंख मृद कर 
लाखों दिये थे, उब वह आप की हर एक वात पर आप के 
सामने लाखा का ढेर लगाने लग गई | जनता के प्रति नेता के 
weed में आपने कभी चूक नहीं को, उसके प्रति कभी 
विश्वासवात ai किया और जनता ने भी अपने नेता के प्रति कोई 
चूक नहीं की, उसकी किसी भी बात को Sagar नहीं किया | 
ANTS की यह जीवनी साहस, त्याग, पुरुषार्थ, आत्म- 
TAN तथा कमशील जीवन की वह शिक्षाप्रदकहानी हे, जिस 
का अन्त अमर-पद को प्राप्ति में होता है और चरित्रनायक के 
SAAT वह कहानी भी अमर होजाती है 


संन्यासाश्रम में प्रवेश 
सस्वतू १६७३ के 
अनल का वह दृश्य कितना गम्भीर, सुन्दर और भव्य था, जिस 


में गुरुकुल के प्राण महात्मा युन्शीराम जी के प्रति समस्त 
भारतीय si जनता के प्रतिनिधियों की 
6] 


पन्द्रह-बीस हज़ार 
आय Agati की उपस्थिति में, न केवल i 


कुलवासियों की ओर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२८ चत्र तदनुसार सन्‌ १६१७ HE | 


CE 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


—— 


{ 


ya 


संन्यासाश्रस में प्रवेश ४४७ 


; किन्तु आये जनता की ओर से भी कृतज्ञता प्रकट की जा रही 
थी। गुरुकुल के उस पन्द्रह उत्सव पर गुरुकुल के लिये घन- 
संग्रह की झपील करने के समय, अपील न करते हुए, आप को 
गुरूकुल से विदा होते हुए-बानप्रस्थ से संन्यासाश्रम में 
sya seas की सेवा के सीमित क्षेत्र से मनुष्यमात्र को 
सेवा के विस्तृत क्षेत्र में जाते हुए--मान-पत्र देने का आयोजन 
किया गया था। उस समय आये जाति की ओर से आप 
की सेवा में निम्न लिखित मान-पत्र भेटं किया गया था £-- 


५ >> >> नाना 


= 


ama जाति के हृदयसम्राट ! 

| आज आप सम्राट्‌ से भी ऊंचे परित्राट्‌ के सिंहासन पर अधिरोहण करने लगे 
| है । आज जो पुष्पांजलि लेकर हम आप की सेवा में ते हैं, वह आंसुओं से 
| भीगी है । यद्यपि हम जानते हैं कि जहां आप अब तक आये जाति के Gal पर 
उस अधिकार से शासन करते थे जो आये जाति ने स्वयं आपको आपके झुणों पर 
मुग्ध होकर आपके गले में पहनाया था, वहां अब आप उस्त अधिकार से शालन 
करेंगे जिसके लिये आप केवल परम साज्ञी के आगे उत्तरदाता हैं, तो भी हृदय 


द्रव हुये बिना नहीं रहता । 
श्रीमन्‌ ! आथे जाति आन वताना चाहती है कि जहां अव तक आप की 
सेवा के लिये धन, समय और प्रेम का दान करने में वह «हरिद्र नहीं हुई, आज | 


७५ ७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ys स्वामी श्रद्धानन्द 


हुआ है, केवल इसलिये कि आप का कीर्ति गान करन के लिये शब्द उचिततम 
साधन नहीं हैं । 

भारत का विशेषतः पंजाब का कौन-सा कोना है, जो आपके ग्रोजस्वी नाद से 
न गूंजा हो, जिसमें आप के वैदिक धर्म, ऋषि दयानन्द और आये जाति के प्रति 
अगाध प्रेम का कोई न-कोई स्मारक न हो, जिसमे आप के उस ATA त्याग का 
कोई न कोई दृश्य उपस्थित न हो, जिसके कि एक जीते उदाहरण इस गुरुकुल में 
आज हम आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। इस काये के लिये इससे अच्छा 
स्थान हम नहीं चुन सकते थे | इन भावों से इस भूमि में हम सम्राट्‌ की विदाई 
देते हैं और परिव्राट्‌ के चरणों में सिर भुकाते हैं | राजन्‌ ! आपका मंगल संकल्प 
पूण हो । भगवन्‌! आप हम आशीर्वाद दे | राजाओं का राजा तथा परिव्राजकों का 
परित्राजक हम सब को आशीर्वाद दे | ANA दयानन्द का महायज्ञ पूर्ण हो | 

वशंवद---आये जाति | 

इस मान-पत्न के लिये धन्यवाद देते हुए उपस्थित स्त्री-पुरुषों 
से संन्यासाश्रम का कत्तेन्यपालन करने के लिये आपने आशीर्वाद 
सांगा | उस समय यूरोप का महायुद्ध जोरों पर था और चारों 
ओर आर्थिक संकट तथा निराशा छाई हुई थी, फिर भी बिना 
अपील किये ही गुरुकुल के लिये ७१ हज़ार रुपया age जमा 
हुआ था । आये जनता के आप के प्रति अगाध प्रेम की यह 
स्पष्ट साक्षी थी। 

सम्बत्‌ १६७४ की पहिली वेशाख, १२ अप्रैल सन्‌ १६१७, 
को आपने मायापुर-बाटिका-कनखल्न में संन्यासाभरम में प्रवेश 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संन्थासाश्रम में प्रवेश ४४९. 


र्र TARA INARA AAA ARAN ANNA 


किया | उससे पहिले दिन सवेरे आपने महाविद्यालय के ब्रह्मत | 
p | बारियों को विशेष उपदेश दिया | उपदेश के आन्त में विदाई 
की ओर निर्देश करते हुए आपका गला भर शआया। श्रधिक 
: बोलना कठिन हो गया | ब्रह्मचारियों और उस भूमि से विदाई 
।, लेना कुळ सहज नहीं था | वैसे तो आपने जालन्धर से भी इस 
| भूमि के लिये विदा ली थी । पर, उस दिन प्रेम और कतेव्य में ! 
इतना संघर्ष नहीं हुआ होगा, जितना कि इस दिनिइस भूमिको | 
छोड़ते हुए हुआ । मनुष्य का सन किराये के छोटे से मकान में 
भी Sea जाता है । फिर यह भूमि तो, जिसमें कभी दिन में भी 
दिया जलाना पड़ता था, आपकी जीवन-साधना के' फल स्वरूप 
इतनी उज्ज्वल हो गई थी कि वह संसार के समस्त प्राणियोंको | 
saat ओर कषित करने लग गई थी । आपका मन तो उसकी | 
धूलि के एक-एक अणु-्पस्माणु तक में har हुआ था। गौतम । 

बुद्ध के समान घर-ग्रहस्थी का त्याग कर आप इस भूमि में आये 

| | थे, आज बोधि-वृक्त के नीचे की तपस्या पूरी होने पर संसार को 
उसका दिव्य-सन्देश सुनाने का अवसर उपस्थित हुआ था। | 
एक बार मोह-माया, अमता तथा प्रेम पर कतेव्य ने फिर विजय 
लाभ की | मध्यान्ह,समय उस राजषि ने उसी प्रकार इस ar | 
` से विदा ली, जसे छि पन्द्रह वषे पवे इसमें sag किया था | उसके | 
o हृदय में आज.भी वेसा ही उत्साह, पुरुषाथे और महत्वाकांत्ता | 
: थी, जसी कि आज से पन्द्रह वर्ष पूव थी । पर, पीछें चलने वाले | 


be ee 


a ih ee ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४५० स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 
चौंतीस के स्थान में दो सौ से अधिक ब्रह्मचारी थे sie सब | 
के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी, हृदय सब के सुर्माचे हुए थे | | 
कतेन्य की विजय-यात्रा का वह जलूस झाचाथ के बँगले से | 
होता हुआ कनखल हो कर मायापुर पहुंचा | श्राचाये-को वहां 
छोड़ कर सब ब्रह्मचारी लौट आये और दूसरे दिन सवेरे हो 
संस्कार में सम्मिलित होने के लिये फिर सायापुर पहुंच गये । 
गुरुकुल-उत्सव पर पधारे हुए सन्यासी, नेता और बहुत-से आये | 
स्री-पुरुष भी उस मंगल-महोत्सव में सम्मिलित होने के लिये | 
रुक गये थे ! मायापुर-घाटिका धन्य हो गई, जहां आयसमाज 
को sae दयानन्द फे बाद स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासी के रूप में 
वह महान्‌ विभूति इतनी जल्दी फिर प्राप्त हो गई, जो दूसरे देशों 
तथा समाञ्जों को सदियों में कभी एक बार बड़े सौभाग्य से 
प्राप्त हुआ करती है | सवेरे नौ बजे संस्कार शुरू हुआ । आराधी 
| विधि के बाद पीले डुपट्टे के वेश को उतार, दाढ़ी-सिर gear 
f कर जब À सफ़ेद धोती एहिने हुए फिर यज्ञशाला में आये, 
: तब का दृश्य देखने बालों में इस आयु में कौन भूल सकता है ? 
कितनों की आंखें उस समय डबडबा गई । प्रेम और भक्ति के 
असुं के मोती आंखों से झरने लगे | ध्याचाये ने खडे होकर 
as गम्भीर-माव से कहा--“श्रद्धा से प्रेरित होकर ही ss तक 
क इस जीबन को मैंने पूरा किया है। श्रद्धा मेरे जीबन की 
O ZNA देवी दै। अव भी श्रद्धाभाव से प्रेरित होकर ही सें 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रायेसमाज का इतिद्दास ४५९ 


संन्यासाश्रम में प्रवेश कर रहा हू | इस लिय्रे इस यज्ञकुगड की 
अर्चि को साच्ती रख कर में अपना नाम श्रद्धानन्द? रखता हूं, 
जिससे में अगला सब जीवन भी श्रद्धामय बनाने में सफल हो 
सके ।” इस प्रकार आचाये ने गुरुकुल के आचाये का पीला 
वस्त्र उतार कर. संसार के श्राचार्य का भगवा वस्न धारण कर 
लिया और महात्मा “सुन्शीराम? नाम त्याग कर 'श्रद्धानन्द 
संन्यासी' नाम रख लिया । वित्तेषणा, पुत्रषणा और लोकैषणा 
आप वर्षों पहले ही त्याग चुके थे केवल एक गुरुकुलेषणा वाकी 
थी | उसके भी बन्धनों से मुक्त हो कर आचार्य ने लोक सेवा 
के निद्वेन्द्द क्षेत्र में प्रवेश कर लिया | 


= , आयेसमाज का इतिहास 
सन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद कुछ रोगों की निवृत्ति 
के पीछे गुरुकुल-कुरुच्तेत में आपने चातुर्मास्य किया । उसी समय 
गाप ने ‘aaa का इतिहास” लिखने के बहुत पुराने 
संकल्प को पूरा करने का निश्चय Pear! परोपका रि णी-सभा 
की ओर से भी सम्वत्‌ १६६६ में आप ने यह काम अपने हाथ 
में लिया था, पर सभा के कार्ये से असन्तुष्ट होकर उस समय 
उस को बीच में ही छोड़ देना पड़ा था। १७ भाद्रपद सम्वत्‌ 
१६७४ के 'प्रचारक' में आपने अपने इस संकल्प की घोषणा 
करते हुए लिखा था-- समकालीन इतिहास लिखने का कास 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ee 


an | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४५२ स्वामी श्रद्धानन्द 


बड़ा कठिन तथा दुस्साष्य सममा जाता है और है भी ऐसा ही । 
परन्तु मैंने फिर भी इस शा पर काम आरम्भ किया है कि 
प्रथम तो में अपने व्यक्तित्व को जुदा रख कर निष्पक्ष आव से 
ध्रायेसमाज का इतिहास लिखने की अवस्था में अआ गया हूं । 
यदि मेंने घटनाओं का ठीक परिणाम निकालने में कहीँ ठोकर 
खाई तो उसे ्राने वाले इतिहास-लेखक सुधार लगे |”. इस 
घोषणा के अन्त में आर्यसमाजी पत्नों के सम्पादकों से पत्रों की 
फ़ाइल ओर संस्थाओं के संचालकों से उन की रिपोर्ट भेजने के 
लिये श्रपील की गई थी | इतिहास के साथ साथ cai 
| उपनिषदों का हिन्दी तथा अंग्रेज़ी में भाष्य करने का भी विचार | | 
r किया | इतिहास की सामग्री जमा करने के लिये आर्यसमाजों में 

घूमने को आवश्यकता प्रतीत हुई | दो मास का दौरे का कार्य- 

क्रम बना कर श्राप निकल पड़े | इतिहास की सामग्री जमा | | 
करने के साथ-साथ व्याख्यानों द्वारा 'ब्रह्मचये का सन्देश” जनता | | 
- को सुनाते हुए आचार की शुद्धता की ओर विशेष ध्यान आक- | 
| षित करने का यत्न भी किया । पंजाब के दो मास के दौरे में r 
j इतिहास की बहुत सामग्री हाथ sine और चारों ओर से भी 
_ अहुत सा मसाला आना आरम्भ होगया | दौरे के बाद कुरुक्षेत्र 

में कार्य आरम्भ किया ही था कि प्रतिनिधि-सभा, पंजाब के 
प्रधान श्री रामकृष्ण जी तथा गुरुकुल काँगड़ी के आचार्य श्री 
रामदेव जी के आग्रह तथा अन्तरंग सभा की प्राथना पर 7 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SAANA का इतिहास ४५३ 


| 

| 

| 

आपने शुझ्कुल कांगड़ी में हो वेठ कर इतिहास लिंखने का निश्चय | 
= ¦ किया | पौष सास में आप गुरुकुल-कांगड़ी आगये। २१ पौष | 
| सम्बत्‌ १६७४ के “प्रचारक? में प्रस्तावित इतिहास का एक 

खाका प्रकाशित कराया गया । शुरुकुल-कांगड़ी के died 
वार्षिकोत्सव अर्थात्‌ चेत्र सम्वत्‌ १६७४ तक आपने इतिहास की 
अच्छी तय्यारी करली थी और कोई २२ हज़ार कागज़ों की 
जांच पड़ताल भी कर ली थी । इतिहास लिखने का काये शुरू 
होने को ही था कि गढ़वाल की दुभिक्षपीडित जनता की दुःख 
भरी आहों ने उधर खींच लिया | पांच-छः मास उस काम में 


। निकल गये | फिर आर्यसमाज-धौलपुर की समस्या सुलमाने में 
| एक मास लग गया | इसी वीच में कनखल के पास कटारपुर में 
| । o मुसलमानों में भयानक मार-पी होगई, जिसमें कनखल के 
E | भी कुछ रईस व साहूकार पकड़े गये | कनखल तथा हरिद्वार के 


ऽप्रास-पास इतना आतङ्क AMAT था कि Fe खोलते हुए भी 
लोग डरते थे । स्वामी श्रद्धानन्द जी ने gear लड़ने आदि में 
तो कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं की, कितु कनखल-हरिद्टार 
के लोगों को काफ़ी धीरज बँधाया, गिरफ़्तार हुए लोगों के परि- 
बारों को हौसला दिया और उनकी ददेभरी आवाज़ को दूसरे 
नेताओं तक पहुचाया | महामना मालवीय जी को इसके लिये 
प्रेरित करने वालों में स्वामी जी का बहुत अधिक हाथ था | 
कटारपुर गुरुकुल के सामने गंगा के ठीक) दूसरे पार था | इस- 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ba 
= AE By: Se 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ee ५४ 


लिये पुलिस की कृपा-दृष्टि गुरुकुल पर भी पड़ जाती, यदि स्वामी 


जी उस समय सत्साहस का परिचय न देते | इसी समय 
गुरुकुल में इनफ़्लुज्ञा की बीमारी फूट निकली जिसने 
भयानक रूप धारण कर लिया था | आचारय रामदेव जी के 
परिवार पर भी उसने हमला बोल दिया था। इसलिये आप 
जह्मचा रियो में ग्रा-जा नहीं सकते थे । डेढ़-दो मास स्वामी जी 
ने वैसे ही लग कर ब्रह्मचारियों की सेवा की, जैसे कि आचार्य 
होते हुए करते थे | अपने बगले के पास ही रोगियों का कैम्प 
डलवाया, बंगले का कुछ हिस्सा भी खाली कर दिया और स्वयं 
दिन रात सब व्यवस्था का निरीक्षण करते रहे । नवम्बर में 
ल्लाहौर-आयेसमाज का उत्सव भुगता कर देहली आगये और 
देहली में नया बाज़ार में सेठ GYRA जी के उस नये मकान में 
स्थिर रूप से रहना शुरू कर दिया, जो उन्होंने श्रापके आधीन 
कर दिया था। इसी मकान में आप ने श्रमर-पद्‌ की प्राप्ति की । 
उस मकान का नाम श्रद्धानत्द-भवन! और नया बाज़ार का नाम 
अ्रद्धानन्द-बाज़ार! रखा गया । देहली में देश के सावेजनिक 
जीबन में कुछ ऐसा पेर फॅसा कि इतिहास बीच में ही रह गया । 
कई बार संकल्प तथा यत्न करने पर भी और दो-एक बार कुछ 
लिख लेने पर भी बह काम धुरा नहीं हो सका | मथुरा की 
श्रीमहयानन्द-जन्म शताब्दि के शुभ-अवसर पर आप के सुयोग्य 
Ja पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ने इस संकल्प को पूरा किया 


a 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


agaa में दुभिक्ष-पीड़िंतों की सहायता ४५५ 


अर “श्रायसमाज के इतिहास” का पहिला भाग लिख कर 
प्रकाशित किया | आपकी बड़ी इच्छा तो यह थी कि श्रायसमाज 
के सम्बन्ध में श्राप अपने निजी अनुभवों को प्रकाशित करें | 
पर, आपको वह इच्छा पूरी न हुई और STH इच्छानुसार 
शप्रायैसमाज का इतिहास भी पूरा नहीं लिखा जा सका | 


४, गढ़वाल में दुर्भिच-पीड़ितों की 
सहायता 


गुरुकुल से किसी कार्यवशात्‌ स्वामी जी बिजनौर aa | 
get झाप को पता चल्ला कि समाचार-पब्नों में उत्तराखयड 


, गढ़वाल में दुभिक्ष फेल्जने के जो समाचार प्रकाशित हो रहे हैँ 


वे सब ठीक हैं। उन में सन्देह के लिये गुञ्जायश इसलिये 
थी कि सरकार की ओर से दुभित्त के होने का खणडन किया 
जा रहाथा। इसमें सरकार का कुळ हेतु भी था। मुख्य 
हेतु तो यह था कि गढवाल में यूरोप के महायुद्ध के लिये 
सरती का काम खूब जोरा पर था | दुभिक्ष पीडित लोग 
निर्वाह का कोई और उपाय न देखकर सेना में दबाद भरती हो 
रहे थे | सरकार यह कैसे सहन कर सकती थी कि भेदान के लोग 
पहाड़ जाकर उस के इस कायै में खन पैदा करे । gira की 
पीड़ा दूर होने से ही उस में खलल पैदा होने का भय था। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ee = 
eee we te 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४५६ स्वासी श्रद्वानन्द 


ईसाई-मिशनरियों ने भी गढ़वाल में अपना मायाजाल अच्छा 
बिल्लाया हुआ था । उन के कार्य में खलल qr होने मे भी 
सरकार की स्पष्ट हानि थी | अज्ञानान्वकार में सोयी पड़ी हुई 
जनता का मैदान के सावेजनिक कार्यकर्ताओं के साथ संसग में 
आना भी सरकार को 'प्रभीष्ट नहीं था | Shira को छिपाने का 
यन्न करते हुए भी सरकार से कुळ भूले हो गई । एक तो ज़मीन 
का नया बन्दोबस्त शुरू कर दिया, जिस पर बहुत शोर मचा । 
सरकार ने इस को शुरू तो किया था दुभिक्ष की अबस्था 
छिपाने के लिये, किन्तु प्रतिकूल आंदोलन इतना बड़ा कि 
प्रांतिक कोंसिल में भी प्रश्न उठा कि ठुभित्त के दिनों में यह नया 
बन्दोवस्त क्यों किया जा रहा हे ? वहां.कह दिया गया fe cite 
नहीं है, बन्दोबस्त जारी रहेगा | पर, असन्तोष की आग 
की लपट युद्ध के भेदान में गई हुई गढ़वाली. सेनाओं में जा 
` फेलीं । इस पर बन्दोबस्त का काम एकाएक ही बन्द करना 
पड़ा | दुसरी भूल सरकार से यह हुई कि बद्रीनाथ की यात्रा 
यह कह कर बन्द कर दी गई कि वहां aga महंगी है । aa 
परायण लोगों में बड़ी. खलबली मच गई | उन्होंने अपने rary 
वश ऊपर श्रनाज़ भेजना और यात्रा खुलवाने का श्रांदोलन: 


शुरू किया । यात्रा खुलने का उद्देश्य पूरा होते ही अनाज भेजना 


बन्द कर दिया गया | स्वामी जी का हृदय कुछ प्रारम्भ से 


ही ऐसे दुभिक्षो के समय बहुत व्याकुल हो जाता था | गुरुकुल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गढवाल में दुभिक्ष-पीड़ितों की सहायता ४५४७ 


में रहते हुए भी देश में कभी कहीं दुभित्त पड़ने अथवा बाढ़ 
शाने पर आप आध्यापको तथा ब्रह्मचारियों को कुछ न-कुछ 
त्याग करने के लिये श्रवश्य ही प्रेरित किया करते थे | पहिले 
ही त्याग का जीवन बिताने वालों का थोड़ा-सा भी त्याग दूसरों 
में बहुत बड़ा त्याग करने की स्फूति पैदा कर देता है। अपने 
कार्यकर्ताओं द्वारा स्वयं अनुसन्धान करके वस्तुस्थिति मालूम की 
sic लाहौर के उदे देनिक 'देश? में एक अपील प्रकाशित कर 


` दी । वह ता० २३ अप्रेल सन्‌ १६१८ के दिन प्रकाशित 


हुई और qo २४ अप्रैल से ही गुरुकुल कांगड़ी में आप 
के नाम पर मनीश्राडश पर मनीआडर आने शुरू हो गये । 
ता० २४ को भारत-हिन्दु-सभा के मन्ल्ली जागे और तारीख 
२५ को महात्मा हंसराज जी की भी एक अपील समाचारूपलां 
में प्रकाशित हुई । यत्न किया गया कि सब भिल कर कास कर! 
उड अलग-अलग ढपली पर अलग-अलग राग अलापने वी 
भारत की बीमारी उस समय भी कैसे दर हो सकती थी ! 
फिर भी अलग-अलग कायेच्तेव बांट लिये गये। कोटद्वार के 
मागे से पौड़ी-श्रीनगर होते हुए बद्रीनाथ तक सहायता पहुँचाने 
का काम स्वामी जी के सिपुदे हुआ । स्वामी जी गुरुकुल से 


_ ३ मई को पहाड़ी-जङ्गल रास्ते से कोटद्वार को चल दिये । 


रास्ते में झगडूखाल में एक पुरानी पाठशाला को ईसाई-पादरियों 
के हाथ से निकाल कर उसका स्वतन्त्र प्रबन्ध कर दिया और 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ड़ श्रद्धानन्द्‌ 


उसके लिये २५०० रु० की अपील करते हुए साथ में उससे | 
कुठ दूरी पर एक और वेसा ही स्कूल चलाने के लिये भी २५०० | i 
२० को अपील समाचार-पत्रों में निकाल दी । बिना विलम्ब | 
५ हज़ार रुपये आपके पास आ गये और वे गुरुकुल-कांगड़ी के | 
कोष में पाठशालाओं के लिये जमा कर दिये गये | कोटद्वार | 
पहुंच कर परिडत गंगादत्त जी के सहयोग से दु्िक्तपीड़ितों को | 
सहायता पहुचाने की सब व्यवस्था की। ७ मई को श्रापको | 
कन्या-गुरुकुल के सम्बन्ध में देहली में होने वाली एक सभा के | 
5 qzi 7 आवश्यक था | उसको निबटा कर श्राप १० 
JEJA लोट आये | यहां महामना AG 
बाद्‌-भारत-सेवा-समिति के मन्त्री le S ai 
इलाहाबाद से प्राकर आपको मिले। उन्होंने समिति की ओर 
से आपके दल्ल के साथ मिल केर काम करने की इच्छा प्रकट 
की | = aes स्वीकःर किया। दोनों ने एक साथ मिल कर | 
कास शुरू किया । स्वामी जी ने स्वय पौड़ी में जाकर gaa | 
जमाया । अपने सुपुदे किये गये कार्यक्षेत्र में पांच कैम्प खोल | 
कर स्वेयंसेवको का जाल ब्रिह्णा दिया | एक-एक गांव में घूम | 
| 
| 


HL एक कुलः ~ 
इम असहाय तथा कुछ-कुछ पीड़ित लोगों की तालिकाएं 


तय्यार की गई । असहायों को 
सुफ़त सहायता 
और कुछ-कुछ पीड़ितों को सस्ते दामों में अन्न SD 


मोल दिया जाता 
था । गुरुकुल के बहुत से स्नातक और sera 


[री श्रापके पास 


(७-0. In Public Domain. Gurukut Kangri Collection, Haridwar 


RE ee eR आजकल I ५... z 


COC = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गढ़वाल में दुभिक्ष-पीड़ितों की सहायता ४४५६ 
सेवा के लिये जा पहुंचे थे। १२ श्रावण सम्वत्‌ १६७४ के 
“प्रचारक” में आपने लिखा था--“'जो रूपया और श्रनाज SIT 
तक मेरे तथा भारत-सेवा-समिति के पास दान में श्रा चुका है, 
उसका जोड़ ८५ हज़ार के लगभग है । में गुरुकुल के स्नातकों, 
ब्रह्मचारियों तथा गुरुकुल के प्रमियों के प्रतिनिधि-रूप से ही 
काम कर रहा हूँ । आज तक सब काम मेरी श्रध्यक्षता में हो 
रहा है । में उन सब को आये जनता की ओर से धन्यवाद देता 
हूं, जिन्होंने निस्वाथे-भाव और परिश्रम से काम करने में आये- 
जाति के नेताओं '7 हाथ वँटाया है। परमेश्वर उन सब को 
भविष्य में इससे भी अधिक धर्म-भाव से काम करने के लिये 
प्रेरित करे--यह मेरा हार्दिक आशीर्वाद दै।? पूरे दो मास 
स्वामी जी ने पहाड़ पर बिताये। १६ दिन में २६८ मील का 
दौरा किया | शेष दिन पौड़ी में बेठ कर सब काम को व्यवस्था 
करते रहे | सेवा-समिति के श्री वैकटेशनारायण जी तिवारी को 
सब काम सभलवा कर ४ अगस्त को आप गुरुकुल लौट आये । 

इस काम के लिये ७०३३०।८) आपके पास जमा हुआ | 
५४३८६।)। गढ़वाल में ख़च किया गया | १2. हज्ञार रुपया 
झा्-प्रतिनिधि-सभा पञ्जाब को ऐसे ही किसी भावी-संकट के 
निवारण के काम में लाने के लिये आपने alata | ५ हज़ार 
7 के सुपुदे कर दिया | ५००) रु० अछूतोद्धार 
के काम के लिये प्राप्त हुआ था, वह उस काम में लगा दिया गया | 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= S ee 
es ee “RE => 


भ | 


| 


| माडा गोखले की आत्मा ने लगाया है । सिवा उसके दूसरा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६० स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


शेष धन, दुभिक्त-का्य की रिपोर्ट और उत्तराखयड-सम्बन्धी कुछ 


साहित्य प्रकाशित कर उसको दानियों के पास पहुंचाने में खर्च 
हुआ | पौड़ी से लौटते हुए कोई २३००० रू० का अन्न वगैरः 
आप तिवारी जी के सुपुदे कर आये थे और गुरुकुल से भी 
दस हज़ार रुपया बीमा से भेजा था। उस सब का हिसाब 
भारत-सेवा-समिति के ही पास रहा । बिना कहीं आये गये और 
विना किसी विशेष यत्न के केवल एक अपील पर इतनी घड़ी 
रकम आपके पास चले श्राना श्रापके प्रति जनता के प्रेस, 
विश्वास एवं श्रद्धा को प्रगट करता है । 
इस प्रकरण में दो-एक घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक 
है | प्रारम्भ में सरकार की ओर से आपको तथा आपके कार्य: 
mie को सत्र सहूलियंत प्राप्त थीं, किन्तु यह अनुकूलता 
अधिक दिन कायम नहीं रही । जिस भाव से सरकार ofa की 
वास्तविकता को लिपा कर मैदान के लोगों को ऊपर नहीं आने 
देना चाहती थी, वह भाव बिलकुल दबा नहीं था । थोडे ही 
fea ताद बह फर जाग उठा | भारत-सेवा-समिति का झरा 
आली की माफत acer उता ; बत हा अतो ल्या! 
त त रने का हुक्म भेजा गया । स्वामी 
) अपने मालिक से कह दो कि यह 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गढ़वाल में दुभित्त-पीड़ितों की सहायता ४६१ 


, कोई इसको उतार या उतरवा नहीं सकता ।” यह गुस्ताखी सर 

4 |... कारी अधिकारियों को उभारने के लिये बहुत थी । प्रदेश-भर में 
| सरकारी अधिकारियों ने कुछ जी-हुज्ञरों को साथ लेकर स्वामी 

| जी ste उनके सहकारियों के प्रतिकूल एक पड्यन्त्र रचा । 

एक स्वयंसेवक द्वारा गढ़वाली लोगों की सामाजिक कुरीतियों 

एवं घार्मिक-अन्धविश्वासों के सम्वन्ध में “प्रचारक' में लिखे गये 

' लेखों को लेकर अनपढ़, अशिच्तित और नाखमझ जनता को 
उभारा गया । उनको कहा गया कि “आर्या? इस बहाने 
। प्राय धंम को फेलाने के लिये यहां आये हैं । गढ़वाली 
लोगों की पंचायत करके साथियों सहित स्वामी जी के 
विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार का फ़तवा दिया गया | उन द्वारा 
स्थापित अन्न के भ्ेडारों क। भी बहिष्कार कराने का असफल 
यत्न किया गया | सरकारी कोप का एक कारण यह भी था कि 
सरकार ने भी अपनी उदारता क! परिचय देने के लिये गढ़वाल- 
सेणटल-फ़ेमिन कमेटी? बनाई थी ओर उसकी ओर से सस्ते 
अनाज के कुछ डिपो भी खोले थे | वह कमेटी और उसके 
डिपो स्वामी जी के काम के सामने चल नहीं सके | सरकार की | 
` ऊंची नाक इस अपमान को कैसे सह सकती ! इस प्रकार रचे गये te 
षड्यन्त्र से पैदा की गई असन्तोष ळी अग्नि एक बार तो बड़ . | 
ai से भभक उठी । पौड़ी में एक बड़ी बहिष्का -सभा की 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


—_ 


BER — | स्वामी श्रद्धानन्द 


दी जाने लगीं | सभा के दिन सवेरे स्वामी जी दौरे से लौट रहे 
थे कि पौड़ी के कुछ सज्जन दो मील की दूरी पर ही जाकर श्राप 
से मिले | आप के पेरों में माथा टेक कर आप से उन्होंने 
प्राथेना की कि यहीं से लौट जाइये | पौड़ी में आपके जाने से 
ख़न खराबी हो जायगी और महान्‌ अनर्थ मच जायगा । अग्नि 
से खेलने के आदी स्वामी जी फिर भी पौड़ी आये और वेक- 
टेशनानायण जी तिवारी तथा श्रीराम जी वाजपेयी sn दि के. 
हजार मना $रने पर भी शाम की सभा में नियत समय ४ बजे | 
से १५ मिनट पहिले ही जाकर सभापति के प्रासन के पास जा | 
बठे | ्रसन्तोष का ज्वार-भाटा उस शांत, गम्भीर और भव्य 
सूति का दशन करते ही उतर गया | जमुना का तूफ़ान वासुदेव 
के पेर का स्पश करते ही शांत होगया | नमक्रहलाली का परिचय 
देते हुए दिज्ञों के अरमान निकल कर अपने को धन्य करने के 
जलमय अवसर की कई दिनों से प्रतीक्षा में बैठे हुए जी-हजूरों 
की दिल की दिल में रह गई । स्वामी जी के साहस, घेय और 
आत्मविश्वास ñ चारों ओर विजयदुन्दुभि बज गई | कायरता 
पर घेये ने, अनेतिकता पर नैतिकता ने और जीहज़ूरी पर 


कतेव्यपरायणता ने विजय लाभ की | विरोध और बहिष्कार 
दुब गया | हुसिक्त-पी डित 


Bigitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


धौलपुर का समाज-मन्दिर ४६३ 


ee, 


लगाया ही था कि धौलपुर के श्रायेसमाज-मन्दिर का मामला 
उठ खड़ा हुआ । 


५, धोलपुर का समाज-मन्दिर 


धौलपुर में आर्यसमाज-मंदिर का एक भाग गिराकर राज की. 
शोर से वहां आम लोगों के लिये टट्टियां बनवाई जाने लगी थीं | 
स्थानीय आये पुरुषों के अनुनय-विनय-विरोध को राज ने अनसुना 
कर दिया। समस्त आये-जगत्‌ में भयक्रर विज्ञोभ पेदा हो गया 
अर आये जनता ने भी एक व्यक्ति के समान विरोध में 
श्रावाज़ उठाई | जब उस विरोध का भी कुछ फल न निकला, तब 
श्राय-सेन्यासी स्वामी श्रद्धानन्द ने सत्याग्रह की घोषणा कर दी। 
घौलपुर-महाराज के राजप्रासाद के द्वार पर जाकर अश्रन्न-जल 
ग्रहण किये विना बैठ जाने और अन्याय का प्रतीकार हुए बिना 
वहां से न उठने का निश्चय किया | इस घोषणा ने आये-जनता 
में aad पैदा कर दी और जगह-जगह से seta धौलपुर 
जत्थे भेजने की तय्यारी शुरू की । धौलपुर की आये देवियों ने 
भी अदम्य उत्साह का परिचय दिया | अकड़ी हुई राजसत्ता को | 
झुकना पड़ा और आर्यों के प्रति किये जाने वाले अन्याय का | | 
प्रतीकार करना पड़ा। आये जनता के हृदय-सम्राट्‌ ने जीर 
की बाज़ी लगाकर उस के प्रति किये जाने वाले अ 
प्रतिकार करवाया | $ 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४३४ स्वामी श्रद्धानन्द 


६, राजनीति के विस्तृत चेत्र में 
mage से निबट कर स्वामी जी गुरुकुल पहुंचे ही थे कि 
वहाँ इनफलूएज़ा की बीमारी में ब्रह्मचारियों की सेवा में श्रापको 


दिनःरात एक करना पड़ा । बीमारी शांत होने के बाद शाप 
नवम्बर सन १६१८ के अन्त में लाहौर अआर्यससाज के उत्सव 


` पर होते हुए देहली चले आये ओर देहली में ही निश्चित रूप से 


रहने का बिचार कर लिया । दिसम्बरमें कांग्रेस की धूमधाम से 
निवृत्त होकर फिर इतिहास के साथ-साथ आये-सार्वदेशिक-सभा 
को, जिस के कि आप प्रधान थे, जीवित एवं जागृत संस्था 
बनाने का यत्न शुरू किया | इस सम्बन्ध में sph कुछ sian 
काम नहीं हुआ था कि महात्मा गांधी की सत्याग्रह की घोषणा 
ने श्राप को उधर खींच लिया | सत्याग्रह की ओर श्राप इतनी 
जल्दी कसे खिंच गये--यह जानने के लिये कुछ पीले की ओर 
लौटना होगा । जीवनी के पिछले प्रष्ठो में जान TH कर स्वामी 
जी के राजनीतिक विचारों तथा कार्यों की ओर संकेत नहीं किया 
गया है | उन सब का एक ही प्रसग में उल्लेख करना इसलिये भी 
आवश्यक सममा गया है कि स्वामी जी की राजनीतिक विचार- 
सरणि श्रौर उन के जीवन के राजनीतिक उतराव-चढाव को 
सममने में पाठकों को कुछ कठिनाई न हो। प्रसंग को स्पष्ट 


` करने के लिये उस को निम्न भागों में बांट लेना श्रच्छा है ;-- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजनीति के विस्तृत क्षेत्र में ४६५ | | 


-E E TRE 


(क) राजभक्त, (ख) राजद्रोही-सत्याग्रही, (ग) पञ्जाब त्था 
$प्रसृतसर-कां ग्रेस में, (घ) असहयोग के मैदान में, (ड) झझूतसर | 
| जेल में, (च) कांग्रेस से जुदाई | | 


| (क) राजभक्त 
| स्वामी श्रद्धानन्द जी मुन्शोराम जी के रूप में कभी राजभक्त | 
भी थे, इस बात पर कुछ पाठकों को सहसा विश्वास न होगा । | 
सन्‌ १८५७ के विप्लब के बाद रानी विक्टोरिया की किसी के | 
धर्म में हस्तक्षेप न करने की घोषणा ने भारतवासियों पर सच- | 
मुच कुछ ऐसा जादू किया था कि अच्छे से अच्छे विचारशील | 
4 को भी उसने मूढ़ बना दिया था। अपने धमै-प्रचारकी | 
| 


धुन के पीछे पागल आयेसमाजियों को तो उसने मूलित ही 
किया हुआ था | मुन्शीराम जी पर भी यहद मूर्छा पूरी तरह 

हुई थी । आश्चयै तो यह दै कि सन्‌ १६०१ से १६१२ 
तक सरकार द्वारा इतने Wiens, अपमानित एवं पद्‌-दलित होने 
पर भी आयैसमाजियों की वह मूर्ळा भंग नहीं हुई | आयेसमा- 
जियों का यह आन्तरिक विश्वास था कि देश का कल्याण 
अग्रेजी राज से है | अग्रज़ों ने भारतीयों के दिमाग में सुसलमानी 
अत्याचारों का श्रत्युक्तिपूण इतिहास ऐसा ठोंस-ठोंस कर भर 
दिया था कि उनके सामने SATIS राम-राज ही प्रतीत 
होता था । वे समझते थे कि जिस स्वच्छन्दता के साथ इस 


% 


CC-0. In Public ora. ००७० Kener Colette? ee मिल) Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i ohh ea se a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` 


४६६ स्वामी श्रद्धानन्द 


राज में घसे-प्रचार का काम होता है, Far किसी और राज में 
होना सम्भव नहीं । SA की धामिक-स्वतन्ल्रता पर må- 

समाजी मुग्ध थे। maama के प्रति सरकार के दमन का अथे . 
यह किया जाता था कि सरकारी अधिकारियों को आयेसमाज 
के प्रति कुछ स्वार्थियों ने वरगलाया है, जान बूझ कर आर्यसमाज 
के लिये उनमें फूठा सन्देह पैदा किया है । इसलिये आर्यसमाजी 
इतने दमन के बाद भी सरकार से कभी रुष्ट नहीं हुए । सरकारी 
अधिकारियों के प्रति भी उन्होंने कभी रोष प्रगट नहीं किया | 
सम्बत्‌ १६६४ में सम्राट एडवर्ड के जन्मदिन पर सरकार का 
ग्ायसमाज की ST से धन्यवाद माना गया था, जिसकी कुछ 
राष्ट्रीय प्या ने आलोचना की थी। उस को ठीक 8ताते हुए 
महात्मा सुन्शीराम जी ने लिखा था--'"ग्रायेससाज का प्रचार 
ब्रिटिश गवनेमेए्ट के राज्य में ही सम्भव हुआ है, अन्य राज्य में 
कठिन होता | हिन्दुओं तथा मुसलमानों की रियासतों में जो 
बर्ताव आय उपदेशक्रों के साथ होता है, वह छिपा नहीं है | 
हम ब्रिटिश गवः मेगट की रक्षा का लाभ उठाते हैं, उस के 
लिये साल में एक वार धन्यबाद अवश्य देना चाहिये। यदि 
ब्रिटिश प्रजा होने के कारण कुछ अधिकार हैं, तो कुछ कसेव्य 
Wel भारतवपे-मात्र के आयेससाजों को एक- 
TAART के धन्यवाद के लिये एक दिन नियत करना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजनीति के विस्तृत ea में ४६७ 


नहीं | अंग्रेज़ी सरकार की नेकनीयती पर आप को पूरा 
विश्वास और भरोसा था | देहली-दरबार के समय सम्राट्‌ 
जाज को लक्ष्य करके 'सम्राट्‌ ! तुम यहीं रहो” के शीषेक से 
लिखा गया “प्रचारक! का मुख्य लेख आप की श्रगाघ राजभक्ति 
का जीता जागता चित्र था। सम्वत्‌ १६६६ में लाडे हाडिंग 
के देहली-प्रवेश के समय आर्य-सावेदेशिक-सभा की ओर से 
स्वागत का SAJA प्रवन्ध किया गया था | सभा के कार्यालय 
ज्योतिः पाठशाला के ठीक सामने मैदान में बड़ा शामियाना 
सजाया गया था, जिस में अढ़ाई-तीन सौ आयसमाजी बैठे 
थे। शामियाने फे सामने दो चौकियां थीं, जिन पर आये- 
समाज के भूषण श्री स्वामी अच्युतानन्द जी महाराज, महात्मा 
मुन्शीराम जी, पूर्णानन्द जी, राय रोशनलाल जी बैरिस्टर, 
बृजनाथ जी बी० ए० इत्यादि विराजमान थे । जसे ही वाय- 
सराय का हाथी शामियानै के सामने आया, सबने खड़े हो 
कर शांतिपाठ पढ़ा और “नमस्ते भगवन्‌ !' के ऊंचे नाद से 
मयडल को गुंजा दिया | राजद्रोही ठइराये जाकर गहरे दमन 
की चक्की में Aa जाने वाले समाज की गहरी शाजभक्ति का 
इससे बढ़िया चित्र अर नहीं खींचा जा सकता | वह राजभक्त 
सुन्शीराम जी के ही दिमाग की उपज था। सरकार को भी 


Eee श्राप की राजभक्ति पर पीछे इतना विश्वास हो गया कि सन्‌ 


१६१६ में लखनऊ-कां ग्रेस के अबसर पर संयुक्त प्रांत के उस 


NE EE 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Si See ete 23 


EPRI 7 eee TN hs NE —— 23-45 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a स्वामी श्रद्धानन्द 


समय के लेफ़्टिनेन्ट गवनेर सर जेम्स मेस्टन ने आप को अपने 
यहां बुलाकर आपके सुपुदे यह काम किया था कि श्राप सि० | 
कर्टिस को महात्मा गांधी से मिला दें और भारतीय नेताओं के. | 
सामने भावी शासन-सुधारो के सम्बन्ध में उस योजना को पेश | 
करें जिस की arta मारिस-कटिस-सरक्यूलर में अंकित की 
गई थी । 
सरकार के प्रति आपकी राजभक्ति और सरकार के आपके 
प्रति इस विश्वास में एक बात बहुत अच्छी यह थी कि श्जापकी | 
राजभक्ति में पूरी ईमानदारी होते हुए भी उसमें खुशामद की | 
गन्ध तक नहीँ थी । खुशामद और चापलूसी के भाव आप में | 
वश-परम्परा से ही नहीं थे | यदि वे कुछ थोड़ी-सी भी मात्रा में | 
| 
| 


3 


होते तो नायब-तहसीलदारी में पड़ने के बाद न मालूम श्राप 
किधर चले गये होते ? लाला लाजपतराय जी के निर्वासन पर 
आपने जिस धीरता और बीरता का परिचय दिया था, खुशामद 
आ चापलूस स्वभाव होने पर उस का परिचय देना सम्भव 
नहीं था । सन्‌ १६०६-७ के सरकारी दमन का भी आपने तीब्र 
बिरोध किया था और लिखा था-“जेल भरने से यह रोग दूर 
न होगा |” अमराबती से निकलने वाला 'कतेव्य' बहुत ही गरम 
पत्र था | चेतावनी मिलने पर उसने लिखा था क्रि हुम कर्तव्य 
पालनसे कभी विमुख नहीं होंगे | दिसम्बर सन्‌ १६.०७ में जब 
उसपर राजद्रोह का मुकदमा चला तब उसने क्षमा मांगकर अपना 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजनीति के विस्तृत क्षेत्र में ४६६ 


LT 


छुटकारा कराया था | इस पर आपने लिखा था--“एऐसे गिरे हुए 
लफंगे यदि स्वराज्य प्राप्त कर भील तो विचारणीय यह दे कि 
वह स्वराज्य कहीं रसातल में ले जाने वाला तो सिद्ध न होगा ।” 
पंजाब के लैफ़्टिनेयट गवनेर इबिट्सन के स्मारक बनाने का जब 
श्रांदोलन उठाया गया था, तब आप ने रायबहादुरान AHA, 
मोहनलाल, इश्वरदांस के नाम देते हुए लिखा था “क्या राय- 
बहादुरान इबिट्सन साहब के इसलिये कृतज्ञ हैं कि उन्होंने 
उनके आये भाई लाजपतराय को विना श्रपराघ देश-निकाला 
दिया था ? सम्भव दे रायबहादुर भक्त नारायणदास ऐम० ए० 
भी इस शुभ कार्य में दिल खोल कर चन्दा दें । में उनसे ga 
कि क्या यह ठीक नहीं है कि आप गुजरांवाला की डिपुटी- 
कमिश्नरी करते हुए इविट्सन साहब के धमकाने पर ही आ 
E के अधिवेशनों में न जाते थे ? यह सच दे कि वतेमान 
आवस्था में रायबहादुरों को लाट साहवो की खुशामद करनी 
पड़ती दै, किंतु खुशामद की कहीं दद्द भी दोनी चाहिये ।” कभी 
मद्रास में कांग्रेस के स्वागताध्यच्त होने वाले मि० नाटेन जब 
बंगाल में क्रांतिकारियों के प्रतिकूल सरकगर की ओर से वकील 
हुए थे, तब उनके इस कृत्य की आपने घोर निन्दा की थी ऽप्रौर 
सरकारी गवाह बनने बाले गोसाई नरेन्द्रनाथ को 'महा अधम 
विश्वासघातकः लिखा था | महाराज दरभंगा ने अपने जन्म-दिन 
पर २॥ लाख रुपया बंगाल-सरकार को कलकत्ता-किश्चविद्यालय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ee ७० स्वामी श्रद्धानन्द 


झाप ने लिखा था--“महाराजा सनातनधमे-महामणडल के 
प्रधान È | महामणडल के मन्त्री ने एक ब्रह्मचर्याश्रम खोलने के 
लिये अपील कई वर्षों से निकाल छोड़ी है | क्या उसके लिये दान 
उपयोगी न था Pore यह सिद्ध है कि वाममार्गी महाराजा 
साहब दरभंगा सनातनधमे-मभहामणडल्ल के प्रधान पद्‌ पर धार्मिक 
विचार से नहीं, प्रत्युत किसी अन्य विचार से ही सुशोभित 

रहे è |” ८ 

राजभक्तिप्रण विचारों के बाद ऊपर के इन विचारों को 
पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि चरित्रनायक की राजभक्ति 
में सचाई थी, किन्तु चापलुसी या खुशामद लेशमात्र भी नहीं 
थी । यदि राजभक्ति के साथ कुछ था तो वह देशभक्ति ही थी, 
किन्तु आपका देशभक्ति का दृष्टिकोण भी कुछ दूसरा ही था | 
न वह लोकमान्य के साथ मिलता था और न गोखले के 
साथ, न बह कां प्रेस के साथ मिलता था और न नेशनल सोशि- 
यल कानफरंस के साथ । श्राप स्वभाव से ही पूर्णरूपेण 
धार्मिक, सरल, QANA और Demand थे । इस लिये कुटिल 
राजनीति से आपको बहुत घृणा थी। पुरानी कांग्रेस में कभी 
दशक और कभी प्रतिनिधि के रूप में सम्मिज्ञित होते हुए भी आप 
उसके साथ तन्मय नहीं हुए, अपितु उससे दूर ही दूर होते चले 
गये | आपके इस स्वभाव को प्रगट करने के लिये भी दो-एक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ड : राजनीति के विस्तृत haa ४७१ 


| उद्धरण यहां देने आवश्यक हैं । सन्‌ १६०७ में काँग्रेस के छेपू- 
| टेशन पर लाला लाजपत, गोखले और सुरेन्द्र बाबू जब विलायत 
गये थे, तब आपने लिखा था--“इन डेपूटेशनों से तरक्की की 

| आशा रखना हानिकारक है। मेरी अपनो राय यह है कि इस 

| धन और समय को व्यर्थ न खोकर हिन्दुस्तान के एक-एक व्यक्ति 

| को अपना चरित्र और आगामी सन्तति के चरित्र को सुधारने 

| में लग जाना चाहिये |? स्वदेशी की srg में पाप करने से बचने 

के लिये अपील करते हुए आपने लिखा था--मुकाबला स्वदेशी 

| पाप तथा विलायती पाप का नहीं होना चाहिये; प्रत्युत पाप का 

| सर्वथा त्याग करता ही सच्ची स्वदेशी स्पिरिट दै ।” दो काँ भ्रेसी 

| | वक्कीलॉके विलायती शराब पीकर वेश्याओं के यहां जाने की 
| | - घटना को देते हुए आपने लिखा था “उनसे किसी भले आदमी 


ने कहा--“लाला जी, आप तो कांग्रेस के भूषण हो, यह निन्द 
नीय कमे क्या कर रहे हो ?” पोलिटिकल पहलवान ने लड़खड़ाती 
वाणी में गालियां देते हुए का अरे" "खड़े तो हम 
स्वदेशी वेश्या के दर पर हैं |” यदि स्वदेश से मतलब पवित्र 
mafai भूमि है तो ऐसे पुलिटिकल लोगों के प्रेम से उसकी 
Qua की आवश्यकता है।। इस भाम में इन्द्रियों पर विजय 
पाकर आत्मा के स्वतन्त्र होने का नाम स्वराज्य प्राप्ति था। 
आज अपने gel की पगड़ियां उल्लालना ही स्वराज्य का आदश 


ससा जाता है।” सूरत में कांग्रेस में जो फूट पेदा हुई थी, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


pid yaa > Mp] Ae Gs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= == SPUN ASR AINE SANI SERS ANE RIN NI ७ 


उसके लिये सचमुच stg बहाते हुए आपने लिखा था--“आज 
तुम्हारी अपनी इन्द्रियां तुम्हारे श्रपने वश में नहीं, जब अपने मन 
पर तुम्हारा कुछ अधिकार नहीं, तब तुम दूसरों से क्या श्रधिकार 
प्राप्त कर सकते हो? अधिकार ! अधिकार !! अधिकार !!! 
हा ! तुमने किस गिरे हुए शिक्तणाल्लय में शिक्षा प्राप्त की थी 2 | | 
क्या तुमने 'कतेव्य' कभी नहीं gar? क्‍या तुम धर्म शब्द से अन- 
भिन्न हो ? मातृभूमि में श्रधिकार का क्या काम ? यहां धर्मे ही 
आश्रय दे सकता है | अधिकार शब्द से 'सकामता? की गन्ध | | 
आती दै। विषयवासना का दृश्य दृष्टिगोचर होता हे) इस । 
“अधिकार! की वासना को अपने हृदय से नोच कर फेंक दो। | | 
निष्काम-भाव से धमे का सेवन करो। माता पर जब चारों ओर से. 
प्रहार हो रहे हों, जब उसके केश पकड़ कर दुष्ट दुःशासन उसको | 
भूमि पर घसीट रहा हो, क्‍या वह समय अधिकार की पुकार | 
मचाने का है 0....-.....- “शब्दों पर क्यों झगड़ा करते हो 2 | | 
आ 
| 


| 
| 
| 
४७२ स्वामी श्रद्धानन्द | | 
| 


क्यों न स्वराज्य प्राप्ति के साधनों को सिद्ध करने में am? 
स्वराज्य के प्रकार का झगड़ा आने ताली सन्तानों के लिये 
छोड़ो । उनकी स्वतन्त्रता पर इस समय इन झगड़ों से ज़ंजीर 
डालना श्रधर्म दै | इस समय दोनों हूल-कपट से काम ले रहे दै) 
जिस कांग्रेस का आधार syd पर हे, उसका प्राप्त कराया 
हुआ स्वराज्य कभी भी फलदायक न होगा, कभी भी सुख तथा | 
शान्ति का राज्य फेलाने वाला न होगा | “एक ऐसे धामिक 


= 


_CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| SN BN a ee | 5:3. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजनीति के विस्तृत क्षेत्र में ४७३ 


दल की आवश्यकता है जो विरोधी को धोखा देना भी वेसा ही 
पाप समझता हो जसा कि अपने माई को, ओ सरकारी श्रत्या- 
चारों को प्रगट करते हुए अपने भाइयों की दुष्टता तथा उनके 
अत्याचारों को भी न छिपाने वाला हो, जो मौत के भय से भी 
न्याय के पथ को छोड़ने का विचार तक मन में न लाने वाला 
हो । पुलिटिकल-जगत्‌ में ऐसे ही अग्रणी की आवश्यकता है | 
क्या कोई महात्मा आगे आने का साहस करेगा और क्या 
उसके पीछे चलने वाले पांच पुरुष भी निकलेंगे ? यदि इतना 
भी नहीं हो सक्ता तो स्वराज्य प्राप्ति के प्रोग्राम को पचास 
वर्षों के लिये तह करके रख दो |” "तना लम्बा उद्धरण यहाँ 
इसी लिये दिया गया है कि afana की राजनीतिक-्आत्मा 
का यथार्थ चित्र इसमें अंकित हे । ऐसे ही एक दसरे लेख में 
आपने लिखा था--“यदि whe sie खड्ग की घार पर चलने 
वाले दस पागल आर्य भी निकल sia तो राजा और प्रजा 
दोनों को होश में ला सकते हैं | ॥॥ भगवन ! sA- 
समाजियों की आंखें जाने कब get 07 इसी दृष्टि से आप 


नरम-दल वालों के लिये 'भित्ताथी', गरम-दल वालों के लिये. 


'सुखार्थी' और सरकार के लिये 'गोराशाही' शब्दों का प्रयोग 
किया करते थे । 

ये बिचार सम्वत्‌ १६६४-६५, सन्‌ १६०७-८, मं प्रगट 
किये गये थे। जिस saat या महात्मा फे आगे राने की 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह. vY स्वामी श्रद्धानन्द 


आवश्यकता ऊपर के विचारों में कही गई थी, गांधीजी ने 
उसको पूरा किया और गांधी जी का व्यक्तित्व ही स्वामी जी 
को 'राजद्रोही-सत्याम्रही? के रूप में देश के सावेजनिक-राज- 
नीतिक-जीवन में ऐसे खींच लाया, मानो कि वे गुरुकुल-कांगड़ी 
से देहली रहने को इसी काम के लिये आये थे | 


(ख) राजद्रोहो-सत्याग्रही 


न केवल श्राप फे विचार किन्तु आप की वृत्ति भी बहुत 
कुलू महात्मा गांधी के साथ मिलती थी । उस पारस्परिक 
आकर्षण को पेदा करने वाली अनुकूल परिस्थिति भी आप at 
पेदा हो गई। यूरोप के महायुद्ध की सेवाओं का पुरस्कार पाने 
की आशा में बैठे हुए देश को रॉलेट एक्ट का पुरस्कार प्राप्त 
हुआ | देश में भयकर और ठोस आंदोलन उठ खड़ा हुआ। 
प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति के सम्पादकत्व और आप के तत्वा- 

वधान में निकलने बाले देहली के दैनिक 'विजय' ने उस 
आंदोलन में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। कौंसिल में प्रायः 
ox भारतीय सदस्यों ने एक्ट के विरोध का निश्चय किया और 
.कोसिल से उठ ने तक का भी विचार पक्का कर लिया | 
माननीय श्रीनिवास शास्त्री विरोध में जोरदार भाषण देने पर 


भी उठ आने से सहमत नहीं हुए । मालवीय जी स्वामी जी के 


see ee Ee | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजनीति के विस्तृत क्षेत्र में ४७५ 


पास श्राये कि वे शास्त्री जी को भी उस के लिये तय्यार कर । 

शास्त्री जी के यहां पहुंचते ही वे महात्मा गांधी की सत्याग्रह की 
प्रतिज्ञा की ओर संकेत करते हुए बोले-“क्या आप ने अपने 
महात्मा का नया रंग देखा है ? लीजिये, इस को पढ़िये । मुझ 
को ज़रूर इस का विरोध करना होगा |” स्वामी जी ने केवल 
उस के ऊपर का हिस्सा पढ़ कर शास्री जी से कहा--“मानवीय 
अधिकारों की car का यह पहिला सिद्धान्त है। मं स्वये 
इस पर हस्ताक्षर करने को तय्यार हुँ । क्या उस को प्रकाशित 
करने से पहिले उन्होंने आप में से किसी से सलाह नहीँ की i 

श्राप ने शास्त्री जी से यह भी कहा--“क्यों आप ऐसे कार्य का 
व्यर्थ में विरोध करते हैं, जिस की ज़िम्मेवारी आप पर ae 
है। यदि आप गांधी जी से सहमत नहीं दें दा आंदोलन द 
उन का साथ मत दीजिये ।” शास्त्री जी ने aa ए$ न मानी आर 
यही जवाब दिया कि--में तो बिरोध करूंगा दो तव स्थानी 
जी ने उठते हुए कहा--तो फिर में भी gees महात्मा जी को 
तार देता हू कि रौले2-एक्ट के प्रतिकूल सत्याग्रह को प्रतिज्ञा पर 
मेंने भी हस्ताक्षर कर दिये EP निवासस्थान पर हाउस 

आते ही आपने महात्मा जी को तार दिया-- ‘sail Bat 
सत्याग्रह की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किये हैं। इस HAJA म॑. 
सम्मिलित होने में में वहुत प्रसन्न gl? इस तार के < ge 
शब्द से भी स्वाभी जी की मनोतृत्ति पर काफ़ी ' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४७६ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


है| gent 


> 
ed 
j» 


fs! 4 
4 
ay 
a 
= 
A 
SI 
— 
5 
= 
ál 


के पास जा रहा था और 


गान 


स्वामी जी ने महात्मा जी के सामने अपना यह कार्यक्रम उप- 
स्थित क्रिया कि पंचायती अदालत स्थापित कर के सरकारी 
अदालतों का वहिष्कार क्रिया जाय | अक्तूबर सन १६१६ 
तक भारत में दस ज़िले तय्यार क्रिये जाये, जो एक साथ भूमि 
का लगान देना वन्द कर दं | श्राप ने पञ्जाब के पांच ज़िलों को 
तय्यार करने का भार स्वीकार करते हुए गुजरात के पांच जिला 
की तय्यार करने का काम गांधी जी को स्वथ करने को कहा । 


KETT 


हत्या जी देश भर के सत्याग्रह के संचालन का काम बम्बई 
को. कमेटी के श्राधीन wea चाहते ध। स्वामी जी का मत 
Ru स्थानीय कमेटियों को भी कुछ स्वाधीनता दी जानी 
हा | महात्मा जी ने इस पर हंसते हुए एक ही aa कही-- 
"भाई साहब | आप देखेंगे कि सत्याग्रह के संचालन में में 
0८६ और में जानता ¢ कि मुझे क्या करना 
ति ° स्वामी जी ने महात्मा जी की बात को मान लिया | 
देहली ioe भाच सन्‌ १९१६ को सत्याग्रह की तय्यारी के 
लिये पहिली सावजतिक-सभा हुई | १८ हज़ार की उपस्थिति में 
eal श्रद्धानन्द जी पहिली वार राजनीतिक-मंच पर खड़े हुए | 
आपने सत्याग्रह की व्याख्या करते हुए लोगों को बताया कि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजनीति के विस्तृत क्षेत्र में Yow 


यह आंदोलन राजनीतिक की श्रपेत्षा अधिक धार्मिक है । देहली 
के पंडित रामचन्द्र जी महोपदेशक सरीखे कट्टर आर्यसमाजी भी 
स्वामी जी के प्रभाव से राजनीति की ओर faa आये । प्रायः 
समस्त देश के आर्यसमाजियों पर स्वामी जी के राजनीतिक- 
क्षेत्र में प्रवेश करने का अच्छा असर पड़ा | गुरुक॒जन-कांगड़ी के 
लिये शिल्प-शिक्ता-सम्बन्धी योजना बनाने का काम आपने 
पहिले ही से हाथ में जिया हुआ था। उसके लिये ही आप 
बडोदा और बम्बई की ओर गये, fag बम्बई की सत्याग्रहः 
कमेटी ने आप से अपने आंदोलन का काम भी करा लिया । 
इसी कारण आप बंगलौर, मद्रास और बंगाल की यात्रा पर 
नहीं जा सके | बम्बई में आपके पांच व्याख्यान सत्याग्रह पर 
ही हुए | सूरत में १७-१८ माचे को दो व्याख्यान हुए । agta 
में भी १६ को व्याख्यान के लिये ही seca पड़ा | २० को 
e में वहां के मज़बूरों और मिल-मालिको की आपस 
की सुलह के वार्षिक समारोह में आप सम्मिलित हुए, जिसमें 
५० हज़ार की जनता में आपका भाषण हुआ | शाम को १५ 
हज़ार की उपस्थिति में सत्याग्रह पर दूसरा भाषण EAT । यही 
वह भाषण था जिसने बायसराय चेम्सफ़ोड को भी घबराहट में 
डाल दिरा था और उसने भारत-सचिव fro मायटेगू को विशेष 
तार भेज कर स्वामी जी के गांधी जी के साथ मिल जाने की 
शिकायत की थी | उस तार का आशय यह था--“आंदोलन तेज़ी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Becca 


LY ARTT. ५६४ > S सा 


fe Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


+s 


- श्रद्धानन्द 


हि | 


पर है | महात्मा मुन्शीराम जिसने अब स्वामी श्रद्धानन्द नाम 
रख लिया है, गांधी के साथ इस श्रांदोलन में एक होगया है | 
वह बहुत पुराना धार्मिक नेता है और समाज-सुधार के नाते भी । 
उसने बहुत नाम पेदा क्रिया है । अब मालूम होता है कि राज- | 
नीतिक-आंदोलक के नाते भी वह नाम पेदा कश्टा चाहता है | 
कष्ट-सहन करने का जव समय श्रायगा तब मालूम होगा कि | 
उसमें सहन करने की कितनी शक्ति है ? उसका बड़ा पुव व्यूनो | 
एरिए में कभी सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी" *-**-**-“य मेहमान था | 

उसका छोटा लड़का देहली से सरकार-विरोधी देशी-भाषा 

का गरम दैनिक-पत्र निकाल रहा है, देख, Far होता है १” | 
व्यूनो एरिए दक्षिण अमेरिका के एक ga ज्य की राज- 
थानी दै | बड़े लड़के से तात्पर्य Go हूरिश्चन; “= यालकार, छोटे 
से fo इन्द्र विद्यावाचस्पति और पत्र से 'विजय? का है । इस तार 
की नकल कोई उड़ती हुई सरकारी चिड़िया स्वामी जी के हाथ 


में दे गई थी | स्वामी जी ने उसको महात्मा गांधी को भी दिखाया 
था। 


` २२ को देहली श्राकर आपने देखा कि देहली सोया पडा 
है । आप के पीछे न कोई सभा हुई थी, न कुछ अंदोलन और 
न प्रतिज्ञा-पत्नों पर हस्ताक्षर ही करवाये गये थे | ता? २४, २७ 


और २६ माचे को सभायें हुई! तीनों में अप के जोरदार 
भाषण हुए | ता० २६ की सभा में ता० ३० की हड़ताल का 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऐलान किया जाना था। यह हड़ताल ३० मार्च को | 
एक्ट के विरुद्ध प्रतिवाद के रूप में होने वाली थी । 

३० मार्च का दिन शुभ लक्षणों के साथ प्रारम्भ हुआ । प्रातः 
काल उठते ही चारों ओर हडताल के दृश्य दिखलाई दिये । सब 
बाजार एकदम बन्द थे। क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, क्या सिख 
और क्या जेनी सबने एकदम हड़ताल कर दी। नौ बजे तक शहर 
में बिलकुल शांति रही, फिर तरह-तरह के क्षोभजनक समाचार 
फैलने लगे | एक समाचार यह फैला कि हौज काजी के पास 
कुछ लड़कों ने एक मोटर को रोककर सवारों को नीचे उतरने 
को कहा। दैवयोग से उन सवारों में पुलिस के कप्तान भी थे, 
उन्होंने आव देखा न ताव सीटी बजाते हुए झट से पुलिस को 
बुला लिया । पुलिस ने आते ही डण्डा बरसाना Te कर दिया। 
इस पर भीड़ बिखर गई, जिसके पश्चात्‌ पुलिस ने दो आदमियों 
को गिरफ्तार कर कोतवाली में भिजवा दिया । थोड़ी देर में 
= हजार आदमी FHSS हो गये । लोगों ने इन बेकसूर 
आदमियों को छोड़ देने का आग्रह किया । इधर यह्‌ बातचीत 
हो रही थी और उधर किले से मशीनगनों के साथ गोरों का 
रिसाला आ पहुँचा | हथियारबन्द पुलिस वहाँ पहले ही विद्यमान 
| थी, लेकिन लोग डरे नहीं। कहते हैं कि चौदह साल का एक 
| बालक कूदकर मशीनगन पर चढ़ गया और निर्भयता का 
। उपदेश देने लगा । पुलिस ने उसे खींचकर नीचे उतारा | इस 
समय अकस्मात सिपाहियों ने पहले भीड़ पर संगीनो का वार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A o स्वामी श्रद्धानन्द 


किया और फिर गोली चला दी । 
संगीनों एवं गोलियों ने कितने लोगों को घायल किया, इसके 
बारे में एक मत नहीं हो सका । दर्शकों की सम्मति थी कि 
सत्ताईस के लगभग लोग घायल हुए जिसमें से दो वहीं मर. गये । 
लाशों और घायलों को घसीट कर सिपाहो कम्पनी बाग में ले 
गये । उधर अफवाह फैल गई कि कम्पनी बाग में सैकड़ों लाशें 
पड़ी हैं । अब चाँदनी चौक में इकटठे लोग बाग के सामने वाले 
द्वार पर जमा हो गये तथा लाशों की माँगे करने लगे । पुलिस 
ने दूसरी बार फिर गोली चला दी, जिससे कम से कम दस 
आदमी घायल हो गये । इस प्रकार भारत के इस नवीन अभ्यु- 
त्यान का श्रीगणेश रक्तपात से हुआ | इस रक्तपात में हिन्दुओं 
का रक्‍त भी था तथा मुसलमानों का भी । कुर्बानी के इस अनूठे 
उदाहरण ने बूढ़ी दिल्ली में जवानी का खून भर दिया | 
उधर स्वामी जी के आगे-पीछे बीस-पच्चीस हजार की 
भीड़ भारत माता की जय ! हिम्दू-मुसलमान की जय' के नारे 
लगातो हुई चली । उनके पीछे कई मशीनगर्ने और घडसवार 
सिपाही पहरा देते हुए चले जा रहे थे। जब जनसमुदाय घण्टा 
घर पहुँचा तो देखा, गोरखा सिपाही लाइन बाँधे खड़े हैं, पर 
जनता में से न तो कोई भयभीत हुआ तथा न हौ किसी ने 
दिल्ली के नाम को कलंकित करने वाला ऐसा कोई कार्य किया। 
उधर सिपाहियों ने संगीनें स्वामी जी की ओर बढ़ाते हुए 
कहा, 'हट जाओ नहीं तो हम छेद देंगे ।” स्वामी जी एक कदम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aS कात हुई, हिन 


और बढ़ गये । संगीन स्वामी जी को छाती को छू रही थी। 
उन्होंने गरजते हुए कहा, “मारो गोली । यह दृश्य शायद मिनट 
भर रहा होगा। हतप्रभ सिपाहियों ने बन्दूकें नीचे कर लीं तथा 
स्वामी जी के साथ जुलूस आगे बढ़ गया । हिन्दू-मुसलमानों के 
इस बलिदान ने चमत्कार दिखलाया और लोग ‘ea’ शब्द की 
व्याख्या करने लगे--ह से हिन्दू तथा 'म से मुसलमान | हिन्दू- 
मुसलमानों की यह एकता अभूतपूर्व थो । ३० मार्च को ही गोलो 


से आहत एक मुसलमान का जनाजा निकालने का निश्‍चय 


हुआ । 3 
३१ मार्च को पचास हजार की मातमपुरसी में मुसलमान 


शहीद का जनाजा निकला | इस शहीद के चरणों में पहली बार 
स्वामी जी की स्वर्गीय हकीम अजमल खाँ साहब से कया मुला- 
दू ओर मुसलमान पहली वार गले से गले मिले | 
बरसों से बिछड़े हुए एक हृदय के दो टुकड़े फिर हुए । शाम 
को भी वैसे ही पाँच जनाजे और निकले। शहीदों. के खून से 
तैयार हुई भूमि में बिखेरे गये एकता के बीजों का सिचन आँखों 
से बहती हुई प्रेम की जलधारा से किया गया । वह्‌ केसा दृश्य 
था ! विमानों पर बैठकर यदि इन्द्रपुरी के देवगण उसको देखने 
आ सकते तो. दोनों हाथों से देहली निवासियों पर पुष्प-वर्षा 
करते | 


४ मार्च को देहली ने एक और सुनहरी तथा भव्य दृश्य. 


® 
उपस्थित कर दिखाया । शाही जामा मस्जिद के मिम्बर पर से 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee his diet ST 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


7 स्वामी श्रद्धानन्द 


ree eee 


AAAS IITA ES TOLLE, 


एक आरे हिन्दु संन्यासी ने “त्वे हि नः पिता वसो त्वे माता 
शतक्रतो बभूविथ | Has सुम्नयीसहे ।” के वेदमन्त्र द्वारा 
ईश्वर के माता ओर पिता के रूप का वयन किया और ओदरेसू , 
शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!” के साथ अपना भाषण GHIA 
किया । कई मसजिदों में ऐसे ही दृश्य देखने में आये श्र कई 
मन्दिरों में भी मुसलमानों के भाषण होने की अदभुत घटनाय 
दीख पड़ने लगीं । शुद्धि तथा संगटर के सन्‌ १६२६ के Feat 
में भी स्वामी जी ने लिखा था--“५रस्पर मनोमालिन्य की इतनी 
दुषेटनायं घट जाने के बाद भी वह अदूभुत दृश्य मेरी आंखों के 
सामने आज भी वेसा ही बना हुआ है और में इसी आशा एर 
जिन्दा हूं कि आपस के सन्देह की सब घटाये शीघ्र ही छिल्न- 
भिन्न हो जायेगी, धर्म तथा सत्य का सूये अपने ody प्रकाश के 
साथ फिर उदय होगा और फिर XA ही सुवर्णीय दृश्य देखने 
में श्रायेंगे ।” ao १८ अप्रैल की रात तक देहली में राम-राज 
रहा । शहर में एक भी ताला नहीं टूटा, एक भी मारपीट नहीँ 
हुई, एक भी जेब नहीं कतरी गई--और तो क्या जुएखाने तथा 
शराबखाने भी बन्द रहे और सबने देवियों को मां बहन 
आर बेटी समझ कर उन का द्र किया | इस रामराज में 
सरकार को पुलिस व फ़ौज की कहीं छाया तक देखने में 


न आठी थी। शहर का ag प्रबन्ध जनता के अपने हाथों 
में था। 


aè 


i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जा... 


rè 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजनीति के विस्तृत क्षेत्र में ४८३ 


इस रामराज के दिलों में स्वामी जी को गुरुकुल के दिनों 
से भी अधिक मेहनत से काम करना पड़ा। शाम को. सात 
बजे लौट कर आठ वजे भोजन करते, फिर ग्यारह बजे तक 
कार्यकर्ताओं के साथ सलाह-मशवरा होता और आप को एक- 
सात्र पंच मानकर फ़ेसले के लिये आये हुए रामों को निबटाया 
जाता | ग्यारह बजे बिस्तर पर Ged | अढ़ाई बजे सवेरे ही 
उठ कर वेठ जाते । पांच बजे तक नित्य कमे से निवृत्त होकर 
शहूर में गश्त जगाने निकल पड़ते | दुपहर को बारह बजे पानी 
या शरवत का एक गिलास लेकर दिन भर निकाल लेते ओर 
रात को आठ बजे ata घणटों में केवल एक बार भोजन 
करते | सरकारी 'ञ्रदालतां में पाच-पाच वपे तक PAN न 
हुए हुए मामले भी स्वासी जी श्रथवा- हकीम जी द्वार खड़े 
खड़े निबटा दिये गये | १६ set को देहली की हड़ताल खुली 
आर स्वःमी जी को सुस्ताने को कुछ समय मिला । हड़ताल के 
इन दिनों में हिसी-किली दिन तीन-तीन चार-चार सभाओं में 
बोलना और घण्डों लोगों के साथ दिमाग लड़ाना पड़ता था | 
पंजाब और सिंध के दौरे पर जाते हुए महात्मा जी को देहली 
ठहरने का निमन्ब्रण भी स्वामी जी ने देहली निवासियों की ओर 
से दिया था | उस निमन्त्रण को स्वीकार कर महात्मा जी 
देहली आते ge पलवल में गिरफ़्तार करके बम्बई वापिस लौटा 
दिये गरे ? ¦ उस दिन भी लोगों को कावू रखना बहुत कठिन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४८४ स्वामी श्रद्धानन्द 


था । देहली की जनता जानती है कि उन दिनों में स्वामी जी ने 

जिस निर्भीकता, वीरता, साहस, 84, लोकसेवा तथा सच्चे , 

नेतृत्व का परिचय दिया, उसमें देहली के दूसरे नेता पूरे नहीं 

उतरे । खुफ़िया पुलिस की शरारतों को सफल न होने देना 

कोई साधारण बात नहीं थी। देहली में पेजाब के मार्शल लॉ 

की घटनाओं का न होने देना भी स्वामी जी के श्रनथक परिश्रम | 

का परिणाम था । १६ अप्रेल को बड़े सवेरे दीनबन्धु एयडरूज़ | 

ने आपके निवास स्थान पर आकर आपको सूचना दी कि यदि | 

ध्राज हड़ताल न खुली तो शहर में फ़ौजी शासन की घोषणा कर | 

दी जायगी | परु, स्वामी जी के परिश्रम के फलस्वरूप उस दिन | 

हड़ताल खोलना पहिले हौ तय हो चुका था । हड़ताल खुल गई | 

श्रौर नेताओं को नीचा दिखाने की ताक में बैठे हुए अधिकारी | 

हाथ मलते रह गये | देहली के सत्याग्रही शहीदों की यादगार | 

खड़ी करने का श्रांदोलन उठाया गया | उसके लिये एक कमेटी | 
| 


भी बनाई गई । पर, आपने अपनी ही हिम्मत पर उसके 
लिये पहिले ही काम शुरू कर दिया था । पाटोदी-हाउस का 
स्थान खरीद कर वहां स्मारक बनाने के लिये एक लाख की 
प्रतिज्ञा भी स्वर्गीय दानवीर सेठ रग्घुमल जी से ले ली थी। 
डा० अन्सारी और हकीम अजभल खां दि तो अंगोरा फ़णड 
के लिये एक लाख जमा करने में लग गये। स्वामी जी ने इस 
स्मारक के लिये सब आवश्यक रुपया स्वयं ही शहर में घूम-घूम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| | | 
| || 
| i 
| 


| 
Í | 
| 


राजनीति के विस्तृत क्षेत्र में ४८५ 


कर जमा किया ओर पाटोदी-हाउस की सब ज़मीन को खरीद 
लिया । 
सत्याग्रह के सम्बन्ध में महात्मा जी के साथ आपका कुछ 
ऐसा तीन्र मतभेद हुआ कि २ मई सन्‌ १६ १६ को आपने सत्या- 
| ग्रह कमेटी से त्याग-पत्र दे दिया | इस मतभेद के कुछ कारण ये 
| थे :--महात्मा जी ने सत्याग्रह बन्द करते हुए गोली चलाये 
जाने का सब दोष लोगों पर ही डालां था | देहली की ओर से 
प्रतिवाद करने पर भी महात्मा जी ने अपनी भूल स्वीकार नहीं 
की । लाला शङ्करलाल पर ख़फ़िया पुलिस के फ़कीर मुहम्मद को 
पीटने का कूठा सुकृहमा चलाया गया था | महात्मा जी ने सब 
मामला जाने बिना ही उनको मुकदमा न लड़ने के लिये तार 
दे दिया था । बम्बई से छपकर पोस्टरों के रूप में आने वाले 
सन्देशों में स्थानीय अवस्थाओं का कुछ भी घ्यान नहीं रखा 
जाता था । देहली में ये पोस्टर कहीं भी न चिपका कर स्वामी 
| जी द्वारा नष्ट करा दिये जाते थे | महात्मा जी का 
आदेश था कि पुलिस के मांगने पर सत्याग्रह कमेटी के सदस्यों 
की सूची उसको दे दी जाय | स्वामी जी इससे सहमत नहीं थे | 
| अपने त्याग-पत्र में भी आपने इन बातों की ओर निदेश किया 
| था और उसमें लिखा था--“मेशी सम्मति में रौलट एक्ट 
। मानवीय स्वतन्त्रता तथा न्याय के मूलभूत सिद्धांत पर ही कुठा- 
uma करते हैं और आप मेरी दृष्टि में अपने देश की प्राचीनः 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


या मय जा 59955 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४८६ स्वामी श्रद्ठानन्द 


घ़्ाध्य़ात्मिक-संस्कृति फे प्रतिनिधि हैं, इसलिये राजनीति से कोई 
सीधा सम्बन्ध न रखते हुए भी आपकी पुकार पर अपने तन-मन 
से श्राप का साथ देना मैंने अपना कर्तव्य समझा । परन्तु देहली 
तथा अन्य स्थानों पर अ्रधिक्रारियों के जान बूझ कर जनता को 
भड़काने और पंजाब में कानून तथा व्यवस्था के नाम पर किये 
गये भ्रत्याचारों पर आपने जो मौन साधा है, उसमें में suger 
साथ नहीं दे सकता | इस समय भी श्यापके तथा पके उच्च 
चरित्र के लिये मेरे हृदय में बहुत अधिक सम्मान है और शप 
से मतभेद होने का मुझको हादिक खेद है । अन्तरात्मा में 
मतमेद रखते हुए भी यदि उसको में प्रगट नहीं करता और उस 
के परिणाम को सहन नहीं करता तो में अपने प्रति ही मिथ्या 
व्यवहार करूंगा | संन्यासी की हैसियत से में i, sear 
ओर ब्रह्मचर्ये रूपी धर्म के प्रचार में लगा रहूगा | रौलट एक्ट 
के सम्बन्ध में मेरी अब भी बही धारणा है और समय अने पर 
उसकी अवज्ञा करना में अपना कतव्य GATT | इस समय मैं 
विशेषरूप में अपने को देश में ऐक्य की स्थापना करने, पंचा - 
यतों हारा आपस के झगड़े निबटाने, स्वदेशी तथा aE भाषा 
हिंदुस्तानी के प्रचार करने और सरकारी यूनिवर्सिटियों से स्वतन्त्र 
राष्ट्रीय शिक्षा को विकसित करने में लगानी चाहता हूं । Dea 
में में आपको विश्वास दिल्लाता हूँ कि मेरे दिल में राप 
के लिये प्रेम तथा आश के 9७-७७ वैसे ही विद्यमान हैं, जैसे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 जॉ eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजनीति के विस्तृत क्षेत्र में ४८७ 


|... फणणण्णिणण्ण्णणणणण्णणिफ्क््यक्् याया 
| । पहिले थे और जव आपकी ओर से किसी ऐसे धार्मिक काम के | 
| । लिये फिर बुलाया जाऊंग , जिसमें में आप से सहमत हो सकू, | 
तो आपके पीछे चल कर क्रिया द्वारा साथ देने में ज़रा भी | 
अगा-पीक्का न करूंगा |” | 
| 
| 
| 
| 


| स्वामी जी की ही प्रेरणा से लोकमान्य की बरसी पर देहली 

| में एक पंचायत की स्थापना की गई थी और हक्तीम साहेब उसके 

| ¦ संयोजक बनाये गये थे। इसी बीच में आप की गिरफ़तारौ की 

| बहुत गप्पं सुनाई देने लगीं | यह भी कहा जाने लगा कि आप 

| देहली से बाहर पेर रखते ही गिरफ़्तार कर लिये जायेगे । ता० 

| | ८ जून को इलाहाबाद में कांग्रेस-वर्किंग-कमेटी की बेठक में | 
' अमृतसर में कांग्रेस होने न-होते के सम्बन्ध में विचार दोने | 

वाला था | उस के लिये आप को भी वहां बुलाया गया था । 

azi श्राप गये, पर गिरफ्तारी की अफ़बाह सच्ची सिद्ध 


नहीं हुई | 


(ग) पञ्जाब तथा अमृतसर में 
हृद्य से कांग्रेस आंदोलन के साथ न होते हुए भी आप 
कांग्रेस की ओर sama et खिंचते चले गये । इलाहाबाद में 
आप फे ही आग्रह पर कांग्रेस का अमृतसर में होना तय 
| हुआ | सम्भवतः इसीलिये उस के आयोजन का सब भार भी 
srg के कन्धों पर ही आ पड़ा। दीन, दुखियों और संतप्त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= स्वामी श्रद्वानन्द 


लोगों को संकट में सहायता करना आप का स्वभाव-सा हो 
गया था । पञ्जाव फ़ौजी-शासन की अन्यायपूण असहनीय 
चोडों के घावों से घायल हुआ पड़ा था | जलियांवाल्ला बगा 
में सेकड़ों के भाई. पति श्रौर बालक डायर की गोलियों के 
शिकार हो गये थे । कितने ही घरों में मातम छाया हुआ था | 
अ्रचितित श्रापत्ति के आतंक से प्रांत के लोग चोट खाने के 
बाद मुह से आह तक नहीं निकाल सकते थे । भअत्याचार्पूण 
उस शासन की गरमी में जब ऊपर श्राकाश में स्वच्छन्द विचरने 
बाले परिन्दों के भी पर जलते थे, तब भूमि पर विचरने वाली 
निःशस्त्र एवे मूक प्रजा का तो कहनां ही क्या था ? स्वामी जी 
ने श्रमृतसर-का प्रेस के स्वागताध्यक्ष के असन से दिये गये 
भाषण में माशल्न-लॉ के al शासन का रोमांचकारी चित्र 
खींचते हुए कहा था-“जिन हकूमत के नशे में चुर मनुष्यों का 
जीवन ही NY का स्वरूप हो, उनकी समभ में न सत्य का 
गौरव आ सकता है और न वे सत्याग्रह की शान को समभ 
सकते हैं । स्वार्थे का इन्द्रासन डांबाडोल हो गया । इस 
दुबले, बीमार, मुनहनी जिस्म के अन्दर वाले आत्मा के तेज को 
दुनियांदार स्वार्थ न सहन कर सका | जिन बहादुर afew 
जनरलों और गम्भीर नीतिमान ब्रिटिश शासकों ने एक तिहाई 
दुनियां को जीत कर जर्मन-साम्राज्य की शक्ति खाक में मिला 


दी थी, उस के योद्धा इस नह शक्ति के aga से दहल गये 


SSS EEE SII J 


E- aP a सपर 4 os 455 a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= के विस्तृत क्षेत्र में ४८६ 


आर उसी का नतीजा पञ्जाब का घोर उपद्रव है। अराजकता | 
का राज हो गया, मनुष्य की जान का कुछ मूल्य न रहा, जेल- | 
खाने भर दिये गये, बोलना अपराध हो गया, नंगे चूतड़ों पर 
कोडे खाकर चिल्लाना पाप हो गया, इब्ज़तदारों नें खाली इज्जत 
बचाने के लिये पुलिसरूपी यमदृतों के घर भर दिये और साध्वी 
सतियों के लिये अपने सतीत्व की रक्षा कठिन हो गई | जलियां- 
वाला बाग की घटना सामने लाओ SNL जनरल डायर के इस 
| कथन को याद करो--हां, में समझता हूँ कि बिना गोली 
| चलाये भी शायद में उन को मुन्तशिर कर सकता था ।? इस 
| पर प्रश्न हुआ कि फिर श्राप ने ऐसा ही क्‍यों न fear? उत्तर 
| मिला--'वे लौट कर मेरी हसी sera और में बेवकूफ़ बनता ।' 
| शायद इसी मौके के लिये शायर ने कहा था--'किसी की ज्ञान 
| जाये आप की Her ठहरी |? एक वहादुर त्रिटिश जनरल की 
| शान पर सैंकड़ों युवा, बूढ़े और बालकों के सीस चढ़ जांय तो 
क्या परवा है, उस की शान में फ़रक न आना चाहिये। उन 
ग्यारह से पन्द्रह वर्षे की विधवाओं का चित्र अपने सामने 
लाइये, जिन के पति शूली पर चढ़े या भून डाले गये और जिन 
के उदासीन gal के दशन-मात्र ने मुझे, नेहरू जी sie 
मालवीय जी को आठ-आठ आंसू रुलाया | एक युवक के नंगे 
चूतड़ों पर बेतों की मार का हाल सुना कर एक वृद्ध ऐसा रोया 
कि उस की fart बंध गई | सिंह पुरुष चौधरी बुग्गा की वीर 


४६० ` ` `` * ..स्वामी श्रद्धानन्द 


a 


रमणी का एक गोरे के हाथ से खींच कर मकान से वाहर लाया 
जाना eae एक घटना है। “नियम के नाम पर 
विप्लब और शान्ति के नाम पर अत्याचार का राज्य फेल गया | 
माशल-लॉ ने नर-नारी, बालवृद्ध और युवा सब को बेजान 
कर दिया । वशाख की पवित्र संक्रान्ति के दिन जो रक्त से 
भूमि लाल हुई, उस के श्रवण मात्र से सव के छक्के छूट गये | 
हां, उस दिन माशज-लॉ का विजय हुआ और शांति फैल गई, 
परन्तु वह श्मशान-भूमस और कबरिस्तान की शान्ति थी--वद्द 
मौत की शांति थी |” 

पञ्जाव को det अबस्था में उसकी सुध लेने वालों में और 
आहत पञ्जाव के अधिकांश भाग का पुलिस तथा खुफ़िया-पुलिस 
की छाया में दौरा करने बालों में बीरवर, निर्भीक और साहसी 
स्वामी श्रद्धानन्दजी का नाम सबसे पहला है | इलाहाबाद की 
भारत-सेवा-समिति के, जिसके महामना मालवीयजी स्थिर प्रधान 
थे, उप-प्रधान होकर batter पीडित शोर Seq पञ्जाव के 
अनाथों ओर विधवाओं को सहायता देने का काम श्रपने 
ज़िम्मे लिया | अपने व्यक्तिगत प्रभाव और व्यक्तिगत fail 
से सवा लाख से अधिक रुपया इस काम के लिये जमा 
किया | सहायता के बाद बचा हुआ लगभग एक लाख रुपया 
समिति को सौंप दिया, जिससे मालवीयजी ने समिति के Raz 
कोष की स्थापना की | जिस काम के लिये समिति के उप-प्रधान 


|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i राज॑नीति के विस्त क्षेत्र में BER 


हुए थे, उसको सम्पन्न करने के बाद आप उससे अलग हो गये। 
सहायता देने का यह काम करते हुए आपने Aisa और सृतप्राय 
पञ्जाव को संजीवनी प्रदान कर फिर से जीवित किया और उसमें 
पहिजे से भी अधिक उत्साह, तेजस्विता तथा नेतिकता का संचार 
किया | कांग्रेस की उस जांच-कमेटी को, माननीय मोतीलालजी 
नेहरू जिसके प्रधान और महात्मा गान्धी, देशबन्धु दास और महा- 
मना मालवीय जी जिसके सदस्य थे, आपने जो सहायता पहुँचाई 
उसको खोल कर लिखने की श्रावश्यकता नहीं | गुप्त कागज-पल 
आर चोरी से लिये हुए चित्र पूरे विश्वास के साथ ब्रिलकुल 
निःस्संकोच होकर लोग आपको ला देते थे और पके पास 
अकर भीतर के मेद भी खोल जाते थे । जहां से सात्तियां 
मिलनी .कठिन होती थीं, वहां आपके पहुंचते ही लोग AAA ral 
जाते थे । बात तो यह थी कि पंजाब आपका अपया प्रदेश था। 
बहां के लोगो के हृदयो पर आप कोइ आ घी शताव्दि पहिले से ही 
अधिकार किये हुए थे । यापक भ्रम, सवाई BIE. सहृदयता क्ती 
उन पर छाप जगी हुई थी | काँग्रेस की जांच-रिपोट पर आपका 
नाम तो नहीं दे, किन्लु उह आपका ही किया-कराया हुआ 
सब काम दे | 

दखी, पीडित, सन्तप्त तथा आहत पंजाब में ओर वहां भी 
उस अमृतसर शहर में, जिसका अज्ञाप्रत्यज्ञ Ba हुआ था; उस 
बर्ष कांग्रेस के अधिवेशन के होने की कोई कल्पना भी नहीं कर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= Ja स्वामी श्रद्धानन्द 


सकता था | सरकारी लोगों के विरोध को विफल बना कर सब 
नेताओं को भी आपने अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन करने 
को मना लिया, किन्तु श्राल-इणिडया-कांम्रेस-कमेटी के उस वर्ष 
के प्रधान महामना मालवीयजी को मनाना कठिन हो गया | 
आपने अपने भाई एण्डरूज़ को मालवीयजी के पास केवल उनको 
मनाने के लिये भेजा | पर, वे नहीं माने । फिर शाप स्वयं 
मालवीथजी से मिले | मालवीयजी इस शते पर शप्म्रतसर में 
कांग्रेस होने देने को सहमत हुए कि दूसरे नेताओं और प्रान्तों से 
किसी प्रकार की भी सहायता की अपेत्ता नहीं रखनी होगी । 
आपने सब जिम्मेवारी श्रपने पर ले ली । wa प्रश्न यह था कि 
स्वागत-मसिति का अध्यक्त कौन हो ? स्वामीजी को जिन 
अवस्थाओं में इस ज़िम्मेवारी को भी अपने ही कन्धों पर उठाने 
के लिये बाधित होना पड़ा था, उनका उल्लेख अपने भाषण में 
करते हुए आपने कहा था-“पहिला कारण मेरे लिये इस वेदी 
पर आने का यह है कि पंजाब में जिन रत्नों ने भारतमाता के 
उज्ज्वल माथे को दाग से बचाने के लिये फांसी तथा जन्म-केद 
को तुच्छ समझा और निरपराध होते हुए भी रहम की दरखास्त 


`को पाप समक कर कैदखाने को काशी आर काने का रुतबा 


दिलाया--ह्रकिशनलाल, दुनीचन्द, रामभजदत्त, किचलू, सत्य- 
पाल--उन्होंने अपनी भरी सभा से सुझको आज्ञा भेजी कि में 


र स्वागतकारिणी का सभापति बनूं । फिर मैंने जेल के गनी पिंजरों 


ee OE लत ज््/:पएप-7॥" ee he x 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजनीति के विस्तृत क्षेत्र में ५६३ 


से श्रद्धा-सम्पन्न चौधरी बुग्गा और वीर महाशय रत्तो से सिंह 
पुरुषों की भी यही ध्वनि सुनी | परन्तु जब इनमें से कुछ बीरों 
की धर्मपत्नियों ने यह कहते हुए कि 'बन्दी-गृहों में घिरे हुए हमारे 
पति-महाशयों की आमा तभी शान्त होंगी, जब कांग्रेस का 
महोत्सव न टले'--भिच् संन्यासी से भिक्षा मांगी तो उसे 
मातृशक्ति के आगे सिर BBA पड़ा | यह पहिला कारण मेरे 
इस वेदी पर आने का है | दूसरा कारण मेरा आश्रम और 
उसका कव्य है | सनातन वैदिक-धम की रत्ता के लिये जो सम्प्र 
दाय (सनातन-धर्म समाज, आर्यसमाज और अन्य सभा-समाज) 
भारतवर्ष में स्थापित हैं, उनका प्रश्न है कि संन्यासी का राज 
नीति से क्या सम्बन्ध ? मेरा उत्तर-“वेद मुके आज्ञा देता हे 
कि सौ वर्षों की उमर तक जीने की आशा कर्म करते हुए ही 
करूं, परन्तु शर्त यह है कि उन कर्मों में फैंस नहीं ।” भाषण में 
बताये गये इन कारणों के अलावा एक कारण six भी था। 
देवियों के डेपुटेशन के प्राथैना करने के बाद SUT महात्मा 
गांधी से भी इस सम्बन्ध में सम्मति मांगी थी। गांधी जी 
ने साबरमती से भाद्रपद UH! १० सम्वत्‌ १६७५ को आपको 
इस अशय का पत्र लिखा था--'भाई साहब ! आपका पत्र 
मिला । मेरा यह विश्वास है कि जब तक हम लोग घामिक 
भावना से राजनीतिक-न्षेत्र में प्रवेश नहीं करते, तब तक भारत 


ee 


का सच्च्चा और वास्तविक भ्रभ्युदय नहीं हो सकता । यदि आप DEER 


- 8४ स्वामी श्रद्धानन्द 


ay rer neo 
ae a OE | z 


स्वागत समिति के सभापति हो जायेंगे पो आप काँग्रेस में 
धार्मिक भाव मंदा करने में समथ हो सकेंगे। इसलिये आपको 
स्वागत-समिति का सभापति होना ही चाहिये | यही सलाह में 
आप को दे सकता हूं ।? इस सलाह ने निणीय कर दिया | आप | 
ने पहिले ही 4 अपने ज़िम्मे लिये हुए काम को स्त्रागत-समिति | 
के सभापति की हैसियत से और भी श्रधिक उत्साह से शुरू | 
कर दिया | भगवान्‌ को भी, मालूम होता है, आपकी हिम्मत की 
परीला लेने का यही अच्छा अवसर हाथ आया था | पयडाल | 
के लिये तय्यार की हुई भूमि वारबार पानी से भर गई। | 
| 
| 


अभ्रतमर में कुछ ऐसा मूसलाधार पानी बरसना शुरू हुआ 

कि अन्य बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेने के वाद वर्षा ने 

कल्पनातीत संकट उपस्थित कर दिया | २४ दिसम्बर को, जिस 

दिन बारह स्पेशल ट्रेने राने को थीं, सब मेहनत तथा साधन 

लगा कर पण्डाल खड़ा कर लेने के बाद ऐसी वर्षा हुई, जसे 
| पिछले चालीस वर्षो में कभी नहीं हुई थी। अमृतसर की गलियों... 
. में घुटनों पानी चलने लगा प्रतिनिधियों के लिये डाली हुई | 
| | 
| 


छोलदाशियां पानी में तरने लगीं | शहर में बाढ़ का-सा दृश्य 
उपस्थित होगया । स्वामी जी शहर में घरमे और एक-एक मुद्दे - 
में जाकर लोगों से अपील की कि कांग्रेस पर आने वालों के 
लिये अपने घरों में स्थान खाली करो और अतिथि-सेवा के 
ज्र धर्म का पालन करते हुए अपने शहर की लाज बचाओ | इस 


~ ~~ 9 9898 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजनीति के विस्तृत क्षेत्र में ४६४ | | 


|. अपील ने शहर में जादू कर दिया। लोग स्टेशन और राम्तों | | 
| ¦ पर जा खड़े हुए जिसके सामने जो आया, उसको ही बह | || 
' आपने घर ले गया | घरों में केवल ठहराने का ही प्रवन्ध नहीं | 
किया गया किन्तु भोजनादि की भी सर्वोत्तम व्यवस्था की गई। | | 
STAAL गये हुए प्रतिनिधि श्राज तक भी अमृतसर वालों क्री | 
अतिथि-सेवा को याद करते हैं । इस प्रकार प्राकृतिक और सांसा- 
fis सभी तरह की विध्त-बाधाओं पर विजय प्राप्त कर कांग्रस 
के ऐतिहासिक अधिवेशन को सफलता की दुष्टि से भी ऐति- 
हासिक बनाने में आपने जिस सत्साहस का परिचय दिया, वह 
कांग्रेस के इतिहास में चिरस्मरणीय होगया | 

आप का राष्ट्रभापा हिन्दी में दिया गया ओजस्त्री भाषण 
भी ऐतिहासिक ही था । एक संन्यासी का भगवे वेश में कां ग्रेस 
के अच पर से श्रधिकाश्युक्त वाणी से भाषण करना जहां 
कांग्रेस के इतिहास में पहली महान्‌ घटना थी, वहां इस 
महान्‌ घटना के अन्तरगत कई ऐसी छोटी-मोटी महत्त्रपूण घटनाय 
घट गई जिन्होंने उस घटना की महानता को और भी अधिक 
। बढ़ा दिया । सोने में सुगन्ध पेदा कर दी | अहमदाबाद म॑ कांग्रेस 
et जो राष्ट्रीय रूप खिले हुए कमल के रूप में दीख पड़ा, उसका 
| ` बोजस्त्रामी जी के हाथों से अमृतसर में ही रोपा गया 
था । राष्ट्रभाषा हिन्दी को कांग्रेस के मंच पर अधिष्ठित करने 
के साथ साथ देशवासियों से भिखारियों की सूखी राजनीति 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


. g 


| 


४६६ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


को तिलांजलि देकर कांग्रेस के मच पर से यह मामिक अपील 
पहली ही बार की गई थी-*-“यदि ज्ञाति को स्वतन्ल देखना | 
चाहते हो तो स्वयं सदाचार की मूर्ति बन कर श्रपनी सन्तान 
के सदाचार की बुनियाद रख दो । जब सदाचारी-ब्रह्मचारी | 
हों शिक्षक और कौमी हो शिक्षा-पद्धति, तब ही क़ौम की | 
ज़रूरतों को पूरा करने वाले नौजवान निकलगे, नहीं तो इसी | 
तरह श्राप की सन्तान विदेशी विचारों और विदेशी सभ्यता की 
गुलाम बनी रहेगी ।” त्याग, तपस्या और चरिल्लनिर्माश के 
लिये अपील करते हुए पहिली ही बार कांग्रेस के मंच से यह 
कहा गया था कि-- 
“श्रक्रोघेन जयेत्क्रोध, sary साधुना जयेत्‌ | 
जयेत्कदर्य दानेन, जयेत्सत्येन चानृतम्‌ ॥” 
और पहली ही बार यह कहा गया था--“सब व्यक्ति हमारे 
भाई हैं, उन में जो दोष घुस जाते हैं वे ही हमारे श्व हैं। 
श्रोडायर और डायर, जानसन और श्रोब्रायन ये सब हमारे 
| ही तो भाई हैं। एक ही पिता की तो सब सन्तान हैं । उन के 
| अन्दर क्रोध और असाधुता के जो भाव हैं, वे ही हमारे wg हैं । 
eere Ra वेदना में से TSA का पञ्जाब को सौभाग्य 
| | प्राप्त हुआ दै उस का फल यह है क्रि जाति को “तप? का गौरव 
| मालूम हो गया। माशेल-लॉ के दिनों में पता लगा कि पुलिटि- 
कल अधिकारों का शोर मचाने वाले यदि चरित्रहीन हों तो वे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


We She Oe eo) 59. iai 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


DT DD POPP PI RPP LPL क्य T 


देश को श्सातल में ले जाते हैं । इसलिये सब से बढ़कर | 
काम चरित्र-संगठन का दै, जिसे जाति को अपने हाथ में लेना 
चाहिये \? l | 
जो हरिजन श्रान्दोलन इस समय महात्मा गान्धी सरीखे | 
देवपु हष की कठोर साधना के बाद देशव्यापी बन रहा हे और 
जिसके लिये उस दिव्य-पुरुष ने अपने प्राणों की बाजी a दी 
है, उसके लिये भी कांग्रेस के मंच पर से सबसे पहिली आबाज़ 
इस ऐतिहासिक भाषण में ही उठाई गई थी | उसमें कहा गया 
था-“ल्लण्डन नगर में भारत की रिफा्मे-स्कीम-कमेटी के सामने | 
ईसाई-मुक्ति-फौज के बूथ टकर साहब ने कहा था कि भारत के 
साढ़े छः करोड़ Hadi को विशेष अधिकार मिलने चाहिये और 
उसके लिये हेतु दिया था--क्योंकि वे भारत में gaa गवने- 
daz रूपी जहाज़ के लंगर हैं! इन शब्दों पर गहरा विचार 
कीजिये और सोचिये कि किस प्रकार आपके साढ़े छः करोड़ 
भाई, आपके जिगर के टुकड़े, जिन्हें आपने काट कर फक दिया 
है, किस प्रकार भारतमाता के साढे छः करोड़ पुत्र एक विदेशी 
गवसेमेरट रूपी जहाज के लंगर बन सकते हैं । में आप सब बद्दिनों 
आर भाइयों से एक याचना करूंगा | इस पवित्र जातीय मन्दिर 
में बैठे हुए sA gadt को मातृभूमि के प्रमजल से शुद्ध करके 
प्रतिज्ञा करो कि-“आज से वे साढ़े छः करोड़ हमारे लिये 
sga नहीं रहे बल्कि हमारे बहिन आर भाई हैं | उनकी पुलियां 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४९८ स्वामी श्रद्धानन्द 


TOS 


झर उनके पुत्र हमारी पाठशालाओं में get | उनके गृहस्थ 
नर-नारी हमारी asl में सम्मिलित होंगे । हमारे स्वतन्त्रता 


प्राप्ति के युद्ध में वे हमारे कन्धे से कन्धा जोडगे और हम सब | 


एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ही अपने जातीय उद्देश्य को पूरा 
करेंगे |! हे देवयो और सज्जन पुरुषो ! मुके आशीर्वाद दो कि 
परमेश्वर की कृपा से मेरा यह स्वप्न पूरा हो |” 

राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार के मौलिक विचारों से भरे 
हुए उस माषण में बिदेशी खान-पान, विदेशी वस्न-भूषा अर 
बिदेशी भोगमय जीवन क्रो तिलांजलि देने की भी ज़ोरदार 
अपील पहली ही बार कांग्रेस के मंच पर से की गई थी | 

स्वामी जी द्वारा जिन धामिक भावों का समावेश गांधी 
डी कांग्रेस में कराना चाहते थे, उन भावों से बह भाषण अथ 
से इति तक भरा हुआ था। महात्मा गांधी ने “यंग इशिडया? 
में उस ऐतिहासिक भाषण के सम्बन्ध में लिखा था--“स्वागत- 
समिति के श्रध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्द जी का भाषण उच्चता, 
पवित्रता, गम्भीरता और सचाई का नमूना था | वक्ता 
के व्यक्तित्व की छाप उस में आदि से अरन्त तक 
अगी हुई थी । मलुष्य-मात्र के प्रति उस में सद्भावना प्रगट 
की गई थी। उन्होंने ठीक ही कहा था कि अंग्रेजों को प्रेम से 
जीतना चाहिये ।” कांग्रेस के प्रबन्ध की प्रशंसा करते हुए 


बम्बई के 'इरिडयन-सो शियल्-रिफा्रः ने लिखा था--“अम्ृत- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
२ ह 


RRR ee ee a 


~~ 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aa के विस्तृत क्षेत्र में ४६६ 


सर-कां ग्रेस के सप्ताह में सहसा ही सब को अपनी ओर 
safa और अपने व्यक्तित्व से हर किसी को प्रभावित करने 
बाले महान्‌ व्यक्ति स्वामी श्रद्धानन्द थे, जिन्होंने अपने देश- 
वासियों के लिये भयानक संकटापन्न श्रवस्था में उस पवित्र 
कत्तेव्य का भार स्वयं ही अपने Beal पर उठा लिया था। 
भारत की पवित्रता के द्योतक काशाय वस्त्रां के वेश में वह 
विशाल, ओजस्वी तथा प्रतिभाशाली मूति, जिस के चेहरे पर 
शक्ति तथा तेज चमक रहा था, साधारण से. साधारण दशक 
की भी स्वयं सेवा करते हुए और महान्‌ संगठन के छोटे से 
छोटे कायै का भी स्वयं निरीक्षण करत हुए यहां व्या सभी 
जगह व्यापक दीख पड़ती धी |? न केवल देशवासियों की सेवा 
के कर्वव्य-पालन में किन्तु भगवान की कठोर परीक्षा में भी 
स्वामी जी पूरे उतरे | अमृतसर में कांग्रेस की वह 
महान्‌ सफलता स्वामी जी के महान्‌ व्यक्तित्व की महान 
विजय थी | 

मांटफोड-सुधार-योजना के लिये मि० मारटेगू को धन्यवाद्‌ 
देने और उस सुधार-योजना को स्वीकार करने के सम्बन्ध में 
लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, देशदन्धु दास आर महामना 
मालवीय जी आदि नेताओं में इतना अधिक मतभेद था कि 
कभी-कभी अमृतसर में भी सूरत का दृश्य उपस्थित होने का 
भय दीखने लगता था। अमृतसर में सूरत के इतिहास की 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= न होने देने में भी स्वामी जी का बहुत अधिक हाथ 
था । नेताओं को एक मारी पर लाकर काँ प्रेस के अधि- 
वेशन की सफलता द्वारा आप ने न केवल पञ्जाबका ही 
मस्तक ऊंचा किया, किन्तु समस्त देश का ही माथा गौरव फे 
साथ ऊंचा कर दिया और बता दिया कि AA aaa में 
भी आप क्या कुळ कर सकते a | 

काँग्रेस के बाद एक मास ओर पीड़ित पञ्जाब की सेवा में 
निकल गया । काँग्रेस के अपने ऐतिहासिक-भाषण में आपने 
“जलियांवाल्ा-बाग! को “अ्मर-बाटिका’ का नाम दिया था | 
वहां शहीदों का स्मारक बना कर उलको वस्तुतः 'अमर-बाटिका' 
बनाने का विचार किया गया | आपने देहली के 'पटौदी हाउस” 
के समान वहां की सब भूमि को खरीदने का प्रस्ताव किया । 
उस प्रस्ताव को पूरा करने के लिये चन्दा ale जमा करने के 
सत्नों में अन्य नेताओं के साथ पूरा हाथ वटाया । जबतक सब 
भूमि खरीद न ली गई, तब तक श्प को सन्तोष नहीं हुआ अर 
जब तक उस की योग्य व्यवस्था नहीं कर दी गई, तब तक 
आप नेताओं विशेषतः महात्मा जी के साथ बराबर पत्र- 
. व्यवहार करते रहे | 

अमृतसर की कहानी पूरी करने से पहिले एक और घटना 
का यहां उल्लेख कर देना भ्बश्यक है। पञ्जाब के फ़ौजी- 
शासन की ब्यादतियो के सम्बन्ध में जांच करने के लिये 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


5 9 मै PS CF 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 के विस्तृत क्षेत्र में ५०१ 


LLCS TPT PEO OTT OATES IOP EE 


सरकार की ओर से लाडे दृयटर की श्रध्यक्षता में एक कमेटी 
नियुक्त की गई थी । कांग्रेस ने उस कमेटी का बहिष्कार नहीं 
किया था । लाडे इण्टर ने गांधो जी से पूछा--''झाप के 
लेफ़्टीनेयट स्वामी श्रद्धानन्द ने क्या श्राप के सत्याग्रह को दूषित 
सभम कर आप से सम्बन्ध तोड़ लिया था १? महात्मा जी ने 
उत्तर दिया--“ल्ेक्टिनेपट a कहिये, मेरे सहयोगी कहिये। 
स्वामी श्रद्धानन्द ने मेरे सत्याग्रह को दूषित नहीं सममा था, 
प्रत्युत वे मुक से भी कुछ आगे जाना चाहते थे और में उन 
के साथ श्रागे नहीं बढ़ सकता था ।? इस प्रश्न के पूछने में 
लाडे हयटर का भाव शुद्ध नहीं था, परन्तु महात्मा जी के 
उत्तर से स्वामी की उग्र और प्रगतिशील वृत्ति का परिचय 
मिल्लता है। 

फरवरी १६२० में आप को गुरुकुल-कांगड़ी जाने के लिये 
विवश किया गया | गुरुकुल जाने और उस से फिर अलग होने 
का उल्लेख गुख्कुल के प्रकरण में किया जायगा:। अक्तूबर सन्‌ 
१६२१ में गुरुकुल से अलग होने के बाद की जीवन-कथा का 
झारम्भ असहयोग आन्दोलन से होता दे | 


(ख) असहयोग के मेदान में 
गुस्कुल चले जाने के बाद आप ने सब से पहला यत्न 
गुरुकुल के स्थिर-कोष को परा करने का किया । इसी उद्देश्य 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द 


से जब भप कलकत्ता गये हुए थे, तब वहां कां प्रेस का विशेष 
झधिवेशन स्वर्गीय लाला लाजपतराय जी की श्रध्यत्तता में 
हुआ था। उस में भी आप सम्मिलित हुए थे और आप ने 
अद्रूतोद्धार-सम्बन्धी एक प्रस्ताव विषय-नियामक-समिति में 
उपस्थित करने के लिये स्वागत-समिति के पास भेजा था। 
प्रस्ताव को अनावश्यक समझ कर विषय-नियामक-ससिति में 
भी उपस्थित नहीं होने दिया गया | महात्मा गांधी के अ्रसहयोग- 
सम्बन्धी प्रस्ताव की धूम थी। गांधी जी समेत यदि देश के 
उस समय फे सौ नेता मान लिये ata, तो निन्यानवे उस 
के प्रतिकूल थे | स्वामी जी ने विषय-नियामक-समिति में महात्मा 
जी का पूरा साथ दिया था, किन्तु खुले ्रधिवेशन में “डिबीज़न' 
होने पर भी आप तटस्थ रहे थे) इस का कारण यह था कि 
नेताओं ने महात्मा जी को नीचा दिखाने के लिये मुख्य प्रस्ताव 
में धींगा-धींगी से “सब विदेशी वस्तुओं फे बहिष्कार' को भी 
शामिल कर दिया था । महात्मा जी अहिसा'की दृष्टि से बहि- 
ष्कार के प्रतिकूल थे | स्वामी जी भी ऐसे बहिष्कार को 
व्यावहारिक नहीं मानते थे, इसलिये वे उस के विरुद्ध थे । खुले 
अधिवेशन में महात्मा जी ने बहिष्क्रारवादी नेताओं के साथ 
सममोता कर के उन की बात मान ली थी | विषय-नियामक- 
समिति की इस धींगा-धींगी की कथा और समभौते का देतु 
स्वामी जी जब श्रपने भाषण में बताने लगे, तब सभापति ने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 9 9 9 8 8 8 = —— m SAP er 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 के विस्तृत क्षेत्र में ५०३ 


श्राप को वोलने से रोक दिया । स्वामी जी मंच पर से तुरन्त 
पनी जगह लौट sry और जनता के श्राग्रह पर भी आप ने 
सभापति की आज्ञा की अवज्ञा नहीं की । जिस अनुशासन का देश 
के सावे जनिक-जीबन में प्रायः अभाव दै, उसके पालन का वह एक 
ही दृश्य था | PARAI के बाद महात्मा जो जज मद्रास के दौरे 
पर गये, तव श्राप को अढ्ूतोद्धार का इतना महत्व मालूम 
हुआ कि कांग्रेस के नागपुर के अधिवेशन में बारह मास में 
स्वराज्य प्राप्त करने की शर्तों में अछूतोद्धार का भी समावेश किया 
ami नागपुर-कां प्रे में भो स्वामोजी सम्मिलित हुए थे और 
वहां से ऐसे बीमार होकर लौटे थे क्रि.तीन मास लगातार बिस्तर 
पर ही पड़े रहे थे । बिस्तर पर पड़े हुए भी श्राप प्रतिदिन दो 
घण्टा भारत के लिये स्वराज्य-प्राप्ति की प्रार्थना करने में 
निताया करते थे | बिस्तर से उठते ही श्राप अप्रैल सन्‌ १६२१ 
के सध्य में go मोतीलाल जी नेहरू की कन्या के शुभ विवाह में 
सम्मिलित होने के लिये इलाहाबाद गये | वहां कांग्रेस के प्रायः समी 
नेता पधारे थे | शिमला से महात्मा जी को वायसराय लाडे रीडिंग 
स मिलने के लिये मालवीय जी के तार ब पत्र आये । दीनबन्घु 
एगडरूज भी कुळ ऐसा ही सन्देश लाये थे | महात्मा जी ने xa 
सम्बन्ध में जब स्वामो जी की सम्मति पूछी, तब A 
कांग्रेस-व्किंग-कमेटी की सल्लाह के बिना जाने का स्पष्ट विरोध 
क्रिया | पर, महात्मा जी इस सलाह को न मान लने के फरमि 


_——— re 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A श्रद्धा नन्द 


लिये चले ही गये | स्वामी जी की दृष्टि में यह aga बड़ी भूल 
थी, जिससे athe को लाभ न होकर हानि ही हुई | वेजवाड़ा 
में आल-इग्रिडया-कां प्रेस-कमेटी में भारतीय राष्ट्र का चरखे 
वाला तिरङ्गा मयडा तथा तीन माह में स्वराज्य-प्राप्ति के लिये 
एक करोड़ सभासदों, एक करोड़ रुपये और वीस लाख चरगवां 
का कार्यक्रम बनाया गया | श्राप ऐसे कार्यक्रम से सहमत अवश्य 
थे और ठोस विधायक दृष्टि से ही उसकी श्रावश्यकता भी स्वी- 
कार करते थे, कितु स्वराज्य-प्राप्ति क लिये तीन मास मा ATE 
मास की sera दिलाने के श्राप सख्त विरोधी थे.! आपका 
कहना था कि इस अवधि में स्वराज्य तो मिलेगा नहीं ओऔर 
उसकी प्रतिक्रिया बहुत बुरी होगी। श्रद्धा” में भी श्रापने इस 
नीति का प्रतित्राद किया था और महात्मा गांधी को पत्र लिख 
कर भी उनके प्रति अपना भाव प्रगर क्रिया था | 

इसी बीच में एक उल्लेखनीय और हलचल पेदा करने वाली 
घटना और हुई ) वह यह थी कि सरकार के उस समय के होम 
मेम्बर सर विलियम वसेणट ने 4२-बार एसेम्बली में यह कहा 
था कि उसके पास इसका लिखित प्रमाण है कि मौलाना मुहम्मद 
श्रली अंगरेज़ों के विरुद्ध काबुल के साथ पत्र-व्यवहार कर रहे 
हैं | स्वामी जी को किसी ने यह भी बताया था कि मौलाना का 
अपने हाथ का लिखा हुआ ऐसा एक पत्र सर तेज बहादुर सप्र 
को सरकार की झोर से दिखाया भी गया था | स्वामी जी ने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


च ह. क a, A AEN 


rrr Me ae AS Ez = Oe ae a be 
ळू) i 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


a के विस्तृत Aa में 


2 स:::::उसडकजसअखक्‍कअडइ ् इस क्‍्ॉडलडेन 


इस सब विषय को “श्रद्धा” में प्रकाशित कर सरकार को चैलेंज: 
दिया था कि वह मौलाना के पत्र का ब्लाक बना कर प्रकाशित 
करे | सरकार को इस Test को स्वीकार करने का साहस नहीं 
हुआ | 

महात्म। जी का अपने अनुयायियों पर Hear विश्वास था। 
स्वामी जो इससे भी उनको बराबर सावधान करते रहते थे। 
मुसलमान श्रपनी खिलाफ़त कान्फूसों में प्रायः कुरान-शरीफ़ की 
का फ़िरों के प्रति ज़हाद करने की saat को पढ़ा करते थे। 
स्वामी जी ने उनके सम्बन्ध में गांधी जी को लिखा था-- यह 
अहिंसा के सिद्धांत के प्रतिकूल है। समय आने पर मुसलमान 
उन्हीं आयतों का प्रयोग हिंदुओं के प्रतिकूल भी अवश्य करेंगे |” 
अन्य अवसरों पर भी आप कांग्रेस के नेताओं की हिंसात्मक 
वृत्ति से महात्मा जी को सावधान करते रहते थे | नागपुर-का प्रेस 
की समाप्ति पर बीमारी के बिस्तर पर पड़े हुए भी आपने श्री 
महादेव भाई देसाई के. द्वारा इसी सम्बन्ध में एक सन्देश 
महात्मा जी को भेजा था | मुसलमानों के हिज़रत करने के 
विचार से भी आप सहमत नहीं थे | आपने लिखा था--“भिन्न- 
भिन्न धमे तथा सम्प्रदाय भी देश में राजनीतिक तथा सामाजिक 
एकता पैदा करने में बाधक नहीं हो सकते और इकत्तीस करोड़ 
भारतवासी देश में सच्ची राष्ट्रीयता स्थापित कर सकते हैं | जिस एक 
केन्द्र में सब इऊरा नो "त + ¬ + 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


‘> अल आ > Whee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 


a र 


wif, sidani, ब्राह्म, जन, वौद्ध, पारसी, मुसलमान, ईसाई 
आर यहूदी आदि सब अपने-अपने ढग से पूजा-पाठ करते हुए 
भी भारतमाता की पूजा में, जन्मभूमि की सभ्यता के नास पर, 
एक होकर भ्रातृभाव का Yes सेनिक-संगठन पैदा कर सकते 
a पहिले प्रबन्ध किये बिना सेना तथा पुलिस ste की 
नौकरियों से सब को एक दम हटा लेने के भी श्राप पव्त 
में नहीं थ। 
गांधी जी के साथ ऐसे छोटे-मोटे मतभेद रखते हुए भी देश 
में जो नव-चेतना पैदा होरही थी, उसमें आपको आशा की स्पष्ट 
रेखा इृष्टिगोचर होरही थी । आपका मन-मयूर देश में पैदा होते 
हुए नवजीवन के साथ नाच रहा था । गुरुकुल में बैठे रहना 
आपके लिये सम्भव नहीं रहा । प्रतिनिधि-सभा की पुरानी 
मरडली के साथ आपकी फिर भी नहीं पटी | आपने फिर 
सावेजनिक-क्षत्र के मागे का ही अवलम्बन करना उचित समभा | 
प्रतिनिधि-सभा के प्रधान श्री रामकृष्ण जी को आपने २५ 
सितम्बर सन्‌ १६२० को लिखा--“इस समय मेरी संम्मति में 
असहयोग की .व्यवम्था के क्रियात्मक प्रचार पर ही मातृभूमि के | 
भविष्य का निर्भर है | यदि यह आंदोलन श्रकृत काये हुआ और | 
| 


महात्मा गांधी को सहायता न मिली तो देश की स्वतन्त्रता 
का प्रश्न पचास वषे पीछे जा पड़ेगा | इसलिये में इस काम में 
शीघ्र ही लग जाऊंगा । यदि छाप की सम्मति में इस काम में 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्त्रामी जी की हस्तलिपि 


क 
है 
MATT Ac RA, FT AO~T 
खफा g [a Fy Ban का GAH | 
G PII | 
Cera OPM TER D | 
ad) न्य न सस्य AEE mA TART 2 
= A TE | 
AT NATTA Na | 
AE oA लात T rer gar | 
जत्रो द FETA Bre ela T froth | 
COSTAE | 
“क a) aT नता AAT : T 
: N ies ar a ri 
ft a AT TE. ror / याह 4 


a re 
HA LES” 37 शश are . 
RE GRE 


न्म] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TNA > दाल काळ मे ATERT- 
MRA vA IT rare ra TD 
= DETR 
OTAI TO Å DAGA Druk 
T & or- uiy हि लै 8 PIN, 
डोके ARTO TO Ira 
at DÒ १९१ अश. 
इलब्दार्य वेर Baa T 
We Oy प्रश्न 
CPT Sane हय वाब 


u 


2 म्य A} 
ALRT ल्क 


M 


re 


LB ५०६/०७ घं श्र प्रत्र £ 
(Gs, “०७ मं yz पत्र दिवा गया है ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A के विस्तृत haa kow 


लगने के लिये मुझे गुरुकुल या आर्यसमाज के काम से. 
अलग हो जाना चाहिये तो जैसा पत्र श्राप तजबीज़ करेंगे, 
में पब्लिक में भेज दूंगा । में इस काये से रक नहीं सकता । मुझे 
थह काम इस समय सर्वोपरि दीखता है। “इस प्रकार असहयोग- 
आंदोलन के लिये ही गुरुकुल छोड़ कर श्राप सावेजनिक कार्य- 
wa में आये। मुलतान में पंजाब-प्रांतिक-राजनीतिक-काफ्रेस 
में आप सम्मिलित हुए | देश में खिलाफ़त-आंदोलन की लहर 
भी जोरों पर थी | आप भी उससे अल्लग नहीं रहे । पर, आपकी 
मनोवृत्ति कुळ दूसरे ही ढंग पर काम कर रही थी | सुलतान से 
लौटते हुए लाला जी से आप मिले और उपके सामने अपना 
मन खोल कर रखते हुए आपने अल्लूतोद्धार की समस्या को 
सब से अधिक महत्वपूर्ण बताया | लाला जी ने ५०० Bo इस 
काम के लिये आपको देते हुए अधिक सहायता कां ग्रेस-फ़णड में 
से लेने की सलाह दी | अगस्त म॑ देहली पहुँच कर आपने देखा 
कि सर्कार की ओर से saat छो कांग्रेस के मुक्ताबले में 
खड़ा किया जा रहा था और कांम्रेस के लोग उधर से 
बिलकुल बे-खबर थे | काँग्रेस वालों की उदासीनता से 
अपप इतने खिन्न हुए कि कांप्रेस-फणड में से सहायता लेने 
का विचार त्याग कर आपने स्वतन्त्ररूप में उस काम को शुरू 
किया और देहली में दलितोद्धार-सभा की स्थापना की | इस सभा 
की ओर से देहली के चारों ओर के जिलों में श्रळूतों को बेगार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar í 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह. श्रद्धानन्द्‌ 


के अन्याय और सरकार के जाल से बचाने का आदर्श काये 
किया गया | इसी समय ६ सितम्बर को महात्मा गान्धी को श्राप 
ने एक पत्र लिखा था । उससे पता लगता है कि उस समय आप 
की मनोवृत्ति किस ढंग पर काम कर रही थी ? उस पत्र में आपने 
लिखा था--' स्वदेशी कपड़े के प्रचार की बड़ी श्रावश्यकता है, 
परन्तु जब तक साढ़े छः करोड़ हमारे पांव तले रोंधी हुई 
जातियां बृटिश नौकरशाही की शरण ले रही हैं, तब तक स्वदेशी 
का पूरा प्रचार कैसे होगा ? में अब अपनी थोड़ी-सी शक्ति हद्द 
बाली सीमा में फेवल दलित जातियों के उद्धार में लगाना 
चाहता हूं | में नहो जानता कि साढ़े छः करोड़ उन भाइयों के 
अलग रहते हुए, जिन्हें श्रज्ञानवश अछूत समझा जाता दै, स्वः 
राज्य अगर मिल भी गया तो हिन्दुस्तानी कौम के लिये कैसे 
हितकर सिद्ध होगा ? मेने बह पत्र यह सूचना देने के लिये 
लिखा है कि अरब कांग्रेस की कारकुन कमेटी ( वर्किंग कमेटी ) 
से में कोई घन इस काम के लिये नहीं मांग सकता । में जितना 
अपनी अल्परक्ति से हो सकेगा, उतना ही करूंगा |” नागपुर | 
कांग्रेस द्वारा निश्चित कार्यक्रम की आलोचना करते हुए इसी पत्र 

में आपने लिखा 98 के ब्राह्मणों और अत्राह्मणों का 

FAST आपस में निबटाया नहीं जा सका और दलित जातियों 

क are में तो सवेसाधारण ने एक पग भी झगे नहीं रखा | 

MT जो कुछ भी इस अश में किया वह अत्यन्त सराहनीय | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है, परन्तु उसका असर दूसरे असहयोगियों ने दूर कर दिया | 
यह पत्र जिख कर स्वामीजी पूरी तरह दलितोद्धार के काम में 
ल्लग गये | 

३-४-५ नवम्बर सन्‌ १६२१ को देली में प्राल-इखिडया 
कप्रेस-कमेटी का अधिवेशन हुआ | सामुदायिक-सत्याग्रह का 
प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए उसके लिये छूत-छात को पूरी तरह, नहीं 
तो अस्सी सेकड़ा, दुर करना भी एक आवश्यक शते रखी गई | 
गान्धीजी ने बारडोली तहसील को सामुदायिक सत्याग्रह के 
लिये तय्यार करने का निश्चय किया | इस अधिवेशन की एक 
घटना उल्लेखनीय है | महात्माजी ने यह घोषणा को थी कि dk 
` २९ दिसम्बर सन्‌ १६२१ तक स्वराज्य न प्राप्त हुआ तो में 
_ हिमालय चला जाऊंगा । सब लोग इसके लिये चिन्तित थे । पर, 
इस सम्बन्ध में महात्माजी से प्रश्‍न करना कठिन था । स्वामीजी 
ने ही प्रश्न किया | गान्धीजी ने उत्तर दिया कि यदि लोगों का 
स्वराज्यके लिये ऐसा ही उत्साह बना रहा तो में हिमालय 
क्यों जाऊंगा ९ 

-ाल-इयिडया-कांग्रेस-कमेटी के ys CR को ' 
हिन्दुओं की एक कान्फरंस हुई, जिसमें खिला फ़त बिल 
हिन्दुओं में गोरक्षा के नाम पर असदयोग-आन्दोलन संग- 
ठित करने के सम्बन्ध में विचार हुआ । इस के लिये संगठित की 
डपसमिति के सभापति स्वामीजी बनाये गये । 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ge १० स्वासी श्रद्धानन्द 


en ee eS टक पटव 


१६ नवम्बर को आप देहली से नवसारी गये | वहां गुरुकुल 
की शाखा खोलने का विचार था | बह काम तो उस समय नहीं 
हुआ, किन्तु आपने मूपा, सूरत, बारडोली आदि में कई स्थानों 
का दौरा किया और वहां के राष्ट्रीय स्कूलों का निरीक्षण भी 
किया । बड़े दुःख के साथ आपने देखा कि किसी भी विद्यालय 
में अछूतों के बालकों काः प्रवेश नहीं था । जिस बारडोली के 
सत्याग्रह की सव देश में धूम थी, उसमें खादी का तो पूरा 
साम्राज्य था; किन्तु अस्पृश्यता नाम को भी नहीं दूर हुई थी, 
यद्यपि सत्याग्रह के लिये वह भी एक आवश्यक ws थी । आपको 
इस अवस्था पर बड़ा दुःख हुआ | स्थानीय कार्यकर्ताओं siz 
जनता का भी आपने इस कमी को ओर ध्यान आकर्षित किया | 

यही समय था, जब युवराज के स्वागत के बहिष्कार को 
दबाने के लिये सरकार की RANT दमननीति ने देश में नया 
जीवन फूंक दिया था | सत्याग्रह के जिस अवसर al gad हुए 
सत्याग्रही निराश हो रहे थे, वह अनायास ही हाथ लग नः । 
इसी सत्याग्रह की गरमा-गरमी में अहमदाबाद में कांग्रेस का. 
अधिवेशन हुआ । कांग्रेस-नगर में स्वामीजी का अपना केम्प 
अग ही था, जहां द्शनाथीं भक्त लोगों की सदा भीड लगी . 
रहती थी । तिलक-नगर की स्वराज्य सरकार की आर से शाप 

न्यायाधीश नियत किये गये थे। सन्दिग्ध अथवा अपराधी व्यक्ति 
पकड़ कर आपके सामने लाये जाते थे। आप उससे अपराध 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ws” 3. ® ae 


— — काकाला 552 5 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


al के विस्तृत क्षेत्र में ५११ 


स्वीकार कराकर और फिर वसा न करने का वायदा लेकर उसको 
छोड़ देते थे विषय-नियायक-समिति और अआल-इंडिया-काम्रिस- 
कमेटी के विवादों में भी आपने पूर! भाग लिया । इसी कांग्रेस 
पर महात्माजी डिक्टेटर नियुक्त Pea गये थे ओर अपना उत्तरा- 
घिकारी नियुक्त करने का अधिकार भी उनको दे दिया गया था | 
स्वामीजी की सम्मति यह थी कि उत्तराधिकारी की नियुक्ति 
वर्किंग-कमेटी पर छोड़ दी जानी चाहिय | इस श्रौर ऐसे अन्य 
मतभेदों पर भी आपने स्वराज्य की लड़ाई में साथ देने का 
महात्माजी को पूरा विश्वास दिलाया, क्योंकि आपका यह्‌ परा 
विश्वास था कि वर्तमान अ्रवस्थाओं में मातृभूमि का उद्धार उनके 
आन्दोलन द्वारा ही सम्भव था | लालाजी जेल में थे | इसलिय 
पञ्जाब के लोग श्रापको पञ्जाब ले जाना चाहते थे ओर हकीम 
जी आपको देहली से हिलने नहीं देना चाहते ये। निगाय महात्मा 
जी पर छोड़ा गया और उन्होंने देहली के पक्ष में निरय कर 
दिया | बम्बई, अकोला और अमरावती आदि में वैद्क-स्वराज्य 
का सन्देश? सुनाने के बाद आप २१ जनवरी सन्‌ १६२२ को 
देहली आ गये | देहली में अपने सत्याग्रह शुरू करने का विचार 
किया, किन्तु देहली-प्रांतीय-कांग्रेस-कमेटी के सभापति डा० 
झन्सारी सदा यह कह कर आपको रोकते रहे कि पहिले स्वयः 
सैनिकों का उपयुक्त संगठन हो जाने दीजिये | डाक्टर साहब का 
संगठन तो पूरा नहीं हुआ, किंतु देवियों ने स्वामीजी का srzi- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५१२ , स्वामीश्रद्वानन्द 


वाद प्राप्त कर युबराज के आने पर देहली में हड़ताल्न कराने की 
पूरी तय्यारी शुरू कर दी। आपने भी हिन्दू-गोरस्तिणी- 
उपसमिति के सभापति की हैसियत से आन्दोलन शुरू कर 
दिया | कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की झकमेणयता SR 
उदःसीनता ने आपको इतना विक्षिप्त कर दिया कि आपका दिल्ल 
ही उधर से हट गया । 9, .हो यह भी शिकायत थी कि देहली 
जिला और प्रान्त की कांग्रेस-कमेटियों के भअध्यष्त युबराज के 
बहिष्कार के दिनों में सरकार से मिले हुए थे । महात्माजी को 
देहली की निराशा और दुःख पैदा करने वाली उस स्थिति फे 
सम्बन्ध में आपने एक पत्र भी लिखा था | उसमें अपनी sta- 
रिक वेदना का उल्लेख करते हुए आपने गान्धीजी को सूचित 
किया था कि युवराज के ने के बाद १५ या १६ फ़रवरी 
को में देहली से चला जाऊंगा और अपने को श्रायसमाज का 
इतिहास लिखने में लगा दूगा । भगवान्‌ ने जिस प्रकार श्रापको 
देशवासियों में सत्य, निभेयता और स्वतन्त्रता की भावना पेदा 
करने में समर्थ बनाया है, उसी प्रकार वे पको भारत के लिये 
पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने में समर्थ बनाबे--यही मेरी प्राथैना है | 
इधर स्वामीजी देहली से निराश हो रहे थे और उधर सारे 

देश को गहरी निराशा में डालने वाली चौरीचौरा की दुघेटना 
घटने को थी । उस दुधेटना ने स्व॒राज्य-प्राप्ति के माग पर सरपट 
दौड़ते हुए देशवासियों के ्राशापुणे हृदयों पर ऐसी गहरी चोट 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


n a 
; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की, जिसने उसकी वेगवति प्रगति के प्रवाह को एक दम रोक 


दिया | स्वामी जी ने इस दुधटना पर महात्मा जी को निम्न 
अशय का तार दिया था-“चौरीचोरा की दुधेटना बड़ी 
भयानक है | कृपा कर श्राक्रामक आंदोलन को रोके। झाल्न- 
इशिडया-कांग्रेस-कमेटी का अधिवेशन देहली में बुलाकर नया 
कार्यक्रम निर्धारित करे ।” २४-२५फ़रवरी को देहली में आलः 
इशिडय़ा-कां ग्रेस-कमेटी की बेठक बुलाई गई। कई दृष्टियों से 
अधिवेशन बहुत महत्वपुर्ण हुआ | सत्याग्रह और अहिसात्मक 
असहयोग को मानवीय श्रधिकारों की रक्ता के लिये मनुष्य का 
जन्मसिद्ध अधिकार wat हुए उसके लिये कुळ शते नियत की 
गई ओर प्रांन्तिक-कांम्रेव-कमेटियों को उन शर्तों के पूरा करने 
पर सत्याग्रह शुरू करने का अधिकार दिया गया । स्वामी जी की 
सम्मति यह थी कि उन शर्तों के साथ यह भो स्पष्ट कर देना 
चाहिये कि श्राल-इंडिया-कां प्रेस-कमेटी कांग्रेस के त्राहर के 
लोगों द्वारा किये गये उपद्रव श्रथवा हिसा के लिये ज़िम्मेवार न 
होगी और यदि कोई कां ग्रेसवादी ऐसा करेगा तो बह कांग्रेस 
की सब संस्थाओं से अलग कर दिया जायगा | इसी आशय का 
संशोधन पेश करने की आपने सूचना भी दी थी | सत्यात्रह के 
प्रारम्भ से ही महात्मा जी से स्वामी जी का यह मतभेद बना 
हुआ था, किंतु आंदोलन की प्रबल गति को ह्वानि न 
पहुंचाने के बिचार से उसके सम्बन्ध में महात्माजी को निजी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५१४ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


TS eT TEA 


—— re e उटाप- 
००७७-८० ०७ ee ee ०० 5 


qai में बराबर लिखते हुए भी आपने कभी प्रगट में वेसा अआंदो- 
सन नहीं किया था | महात्मा जी ने अपने निबास-स्थान eto 
अन्सारी के यहां बुला कर आपसे उक्त संशोधन वापिस लेने का 
sing किया । महात्मा जी ने यहां तक कहा--“सभा में आप 
का कोई भी समर्थन नहीँ करेगा और अपने भाई-साहब के संशो- 
धन को समर्थेन न मिलने पर रद्द होते et देख कर मुझको 
दुःख होगा |” स्वामी जी ने कहा--“'यह मेरे लिये अन्तर!त्मा 
का प्रभ है, यदि मुझको एक भी मत नहीं मिला तब भी मुझको 
बड़ा सन्तोष होगा fe FA अपनी अन्तरात्मा की आवाज 
को दबाया नहीं |” महात्मा जी इस पर भी आग्रह करते रहे 
और अन्त में बोले “यदि आप नहीं मानंगे, तो हमको मीटिंग 
में हरकत होगी |” स्वामी जी ने खुले अधिवेशन में संशोधन 
बापिस लेने का वायदा करते हुए यह भी कह दिया कि कि “मैं 
इसके बाद कांम्रेस के किसी भी काम में विशेष भाग नहीं लूँगा |” 
१२ माचे को कांग्रेस के सब पदों से त्यागपत्र देकर आप कुरुक्षेत्र- 
Ret जाकर साहित्यिक कार्य में लग गये, कितु देश के 
राजनीतिक-वातावरण का घटना-चक्र बड़ी तेज़ी के साथ घूम 
रहा था और उसमें अभी अापको अपना हिस्सा अदा करना 
बाकी था । राजदृताना-प्रांतिकराजनीतिक-परिषदू से sto 
अन्सारी के द्वारा महात्मा जी ने स्त्रामी जी को त्यागपत्र बापिस 


लेने के लिये आग्रहएर सन्देश भेजा | स्वामी जी के पास az. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a के विस्तृत क्षेत्र में ५१५ 


2 पहुँचते न'पहुंचते १८ माचे को श्रजमेर से लौटते हए 
महात्मा जी गिरफतार कर लिये गये । डा० अन्सारी ने साफ़ 
कह दिया कि में आपका त्यागपत्र कांग्रेस-कमेटी में पेश नहीं 
करूंगा | २८, २६ और ३० अप्रेल को बटाला में पंजाब-प्रांतिक- 
राजनीतिक-परिषद्‌ थी | महात्मा जी की गिरफ़्तारी के नाम पर 
पेजाब के नेताओं ने आपसे पधारने की MA प्राथना की | 
देश के अन्य मानने य नेता भी वहां पधारने वाले थे | उस समय 
महात्मा जी की गिरफ्तारी भी देश के लिये.एक संकट ही था । 
संकट के समय देश का साथन देना स्वामी जी के लिये सम्भव 
नहीं था | बटाला जाने का न कोई निश्चय था शर न तयारी 
ही, फिर भी ठोक समय पर आप बटाला चल दिये | वहां aa 
शरी faze भाई पटेल, श्रब्बास तय्यब जी, लाला दूनीचन्द, 
श्रीमती सरोजिनी नायडू आदि ने ्रापसे आग्रह किया कि झप 
कां प्रेस मे अलग न हों । जनता के सेवक स्वामी जी ने देश के 
नेताओं के श्राग्रह को सिर माथे रखा और काँग्रेस के विधायक 
कार्यक्रम विशेषतः अक्ूतोद्धार के काम को करने का निश्चय 
किया | बटाल।, श्रमृतसर आदि में भाषण देते हुए आप Gade 
लौटे और वहां tena हुए साहित्यिक काय को समेट कर फिर 
देहली गये | 

लखनऊ में ता? ६-७ जून को ाल-इयिडया-कां म्रेस- 
कमेटी का बह स्मरणीय अधिवेशन हुआ, जिस में सत्याग्रह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a श्रद्धानन्द 


A rT UO Dare RE eT Ar LIE IANN NS NNN AY ~ exes 


जांच-कमेटी की नियुक्ति की गई थी । स्वामी जी ने इस में 
agian सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने को सूचना दी थी | 
उस प्रस्ताव को स्वीकृत कराने के लिये ही श्राप लखनऊ गये 
थे! लखनऊ के आल-इणिडया-कां म्रेस-कमेटी के इस अधिवेशन 
से ही श्राप के कांग्रेस san होने का इतिहास शुरू होता 
है। इसलिये इस अ्रध्विशन की घटनाओं का उल्लेख कांग्रेस से 
जुदाई के प्रसंग में ही करना श्रच्छा होगा | 


(ङ) man जेल में 


स्वामी जी के गिरफ़्तार किये जाने की अफ़बाह तो समय 
समय पर प्रायः सुनने में आती रहती थीं | पर, आप गिरफ़्तार 
तत्र किये गये जव उस की किसी को कल्पना भी नहीं थी | 
स्वामी जी के जीवन को अधिकांश महत्वपूण घटनाये प्रायः ऐसे 
ही समय में हुआ करतो थीं, जब उनकी कोई कल्पना भी नहीं कर 
सकता था । देहली के सत्याग्रह के दिनों में, जब देहली में राम 
राज छाया हुआ था तब, श्रापकी गिरफ़तारी की प्रति-च्तण प्रतीचा 
की जाती थी | फिर पञ्जाब के माशेल-नॉ की हुकूमत के कर्ता- 
धर्ता छोटे लाट ओडवायर की यह शिकायत थी क्रि पञ्जाब में 
सारी विइद्‌ देहली से आती है । सब उपद्रव के दिमाग 
महात्मा जी और भौतिक देह स्वामी जी समके जाते थे | लाला 
दूनीचन्द को स्वामी जी ने लिखा था कि ज़रूरत हो तो में 


3 CcC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
x SMR RS ~ ee 


Mame 


Fs 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


[स्यमन्यत्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजनीति के विस्तृत क्षेत्र में ५१७ 


लाहौर पहुंचे | स्वामी जी की ag चिट्टी. ओडवायर के हाथ 
लग गई थी । उस पर ओडवायर ने स्वयं यह हुक्म पास किया 
था कि “स्वामी जी को अम्रक्सर में न पकड़ा जाय, बल्कि 
रुगहौर पहुंचने पर पेर में बेड़ी और हाथ में हृथकड़ी लगा कर 
बाज़ारों में घुमाया जाय । शहर में मशीनगने लगा दी ata, 
दो हज़ार हथियारबन्द फौज बाज़ारों में खड़ी कर दी जाय और 
स्वामी जी को इस तरह श्रपमानित किया जाय कि लोग दहत 
ata |? ग्रोडबायर के इस हुक्म की एक नकल २४ जून १६१६ 
को स्वामीजी के हाथ तब लगी थी. जब आप प्रीडितों की सहायता 
करने पञ्जाब पहुचे ग्रे) उन दिनों में लाहौर जाना नहीं हुआ 
आर ओडवायर अपने दिल की हबस पूरी नहीं कर सके । फिर 
शिमला में सी० आई० डी०. के डाइरेक्टर सर चालेस Haws 
ने देहली के राजभक्त वकील, रायबहादुर और खानवहादुर 
साहबान के साथ स्वामी जी की गिरफ़्तारी का परामश किया॥ 
किसी ने भी स्वामी जी को देहली में गिरफ़्तार करने क्री सलाह 
नहीं दी और कह दिया कि देददली में गिरफ़्तार क्रिया तो फिसाब 
हो जाने का डर दै । . अमृतसर में का ग्रेस-अधिवेशन की , 
तय्यारियो में जब आप लगे हुए थे, तब भी बराबर ऐसी बाते 
सुनने में आती थीं। गुख्कुल में दुबारा आने पर STA “श्रद्धा! 
पत्र निकालना शुरू किया था, उस के कुछ लेखों के आधार 
पर भी आप पर मुकदमा चलाने की बात कद्दी जाती थी। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 
२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— ८९५ स्वामी श्रद्धानन्द 


ANA AA AANA SANNAA RRL NG AE ANANN SN É a aaas 


पर, ag भी सारहीन ही सिद्ध हुईै । गुरुकुल फे स्थिर कोष के 
लिये चन्दा जमा करने को आप सन्‌ १६२१ में वर्मा गये थे | 
वहां एक सास के दौरे में खुफ़िया पुलिस बराबर श्राप के आगे 
पीछे रही । वहां भी आप के शुद्ध वेदिक स्वराज्य और मनुष्य 
के स्वतन्त्रता के जन्मसिद्ध अधिकारों के सम्बन्ध में दिये गये 
भाषणों पर उड़ी हुई गिरफ़्तारी की बातों में कुछ तथ्य न 
निकला । देहली में दलितोद्वार-सभा की स्थापना करके दलित 
जातियों को सरकारी कुचक्र से बचाने की कोशिश में जव श्राप 
क्षगे हुए थे, तब भी अप और डा० सुखदेव जी की गिपफ़्तारी 
की अफ़वाह ज़ोरों पर थी । युवराज के देहली पधारने के समय 
जब सत्र कां प्रेसी नेता सिर छिपाये हुए थे, तब आपने ही 
उस के स्वागत के बहिष्कार का आंदोलन क्रिया थ! । लोगों की 
पक्की धारणा थी कि झाप ज़रूर गिरफ़्तार किये जायेगे | 
गिरफ़्तारी की gat का वह झोका भी खाली ही निकल गया। 
उस समय आप तो आल-इशिडया-कां प्रेस-कमेटी के लखनऊ के 
अधिवेशन के बाद, कांग्रेसी नेताओं की Saat के सम्बन्ध 
में की गई आनाकानी से निराश हो, कांग्रेस के सब कामों से 
किनारा कर, हिन्दू जाति के संगठन को ब्रह्मचर्य द्वारा दृढ़ 
करके Sema में ही सब ध्यान लगा देने की तय्यारी कर 
रहे थे, पर श्राप को भी क्‍या मालूम था कि वही श्म्रतसर, 
जिस की माशेल्न-लॉ की खूनी हकूमत से च्तत-विक्तत होने पर 


ett i I Kangri Collection, Haridwar 


_ —. Sl ll DE 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a के विस्तृत ea में ५१६ 


अप मरहमपट्टी करने पहुंचे थे, आप को देशसेवा तथा देश- 
भक्ति का. योग्य पुरस्कार देने के लिये अपनी ओर बुझा रहदा 
था ? जलियांवाला-बाय के अत्याचारों को पीड़ा से विव्हळ 
दय गुरुका-बाण में होने वाले अनाचार से केसे आंखे मूड 
सकता था ? आपद्‌भ्रस्त लोगों के लिये EXON पर सिर रखकर 
सदा तय्यार रहने बाला संन्यासी १० दिसम्बर सन्‌ १६२२ 

के सवेरे श्रमृतसर पहुंचा | दिल्ली की शाही जामा-मसज्ञिद के 
भिम्बर की शोभा बढ़ाने बाले आर्ये संन्यासी ने अमृतसर के 
अकाल-तख्त की भी शोभा बढ़ाई । वहां गे हुए दीवान में दिल्ली 
निवासियों का यह सन्देह सुना दिया कि देहली से “शिरोमणि 

` गुरुद्वारा कमेटी? का इशारा पाते ही सौ आदमी तुरन्त आने 
“को तय्यार हैं। पांच हज़ार तक की सहायता देहली करेगा 
और आशा दिलाई कि संयुक्तप्रांत भी पीछे नहीं रहेगा i । 
erat को एक बजे आप गुरुका-बाग गये | शाम को साढ़े पांच 
बजे अमृतसर लौटने की तय्यारी ही में थे कि एक पुलिस 
इन्स्पेक्टर ११७, १४३, १४७ और १०६ धारा के अनुसार 
गिरफ्तारी का परवाना लेकर आ पहुँचा | se पुलिस के 
पहरे में शाम को साढ़े सांत बजे IAAT HG के संगीन दरवाजे 
के भीतर चार-दिवारी में लगभग १२ He लम्बी और ८ फ़ीट 
चौड़ी कोठडी में बन्द कर दिया गया | ५ अक्तूबर तक JAT 
उ ओर saat ११७ में एक वर्ष और १४३ में ४ मास 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ooh 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२० | स्वामी श्रद्धानन्द 


DAIS 


की सादी केद की सज़ा दे दी गई | कभी के राजभक्त और छोटे 
तथा बड़े लाट के भी विश्वासपात्र महात्मा मुन्शीराम म्वासी 
श्रद्धानन्द के रूप में आज वास्तव में सरकार के मेहमान हुए | 
गुरुओं के लाखों शिष्यो को अशत छका उनमें शाहीदाना-मस्ती 
भर कर श्रमर-पद्‌ दिल्लाने वाली अमृत-नगरी को ही स्वामी 
श्रद्धानन्द्जी के मस्तक पर देशभक्ति का शहीदाना-राञतिलक 
लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | साबेजानक-जीदन के जन्म-काल 
से पञ्जाब की की गई चिरस्मरणीय सेवा का पुरस्कार पञ्जाब की 
हीं प्रधान नगरी ने अपनी गोद नें विठा कर आपको दिया | लाड 
चेम्सफोड और उस के साथियों ने भी देख Rar होगा कि 
शारीरिक बीमारियों के घर, ६७ वर्ष के बूढ़े तथा कृश शरीर में 
 केष्ट्सहून करने की कितनी are थी ? 
लाहौर के उदू के एक देनिक-पत्न के आजे-सम्पादक ने आयै- 
संन्यासी के इस प्रकार जेल जाने पर सन्दह प्रगट किया था और 
TEN के सन्देश को अमृतसर पहुँचाना संन्यासी के धर्म के 
बाहर बताया था | आपने इस सम्बन्ध में कहा था--“ मैंने 
संन्यास का श्रथ कमे का न्यास नहीं सममा, प्रत्युत गुरुवर 
श्राचाय दयानन्द के चरणा-चिन्हों पर चलने का यत्न करते हुए 
कमफल में अनासक्त को ही संन्यास समभा है | इसलिये में 
उनके साथ सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि सवे कमेनासी संन्यासी. 
होता दै। यदि दिल्ली बालों का सन्देश धर्मानुकूल था तो 


7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ड के विस्तृत क्षेत्र में ५२१ 


सकता था ?” 

२६ अक्तूबर को आपको पुलिस की संगीनों के पहरे में 
झारी पर सवार करा खासा रेलवे स्टेशन से सींखचों की गाड़ी 
में बन्द करके मियांवाली जेल पहुंचा दिया गया | यहाँ आपका 
दैनिक कार्यक्रम यह था | सवेरे २ बजे उठते, AJUT कर हाथ 
मुंह घो-पोंछ कर घ्यान में बेठ जाते | चार बजे फिटकरी के पानी 
से दातुन का काम लेते। शौच जाने के बाद साढ़े चार से 
साढ़े at तक लिखने का काम करते | साढ़े छः बजे श्रपना 
कमरा ओऔर उसके बाहर की जगह झाडू और कपड़े से साफ़ 
करते । फिर २० मिनट व्यायाम करते और सरसों कें तेल की 
मालिश, सवा सात बजे स्नान-उपासना-गीता तथा डपनिषदों 
का पाठ, कुछ आये युवकों को सन्ध्या के मन्या पर उपदेश और 
टहलना नौ बजे तक होता । साढ़े दस बजे भोजन और उसके 
बाद थोड़ा विश्राम लेते | बारह से दो तक स्वाध्याय आर उसके 
बाद साढे तीन बजे तक कथा होती । फिर शौच आदि नित्य 
कमे और टहलते हुए कुछ मिलो. के साथ बातचीत करते । साढ़े 
छ बजे शाम को कोठरी में मोमबत्ती की रोशनी करके र लिखने 
बैठते तो आउ बजे तक लिखते रहते | साढे आठ बजे के बाद 
लघुशंका आदि से निवृत हो झाध घन्टा आत्मचिन्तन करते और 


` ठीक नौ बजे ज़मीन पर बिस्तर लगा कर सो जाते | die 


iq 
Í 
$ 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२२ स्वामी श्रद्धानन्द 


सर्दी होने पर भी इस देनिक-कार्यक्रम में कभी शिथिलता नहीं 
की जाती थी । व्यायाम का तो आपको कुछ व्यसन ही था। 
आपने लिखा दै-“डाक्टरों के भना करने पर भी इस 
अभ्यास को नहीं छोड़ सका, शायद काम भो इसी की बदौलत 


करता रहा हूँ | ऊपर की दिनचर्य्या के निरन्तर पालन से ही 
में जेल में स्वस्थ रहा |” 


२७ नवम्बर को पंजाब के छोटे लाट सर एडवई मेकलेगन 
जेल का निरीक्षण करने आये । स्वामी जी के साथ IFT 
पहिले का परिचय था | कई बार गरनेमेणट हाउस में भी परस्पर 
मिलना-जुलना हुआ था | आज जेल में मुलाकात हुई । स्वामी जी 
के सिर और दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे । इसलिये छोटे लाट 
रो पहिचान नहीं सके | सुपरिय्टेयडेण्ट से पूछ कर आप 
नाग पास आये और 'प्रापसे पूळा-- क्या आप में कुळ 
परिवतेन नहीं हुआ १” आपने उत्तर दिया--“हां, जेल में मेंने 
चौर नहीं कराया ।? छोटे लाट ने फिर ताज आपको 
a: मास यहां होगये १? आपने कहा--“नहीं, अभी अढ़ाई मास 
दी हुए हैं | "चुप करके कुछ set, सम्भवतः इसलिये कि स्वामी 
जी कुछ कहेंगे। जब स्वामी जी कुछ न बोले तब आप ने 
फिर पृछा--“कहिये, आप सथा आराम से तो हैं 0” स्वामी 
जो ने कहा--“हां, सुझ को सभी जगह आराम है k चस्ठुतः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


a के विस्तृत क्षेत्र में ४२३ 


उस बुढ़ापे में भी स्वामी जी ने जेल-ज्ञीवन बड़े आनन्द के 
साथ पूरा किया | 
२६ दिसम्बर की दुपहर को कथा का अभी आरम्भ ही 
हुआ था कि जेलर आये ओर श्राकर बोले--“चल्रिये बाहर, 
श्राप यहां नहीं रह सकते | आपकी रिहाई का वारेणट श्आागया 
है !” कथा पूरी कर सब भाइयों से मिलकर श्राप दो-ढाई बजे 
जेल से बाहर हुए । शहर में अचानक ही पहुँचने पर लोगों को 
बड़ा आश्चय हुआ । शाम को सिंह-समा में भाषण हुआ । २७ 
की सवेरे समाज-मन्दिर में धर्मोपदेश देकर ग्यारह की गाड़ी से 
चल दिये और २८ की सवेरे ८ बजे अमृतसर आ पहुँचे | 
रास्ते में दशनाथीं भक्तों की भीड़ से आप तंग श्रागये | परमृतसर- 
स्टेशन पर जनता विशेषतः अकाली भाइयों ने आप का हार्दिक 
स्वागत किया और सीधा आपको उसो श्रक्काल तर्त पर ले गये, 
जहां दिये हुए भाषण के कारण आप जेल गये थे। २ बजे 
समाज मन्दिर में आर्य भाइयों ने निमन्ह्रित किया गौर्‌ वहां 
आपके स्वागत-सत्कार के उपलक्ष में फल-भोज हुआ | दुपहर को 
३ ॥ बजे कलकत्तः मेल पर सीधे गया-कांग्रेस पर जाने के 
विचार से सवार हुए थ, पर जालन्धर-स्टेशन पर आये भाइयों 
के आग्रह को टालना कठिन होगया | रात को गांधी मगडप में 
भाषण gsr) २६ दिसम्बर के प्रातः Sil बजे आप देहली 


पहुँचे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, j 


` मनुष्य के लिये यही 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२४ स्वामी श्रद्धा नन्द 


इस तीन-चार मास के जेल-जीवन के आपके श्रनुभवों में 

से यहां दो वातों का ही उछेख करना आवश्यक है | पहिली तो 
यह कि आपने जेल से आने के बाद यह स्पष्ट शब्दों में कहा था 
कि “जेल मनुश्रल केबल दिखलात्रा है |." "` ae खये फे 
प्रकाश की तरह प्रसिद्ध हो जाना चाहिये कि वहां हाथी के दाँत 
खाने के और तथा दिखलाने के और हैँ ।” दूसरी यह कि “मुझे 
निश्चय हुआ कि अभी चरिल्न-गठन में बड़ी कमी है। कम से 
कम में तो ऐसे सांचे में ढला हूँ कि कई अ्ंशों में स्वयं सदाचार 
की कमी अपने अन्दर अनुभव करते हुए भी चरित्र-हीन पुरुषों 
क साथ काम नहीं कर सकता । मेरी सम्मति में स्वदेश के राष्ट्र 
क लिये पहिली आवश्यकता यह्‌ दै कि जनता को ब्रह्मचारी बना 
7 ओर उसमें सहन-शक्ति RP कर एक श्रात्मोन्नत स्वराज्य- 

ना खड़ी की जाय, qF व Smite के 

अत्यांचार से युद्ध x oo oe कु त? 
) हिंदू-महासभा, खिला फ़त 

और अन्य अखिल-भारतवर्षीय-संस्थाओं के कार्य चलाने के लिये 
तो बडबडे व्यक्ति विद्यमान्‌ हैं, मुझ से अल्प शक्ति वाले 
i वड़ा काम है कि ब्रह्मचर्य के उद्धार और 
दलित जातियों के उत्थान का मार्ग जो अपने को GAT दै, उस - 
का निर्देश आरे जाति के आगे रखने का यत्न करूं।” दट भी 
आपने विलकुल ठीक ही लिखा था कि “बृटिश सरकार ने जेल 
का प्रबन्ध ऐसा रखा हे, जिससे दुराचारी कदी अधिक दुरा- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजनीति के विस्तृत क्र में... (२६ 


चारी हो जाये | उनके भोजन-छादन, पाखाना-पेशाब, रहन- 
सहन को ऐसा बना दिया है कि नया Gar अपराधी भी अनुभवी 
आर निलज्ञ बदमाश बत जाता है और पुराना पापी ऐसा 
डूबता है कि फिर sah उठने की आशा ही नहीं रहती | जेल- 
खानों में एफ ओर तो पठान लम्बरदार केंदियों को गन्दी से 
गन्दी गालियां देने, बात-बात पर उनकी गदनियां नापने, धकेलने 
और लातों-घूसों से मारने के लिये नियत किये हुए हैं और 
दूसरी ओर ठेली ढीली निगरानी है कि बड़े जेलों में रिश्वत 
देकर न haw शराब, श्रफ़ोम, चरस, fan आदि मंगाये 
जा सकते ‡. परन्तु हज़ारों का जुआ भी हो सकता है |” 

Sa खाम जी के लिये तो जेल और बाहर एक ही-सा 
थां । पर, देशभांफ के जिस युग में जेल जाना अनिवाय-सा 
हो गया था, उस में आप सरीखे देशभक्त-नेता का जेल से 
afaa रहना सम्भव नहीं था | स्वामीजी ने अपनी जेल-यात्रा 
के सम्बन्ध में लिखा था--“में विना खून लगाये ही शहीदों में 
दाखिल हो गया ।” स्वामी जी की दृष्टि में आप का जेल जाना 
ऐस! ही था, किन्तु देशवाप्तियों की दृष्टि में बढ आप की दृढ़ 
देशभक्ति का आवश्यक पुरस्कार था, जिस से राजनीतिक शहीदों 
की सूची में भी ऊपर के नामां में आप का नाम gautai में 


सदा लिखा जाता रहेगा | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रद्धानन्द्‌ 


SS cree 


(च) कांग्रेस से जुदाई 

दूसरी बार गुरुकुल से श्रलग होने से कुछ ही समय पहले 
स्वामी जी ने स्थिर कोष के लिये की गई अपील के अन्त में 
लिखा था--“यदि गुकुरुल-विश्वविद्यायल-कांगड़ी तथा उस की 
aiaa शाखाओं के लिये धन की चिन्ता न रहे और यदि देश 
के धार्मिक दानो थोड़ा सा भी ध्यान दे दे तो इस चिन्ता से में 
एक वपे में मुक्त हो सकता gl तब मेरा संकल्प है कि जिन्हें 
Vad बतला कर जातिका चौथाई अंग काट दिया गया हे, 
उन की शिक्षा का काम हाथ में लिया जावे और उन्हे भारत- 
माता के शत्रु बनाने का जो यत्न wes और अमेरिका की 
ओर से शुरू हो गया है, उस यत्न का मुकाबला करके दिखला 
दिया जावे कि साठ करोड़ से एक भी कम भुजा भारत जननी 
की नहीं है ।” इस के साथ पिछले पृष्टों में दी गई उन 
घटनाओं को फिर से दोहराने को आवश्यकता नहीं, जिन से 
मालूम होता है के स्वामी जी के लिये दलितोद्वार की -समस्या 
सब से अधिक aaa, और weary थी । काँग्रेस के 
अम्ृतसर-अधिवेशन में स्वागताध्यन्ष के भाषण में इस सम्बन्ध 
में कहे गये शब्द बिलकुल स्पष्ट थे। कांग्रेस को अपनी कुळ शक्ति 
= by: में लगाने के लिये प्रेरित करने को ही झाप कलकत्ता 
ae Oe E a हुए थे । नागपुर में और 
स्वराष्य की प्राप्ति और सामुदायिक 


= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Eo STN Se 2. 00.) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a के विस्तृत क्षेत्र में ५२७ 


oe 


सत्याग्रह शुरू करने फे लिये अस्ण्ृश्यता-निवारण भी एक 
शते रखी गई थी। स्वामी जी ने देहली में दलितोद्धार-सभा 
की स्थापना कर के अपने को इस काम में पूरी तरह लगा 
दिया था । महात्मा जी के जेल जाने के बाद कांग्रेसी नेताझों 
ने इस ओर से wie ही मूंद लीं थीं । इसी अवस्था की ओर 
ध्यान आकषित करते हुए स्वामी जी ने ता०२३ मई सन्‌ १६२२ 
को कांग्रेस के उस समय के प्रधान-मन्ल्नी श्रीयुत विठ्ठलभाई पटेल 
को इस अशय का एक पन्न लिखा था कि “कभी महात्मा जी 
ने तो दलितोद्धार को कांग्रेस के कार्यक्रम का मुख्य अंग 
बनाया था आर श्रब उस को आंखों से बिलकुल ओमल कर 
दिया गया 2 । खादी के कार्य में हमारे कुछ अच्छे से अच्छे 
कार्यकर्ता अपना सब समय लगा सकते हैं, उस के लिये एक 
अच्छी बड़ी रकम भी अलग की जा सकती है और राष्ट्रीय शिक्षा 
पर भी योग्य ध्यान दिया जा सकता है, किन्तु दलितोद्धार के 
प्रअ को बिलकुल दबा दिया गया दै। मेरी यह स्पष्ट सम्मति दै 
कि हमारे हः करोड़ भाइयों को हमारे विरुद्ध खड़ा कर के 
नौकरशाही हमारे खादी के काम को भी Gaal सफल न होने 
देगी । मैं ७ जून को लखनऊ में होने वाली आल-इडिया- 
कांम्रेस-कमेटी में यह प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हू कि झाल- 
इडिया-कां म्रेस-कमेटी के तीन सभासदों की एक उपसमिति 
- द्लितोद्धार के काम फे लिये नियुक्त की जाय और पांच we 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२८ स्वामी श्रद्धानन्द 


रुपया इस काम के लिये उस के सुपुदे किया जाय । भविष्य में 
दलितोद्धार सम्बन्धी सत्र काम इस उपसमिति की ही अधीनता 
में हो।” इस पत्र की पहुंच आने पर हरिद्वार से ता० ३ जून 
सन्‌ १६२२ को आप ने कांग्रेस के प्रधान-भन्ल्ली को दूसरा पत्र 
इस आशय का लिखा 4।--*अप जानते हैं कि दलितोद्धार की 
समस्या मेरे लिये कितनी महत्वपूण दै? में देखता हूँ कि पञ्जाब 
तक में कांग्रेस की ओर से इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया 
गया दै । बारडोली के प्रस्ताव में लिखा गया है कि जहां 
अस्पृश्यता का प्रश्न ofan जटिल हो, वहां कांग्रेस-कोष से 
दलित भाइयों के लिये अलग कुये और स्कूल बनबाये जांय। 
इस से कट्टर अधवा कमज़ोर लोगों को दलित भाइयों के लिये 
कुछ भी न करने का बहाना मिल जाता है |? इस के आगे 
बिजनौर, अम्बाला, लुधियाना, बटाला, लाहौर, अमृतसर 
शर जशिडयाला तथा देहली आदि के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की 
अपनी सों देखी हुई उपेक्षा के सम्बन्ध में लिखने के बाद आप 
ने लिखा था--“जब तक बारडोली के प्रस्ताव का संशोधन नहीं 
किया जायगा, तब तक काँग्रेस के विधायक कार्यक्रम का सब से 
प्रधान हिस्सा पुरा नहीं किया जा सकेगा | इसलिये मेरा प्रस्ताब 
यह है कि उस को बद्ल कर यह कर दिया जाय कि दलित 
भाइयों À ये मांगें तुरन्त प्री की जाय कि उन को सावेजनिक 
स्थानों में सन के साथ बैठने दिया जाय, उनको eal से पानी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a के विस्तृत क्षेत्र में 


भरने दिया जाय ओर राष्ट्रीय स्कूनों तथा कालेजों में उन के 
बच्चों को भरती क्रिया जाय, वहां सत्र बच्चों के साथ उन को 
मिलने-जुने तथा उठने बैठने दिया जाय |”! 

पड्लि प्रस्ताव पर दर्कि-कमेटी और ` आज-इन्डिया- 
कांश्रेप्त-कमेटी में बहस होने के बाद निम्नलिखित प्रस्ताब स्वीकृत 
किया गया-- स्वामी श्रद्धानन्द, श्री ।ती सरोजिनी नायडू, 
श्री गंगाधरराव देशपांडे और श्री इन्दुलाल याज्ञिक की एक 
उपसमिति नियुक्त की जाती है, जो बाग कमेटी के अगले 
्रधरिवेशत में पेश करने के लिये दलितोद्धार के सम्बन्त में 
अयोजना तय्यार करे ! फिलहाल उक आयोजना के लिये दो 
लाख रुपया RA! क्रिया जाय |” स्त्रामी जी दो लाख की जगह 
पांच लाख चाहते थे ओर चाहते थे कि एक लाख कांग्रेस के 
कोष में से तुरन्त इ काम के लिये अलग St दिया जाय। 
श्री राजगोपालाचार्य ने वर्किंग कमेटो की आर से कहा कि 
कांग्रेस- कोष में से एक लाख देने के जिये प्रस्ताव में आग्रह न 
किया जाय, किन्तु यह लिख दिया जाय कि काये की आयोजना 
तय्थार हो जामे पर जितना भी सम्भव हो उतना इस काम के 
लिये कांग्रेस के को ।में से अलग कर दिया जाय। सभापति 
हकीम साहेब फे सममाने से स्वामी जी ने अपने प्रस्ताव के 
लिय sag नहीं क्रिया। उक्त समिति के संयोजक का प्रभ 
जन सामने आया तत्र श्रीयुत बिट्टल भाई पटेल ने कद्दा--“जब 


Ny Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


५३० स्वामी श्रद्धानन्द 


र च . soe an - * 
>>> 
coro 


स्वामी शरद्धानन्द जी का नाम सब से पहले दै तब यह स्पष्ट दै 

कि वे ही उस उपसमिति के संयोजक हैं ।” स्वामी जी के दूसरे | 

प्रस्ताव के लिये, जो बारडोली के प्रस्ताव के संशोधन के सम्बन्ध | 

| में था,. कहा गया कि वह afar कमेटी द्वारा उपसमिति के पास 
ह... विचाराथे भेजा जायगा | 

Ho देहलो लौट कर स्वामी जी ने उक्त प्रस्ताव के अनुसार काम 

Ni शुरू कर दिया, किन्तु कुछ स्थानों पर जा कर जांच कियेः बिना 

काम करना और कोई श्रायोजना तय्यार कग्ना सम्भव-न देख 

कर स्वामी जी ने विंग कमेटी को लिखा कि दस हज़ार रुपया 

इल्लितोद्धा र-उपसमिति को पेशगी दिया जाय ! इस पर वर्किंग 

| i कमेटी ने यह प्रस्ताब किया--“पेशगी रुपया देने के सम्बन्ध में 

| स्वामी का ८ जुलाई सन १६२२ का पल्न पढ़ा गया 

sit निश्चय हुआ कि श्री गंगाधरराव देशपांडे उपसमिति क्र 

संयोजक बनाये जांय और स्वामी श्रद्धानन्दजी का पत्र उपसमिति 

के पास विचारांथ भेजा जाय |” | 

कां ग्रेस वर्किंग कमेटी की इस मनोवृत्ति पर स्वामी जी ने ' | 

कांम्रेस के प्रधान-मन्त्री को लिखा था--देहली के आस-पास 

दल्षितोद्वार की समस्या बहुत विकट होरही हे | में उस में उरी 

तरह गुता हुआ हूं वर्किंग कमेटी की आना कानी के-कारण दलि- 

तोद्धारःउपसाभात कुछ भी काम नहीं कः सकती और नकिंग 

कमेटी को देश की अन्य राजनीतिक समस्याओं से ही इतनी फुर 


a a a 
ror - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a के विस्तृत क्षेत्र में 


सत नहीं दे कि बह दलितोद्धार के कार्य की ओर कुछ 
ध्यान दे सके | इन अअवस्थाओं में उपसमिति में मेरा रहना व्यथे 
है और में उससे अलग होता हूँ ।” २३ जुलाई सन्‌ १६२३ को 
कांग्रेस के उस समय के प्रधान-मन्त्री प० मोतीलाल जी नेहरू 
ने वम्बई से श्रापको त्यागपत्र वापिस लेने के लिये लिखते हए 
लिखा--“यह aga दुर्भाग्य होगा कि उपसमिति इस सम्बन्ध 
में आपके दीघ श्रनुमव और इस समस्या के आप के विस्तृत 
अध्ययन से बंचित रहेगी ।” उसी दिन आप ने प्रधान-भन््री को 
लिख दिया--“मैंने अमृतसर और मियांवाली Set में यहद 
अनुभव किया है कि चरित्र-गठन ओर श्रश्‍प्रश्‍यता- निवारण 
द्वारा स्थापित हुए राष्ट्रीय-ऐक्य के बिना कांग्रेस अथवा उस 
सरीखी राजनीतिक संस्थाय कुछ भी नहीं कर सकेगी । में अब 
अपनी सब शक्ति इस कार्य म॑ ही लगाना चाहता हूँ । इसत्न्यि 
ऋष मेरा त्यागपत्र स्वीकार करे | इसी पत्र मे श्रापने afer 
कमेटी के उस अनुचित प्रस्ताव की ओर भी संकेत क्रिया था, 
जिस द्वारा आप के स्थान पर भी गंगाधरराव देशपांडे को उप- 
“fa का संयोजक्र नियत क्रिया गया.था | afin कमेटी के इस 
काये को श्रनुचित समते हुए आप की यह भी धारणा हो गई 
थी कि उसकी ओर से दलितोद्धार के कार्य के सम्बन्ध में 
श्राना-कानी की जा रही है। आप ने लिखा भी था--“कां ग्रेस- 
वक्रिंग-कमेटी के दलितोद्धार के सम्बन्ध में की गई कारवाई ने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
line 4254 


= 


—- > = = 


eG ews ee आवा 


Pigitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 


स्वामी श्रद्धानन्द 


` मुझ को निराश कर दिया है । भुक को आशा नहीं कि काँग्रेस 
इंस- सम्बन्ध में निकट मविष्य में कुछ भी कर सके । इसलिये 
` में इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कर सकता हूँ, अब दलितोद्धार 
सभा देहलो के द्वारा ही करूंगा। में कांग्रेस का साधारण 
सभासद भी इस समय इसलिये हू कि वह सत्य और धमे के 
मागे का अवल्लम्बन करते हुए श्रपना ध्येय पूरा करना चाहती 
दे, किन्तु इस. के वर्तमान नेताओं की कार्यप्रणाली वसे ही कुटिल 
नीति पर अवलम्बित हे जमे कि पुराने समय में थी, जत्र कि 
पढे लिखे धनाढ्य लोगों के पास स्वराज्य प्राप्ति के लिये वेध- 
आंदोलन के सिवा और कोई मार्ग नहीं था। में मानता हूँ कि 
में ऐसे राजनीतिक मागे का अबलम्बन करने के सर्वथा अयोग्य 
El इसलिये ऋषि दयानन्द के बताये हुए वेदिक धमै के मागे 
का ही अवलम्वन कर में अपने काम में लगूगा | अब में 
ब्रह्मचर्याश्रम-पद्धति की पुरातन शिक्षा-प्रणाली का पुनरुद्धार. 
करने, जन्मगत जात-प।त को मिटाते हुए र्त कही जाने वाली 
जातियों का महान आये जाति में सम्मिश्रण करने, हिन्दी को 
LSAT बनाने का यत्न करने आर श्रहिसा का क्रियात्मक 
= करने में लगूंगा । सन्‌ १६१९ में सत्याम्रह-कमेटी से 
त्यागपत्र देते हुए भी आप ने ऐसे ही भाव प्रकट किये थे ।. 
यह परिस्थिति थी, जिसमें स्वामी जी कांग्रेस से oan हुये 
थे | इस परिस्थिति को कुछ ' धक स्पष्ट रूप में जानने के लिये 


aoe ea CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 


SSS ME हक... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजनीति के विस्तृत क्षेत्र में ५३३ 


TA 


स्वामी जी के विचारों को विशेषतः असहयोग आन्दोलन के 
सम्बन्ध में आपके मतभेद को भी. जानने की श्रावश्यकता है। | 
राजनीतिक आन्दोलन के साथ तन्मय हो जाने और उस चेत्र में 
पुराने नेताओं से भी अधिक सचाई, ईमानदारी तथा तत्परता 
दिखाते हुए भी महात्मा गांधी के साथ स्वामी जी का जो मतभेद 
था, उसको आपने कभी किसी मी कारण से और किसी भी 
अवस्था में छिपाया नहीं था | पिछले प्रष्ठों में इसी दृष्टि से 
उस मतभेद का भी यथास्थान उल्लेख किया जाता रहा है। 
महात्मा गान्धी के साथ म्वामी जी के पुराने सम्बन्ध, प्रेम, 
| | बहुत कुछ आपस की श्रद्धा और आकर्षण के कारण भी उस 
| मतभेद ने कभी उग्ररूप धारण नहीं किया, किन्तु महात्मा जी. 
|... | के जेल चले जाने और पीछे दूसरे किसी नेता के साथः वैसा 
` सम्बन्ध न होने से स्वामी जी का मन काँग्रेस से फटता चला 
गया | व्यक्तिगत सत्याग्रह में स्वामी जी का इतना विश्वास नहीं 
था | सामुदा यिक-सत्याम्रह के सम्बन्ध में आपका यह स्पष्ट मत 
था कि एक बार शुरू करने के बाद कांग्रेस के वाहर होने वाले 
उपद्रव अथवा हिंसा के कारण उसको कभी भी वन्द्‌ नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि सरकार का अपने लोगों द्वारा उपद्रव SAAT 
हिंसा कराना कुळ -भी कठिन नहीं और उसको सवेथा बन्द 
करना अ्रसम्भव दै । विधांयक-कार्यक्रम को सफल बनाने के 
लिये आप कौंसिलों में जाने के भी पक्ष में थे, किन्तु उनमें | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A ३४ स्वामी श्रद्धा नन्द 


छ्ड़गा-नीति से काम लेने के पक्ष में नहीं थे | बिधायक-कार्यक्रम 
में श्रापका अटल विश्वास था; सत्याग्रह की दृष्टि से नहीं, किन्तु 
राष्ट्र में उस समय के लिये शक्ति ter करने की दृष्टि से, 
जिससे कभी किसी देवीय-साधन से स्वराज्य प्राप्त हो जाय, तो 
उसकी LAT की जा सके । सत्याम्रद द्वारा स्वराज्य-प्राप्ति में भी 
आपका इतना विश्वास नडी था । इस सम्बन्ध में आप प्रायः 
यह कहा करते थे कि स्वराज्य की प्राप्ति तो भूकम्प के समान 
किसी अनहोनी घटना से ही होगी । उस समय के लिये हमको 
तय्यार रहना चा हये, जिससे वेसा अवसर श्राने पर हमारे 
पैर लड़खड़ाने और हाथ कांपने न लगे। अपने इन विचारों को 
आपने काँग्रेस की सत्याम्रह-जांच-कमेडी के सामने १४ अगस्त 
सन्‌ १६२२ को साक्षी देते हुये भी स्पष्ट कर दिया था | इसी 
दृष्टि से आप अपने को कांग्रेस की ओर से उसके विधायक- 
कार्यक्रम के प्रधान अंग 'अस्पृश्यता-निवारण में ही लगाना चाहते 
थे । पर, वैसा होना नहीं था । अस्पृश्यता-निवारण की समस्या 
झापके लिये इतनी अधिक महत्वपूर्ण थी कि उसको हल करने- 


iċ था और जब उससे यह अशा एरी न हुई, तब उससे भी 
आप अलग हो गये। साघु-महामणडल से त्यागपत्र देते हुये 
आपने स्वामी जगदीश्वरानन्द जी को लिखा था--“गया से 
लौटे भाइयों से ज्ञात हुआ कि अब आप साधु-महामयडल् के 


कराने की शाशा से ही आपने साघु-महामराडल को भी सहयोग _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TAR के विस्तृत क्षेत्र में ५३४ 


मन्त्री नहीं रहे ओर स्वामो प्रकाशानन्द महामन्त्री चुने गये हैं । 
मैंने सेठ जमनालाल बजा जसे पांच सौ रुपये इसलिये ले दिये थे कि 
कुछ काम होगा ! स्वामी प्रकाशानन्द ने अपने सुपुर्दे किया हुआ 
संगठन का ही कुछ काम न किया तो और या करेंगे ? सबसे 
बढ़कर जो काम साधु-महाभणडल कर सकता है, वह दलित 
| जातियों को उनके :'प्रधिकार दिल्लाने का है | वह स्तामी प्रकाशा- 
नन्द के मन्त्री होते हुये होने का नहीं | में हिन्दु (श्रये) जाति 
| का भला इस समय दलित जातियों के. उद्धार में ही सममता हूँ 
| अर यथाशक्ति sem Pa ही अपनी तुच्छ अल्पशक्ति का 
| प्रयोग करना चाहता 5 | अतएव साधु-महामणडल के सभासदू- 
पद्‌ से त्यागपत्र देता टं । मुझे ज्ञात नहीं कि महामन्त्री जी का 
कार्यालय कहां दै? इसलिये यह त्यागपत्र आपकी सेवा में 
| मेजता हूं | आप इसे स्थासी प्रकाशानन्द जी के पास मेज 
दीजिये |” 
| काँग्रेस तथा लाधु.मदाभयडल से निराश होकर दलितोद्धार 
के जिये ही स्वामी जी हिन्दु-महासभा की ओर ara, किन्तु 
उससे भी आपको इस सम्बन्ध में बुरी तरह निराश होना 
पड़ा था | { 

` परिडत मोतीलाल जी नेहरू को त्यागपत्र के सम्बन्ध में 
stan पत्र देने के वाद काँमेस से अलग हो जाने पर भी 
परिडद जवाहरलाल जी नेहरू और श्री देवोदास गांधी की 


on 
FRA शशश ALIA AR AR ARIA RH Rr LL SAA TTT ETS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८३६ ` स्वामी श्रद्धानन्द 


गिरफ्तारी पर श्राप के हृदय में फिर कांग्रेस के राजनीतिक 


क्षेत्र में कूदने की da इच्छा पेदा हुई शौर कांग्रेस में आने 


के लिधे ही आपने आर्य-सावेदेशिक-सभा के प्रधान-पद से त्याग 
पत्र भी दे दिया, किन्तु उस समय फे राष्ट्रपति हकीम साहेब 
के इस भ्रादेश पर कि श्रसहयोग-औंदोलन के कार्यक्रम से मतभेद 
रखने बालों को कांग्रेस के संगठन में पदाधिकारी नहीं होना 
चाहिये, श्राप अगे बढ़ते हुए भी रुक गये | डाक्टर 
अन्सारी को अपने मतमेदं के सम्बन्ध में अपने लिखा था-- 
“इस श्रवस्या में में अपने अन्तःकरणा में यह अनुभव करता 
हरू कि मुझ को कांग्रेस की प्रबन्धकारिणी का सभासद adi 
रहना चाहिये। इसलिये में अपने २९ भाच के त्यागपत्र को 
फिर से पेश करता हू ।” इसी से ayo ने देहलो की प्रांतिक- 
कांप्रस-कमेटी का रूभ!पति होना भी स्वीकार नहीं किया था 
और डाक्टर अन्सारी को लिखे हुए पत्र में ही आप ने लिखा 
या--“इस के वाद फिर यदि कोई sadist चःना न हो जाय. 
तो ये मेरा siaa निय है | यदि कहीं थज्न-इ गिडथा-कां ग्रेस- 
oe ने कलकत्ता के अधिवेशन में सब प्रांतों म॑ एक साथ 
सत्याह करने का निश्चय कर लिया तो में किसी एक प्रांत का 
म्भबतः पञ्जाब का नेतृत्व करने के लिये प्रतिज्ञा-बद्ध हूं ।” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुरुकुल में फिर दो वर्ष ५३७ 


ही मम्मित्रित हुए थे । इतना आग्रह महात्मा जी ने यह प्रगट 
करने के लिये ही किया था कि मतमेद हो जाने पर भी आप 
दोनों का पुराना प्रेम-सम्बन्ध नहीं टूटा था । महात्मा जी के 
आग्रह पर ही अप उन के.साथ स्वदेशी-प्रदर्शिनी तथा चरखा 
प्रतियोगिता के समारोह और कांग्रेस के खुले अधिवेशन में 


उनके भाषण के दिन उपस्थित हुए थे : सन्‌ १६२५ में कानपुर 


कांग्रेस पर भी दशक के रूप में ही आप गये थे। वैसे सन्‌ 
१६२३ के शुरू में ही स्वामी जी कांग्रेस के कार्य से अलग 
हो गये थे | किन्तु उस के चार शाने वाले सदस्य आप बराबर 
बने रहे थे, क्योंकि उस के ध्येय और मारी पर श्राप को 
विश्वास था । कांग्रेस से अलग होने फे समय fea गये त्यागः 
पत्र में भी घाप ने लिखा था--“जब तक कांग्रेस का वर्तमान 
ध्येय यही रहेगा. में उस का साधारण सभासद्‌ अवश्य 


रहूंगा |” 


युरुकुल में फिर दों वर्ष 


(क) आगपन 


सावेजनिक राजनीतिक wa का सघ कहानी एक साथ देने | | 


के कारण से गुरुकुल में फिर से बताये गथ दो वषे का वणन 
बहुत पीछे पड़ गया है| श्रमृतसर काँ प्रस के a [ 


— ३८ 


काये से निवृत्त हो कर आप जलियांवाला-बाग को “अमर- 
वाटिका? बनाने के काम में लगने का निश्चय किये हुए थेः। पर, 
germ के हिंतेषियों ने आप को शआ घेरा और आप से कहा 
कि यदि आप गुरुकुल को नहीं संभालेंगे तो गुरुकुल के सामयिक 
श्राचाय उत्तराधिकारी की नियुक्ति हुए बिमा ही उसको एकाएक 
फरवरी के मध्य में छोड़ जायेगे और गुरुकुल की इतिश्री हो 
जायगी | अन्तरंग-सभा के निश्चय, प्रतिनिधि-सभा के प्रधान 
के आग्रह और गुरुकुल-प्रेमियों के अनुरोध पर आप महात्मा 
गांधी और महामना मालवीय जी से जलियांवाला-बाग के लिये 
चन्दा इकट्टा करने के काम से छुट्टी मांग कर गुरुकुल चले 
आये | अन्तरंग-सभा में २५ माघ सम्वत्‌ १६७६ को आचार्य 
के पद्‌ से श्री रामदेव जी और मुख्याधिष्ठाता के पद्‌ से श्री 
URS जी का त्याग-पत्र स्वीकृत करते हुए यह्‌ प्रस्ताब 
स्वीकृत क्रिया गया था कि “बतैमान अवस्था में इस सभा की 
सम्मति में श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी ही प्रण योग्यता से इस काये 
को सम्पादन कर सकते हँ | इसलिये यह सभा सवेसम्मति से 
नम्रताप्रवेक प्राथेना करती है कि वे Fad इस कार्य को संभालने 


घिष्ठाता नियत करती है । श्री स्वामी जी के वही 'प्रधिकार होंगे 
जो उन दिनों में थे, जब वे पहले गुरुकुल के sary और मुख्या- 
घिष्ठाता थे । चुकि स्वामी जी की शारीरिक अवस्था इस योग्य 


gri Collection, Haridwar 
Pe ee 


की कृपा करे | सभा उनको गुरुकुल का श्राचाय और year- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= में फिर दो वर्ष ५३६ 


नहीं कि वे अन्तरंग सभा के प्रत्येक अधिवेशन में सम्मिलित हो 
सके, इसलिये निश्चय हुआ कि गुरुकुल के प्रब्न्ध-सम्बन्धी 
सब अधिकार प्रधान-सभा, श्री विश्वम्भरनाथ जी तथा मुख्या- 
घिष्ठाता की उपसभा को प्राप्त होंगे |” स्वामी जी ने गुरुकुल 
का काम फिर से अपने हाथ में लेने के लिये निम्न लिखित शर्ते 
पेश की थीं--(१) दों वर्षों तक पाठविधि ओर प्रबन्ध में 
परीक्षार्थं जो परिबतेन किये जाय, उन में सभा हस्तक्षेप न करे | 
उ गुरुकुल की धन-सम्पत्ति sa ही सूद पर चढ़ाई जाय 
ane उस का श्रधिकार उस के लिये बनाई गई उप्रसमिति को 
ही हो। (३) दो वर्ष के लिये श्रन्तरंग-सभा के स्थान में तीन 
सज्जनो की एक उपसमिति बनाई जाय। उसी की शओर से 
बजट सीधा ब्रहदधिवेशन में पेश किया जाया करे | (४) कृषि- 
विभाग पुनः जारी करने और औद्योगिक तथा व्यांपारीय 
विद्यालय खोलने की स्पष्ट श्राज्ञा दी जावे। (५) गुरुकुल प्रेस 
में प्रिटिंग मशीन तथा अन्य सामान के लिये दस हज़ार रुपया 
लगाया जावे | (६) गुरुकुल-नियन्ब्रण-परिषद का ओ प्रस्ताब दस- 
ग्यारह वर्ष पहिले पेश किया था, उस को पास कराने का एनः 
यत्न हो |” ऊपर के प्रस्ताव से स्वामी जी के प्रति गुरुकुल के 
संचालकों अथवा स्वामिनी-सभा की अन्तरंग-सभा के विश्वास, 
श्रद्धा तथा भरोसे का पता लगता है और स्वामी जी की शर्तों से 
मालूम होता है कि गुरुकुल के सम्बन्ध में अपने असिद्ध स्वप्न की 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 
> CE 
- ~ =e 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५४० स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


ON Ne ne te I NR A ON ON 


पूति की आशा और पुरानी महत्वाकांक्षा से ही आप फिर 
गुरुकुल आये थे । 


(ख) “war 
११ फरवरी सन १६२०, ४ फाल्गुन १६७६ को स्वामी | 
| जी ने कुलपति के रूप में फिर गुरुकुल में पदापेण किया आर 
bE ` पांच a: दिन में गुरुकुल की योग्य व्यवस्था .कर के आप 
इन्द्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, मटिणडू के शाखा गुरुकुलों के उत्सव भुगताने 
के लिए देहली लौट आये । तीनों उत्सब भुगता कर ता० १७ 
माचे के लगभग देहली का सब काम समेट कर फिर गुरुकुल 


त... पहुंच गय । गुरुकुल की आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए 
| | श्रद्धा' नास से साप्ताहिक-पत्निका निकालनी शुरू की । पहले 
| H ड में L ~ : 

Ug में orgy के उद्देश्य तथा कार्यक्रम के सम्बन्ध में स्वामी जी 


ने लिखा था-“ब्रह्मचर्याश्रम को रक्षा आर उद्देश्यों का ठीक 

. `| नार श्रद्धा का मुख्य उद्देश्य हे। परन्तु यतः ब्रह्मचर्य का 
ह ` सम्बन्ध संसार की सब स्थितियों के साथ है, इसलिए संसार 
की सब घटनाओं को ही ‘ag? की कसौटी पर परखना | 
Ferry का काम होगा | में देवनागरी लिपि को संसार की | 
as लिपियों का स्रोत और मनुष्य के लिए स्वाभाविक समझता | 
हु । इसलिए इस ‘ner के साप्ताहिक दूत को उसी लिपि के | 

: द्वारा यात्रा णा भेजा करूंगा | "“*-----*-*-मेंने ब्रह्मचये आश्रम । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के पुनरुद्धार को ही सब विषयों, समाचारों का प्रधान लक्ष्य 


रखा है। eese naga की भक्ति बिना मनुष्यमात्र को 
झपना भाई नहीं समझा जा सकता। इस भूलोक की सारी 
मही का उत्तम फल भारतभूमि थी और अत्र भी है। केवल 
भारतपुत्रों ने धर्म के आदश से गिर माठ्भूमि के गौरव को घटाया 
आर उसके साथ ही सार संसार में भोग और स्वार्थ का राज फेल 
गया | संसार से यदि भोग और स्वार्थे का राज नष्ट करना हो तो 
पहले भाश्तभूमि का तेज पुनः उत्तजित होना चाहिए | बह था त्मिकि 
तेज ही सारे संसार में भोग को प्रधानता का नाश करके शांति 
का राज स्थापन कर सकता है। अतः Mayle के पुराने 
आत्मिक aa को फिर से जगाना श्रद्धा? का काम होगा |” ऊपर 
बताये गये “श्रद्धा? के अन्तिम काम पर मनुष्यमात्र के aama 
के नाम से अपने राष्ट्र की उपेत्ता करने वालों को कुछ अधिक 
ध्यान देना चाहिये। यही स्वामी जी का राष्ट्रमै? था । 
स्वामी जी की इस स्त्रदेशभक्ति में इसरो के प्रति घृणा, तिरस्कार 
आर उन पर शासन करने की आसुदी-लालसा की गन्ध भी 
नहीँ थी | श्रद्धा” फे उक्त कार्यक्रम से स्वामी जी की राजनीतिक- 
तिचार-सरणि को भी समका जा सकता हे और यह भी स्पष्ट 
हो जाता है क्रि स्वामी जी की राजनीति पर थमं का एक खोल 
जिससे कांग्रेस की सूखी राजनीति पर विश्वास 


चढ़ा हुश्रा था, 
डिन था ! श्रद्धा 


रखने वाले नेताओं के साथ श्रापका निभना क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५४२ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


के कार्यक्रम में स्वामी जी ने अपनी आत्मा का पूरा शौर वास्त- 
विक्र चित्र अक्रित कर दिया था। श्रद्धा? के उक्त कार्यक्रम को 
सामने रखते हुए ही ब्रह्मचये-सुक्त और मानव-घम-शाख् की , 
व्याख्या प्रति अङ्क में क्रमशः नियमपूवेक की जाती थी, जिसको 
स्वामी जी स्त्र: लिखते थे । राजनीतिक-च्ष्न से श्रलग होजाने 
पर भो आप" श्रद्धा? के द्वारा ही उसके साथ मानसिक-सम्बन्ध 
बना रहा थः । स्वाध्याय, त्रह्मचयै, गुहुकुल-समाचार आदि के 
अलावा सामायर प्रसंगों पर भी आपके विचार श्रद्धा! द्वारो 
खुले शब्दों में प्रगट किये जाते थे । खिललाफ़त के प्रभ को लेकर 
मुसलमानों में उठे हुए 'हिजरत? के सम्बन्ध में आपने लिखा 
MAT भःइयो ! भागना कायरों का काम है. हम यहां ही 
रहेंगे, यहां ३। जियंगे और इसी पवित्र भूमि में माता की सेवा 
करते हुए प्राण त्यागेंगे | यहां से 'हिजरत” के स्थान में यहां ही 
Wag बनेंगे । अपने सहन तथा तप से गोरी जातियों के 
aK हृदयों को भी ऐसा पिघला दे कि उन्हें भाग्त के एक-एक 
aS दीन यज्ञा करनी पड़े और बृटिश गवनेमेणट के प्रति- 
= खरा हों कि उठो भारत के सचे Tal 
: * अपनी अमानत को संभालो क्योंकि 
मी र ma “कमर $ | 
कमेटी की रिपोर्ट की तीची A Eas स 
श्रद्धा’ में विस्तृत आर तीव्र 


करते हुए डे बुरी धज्जियां उड़ाई थीं । लोकमान्य 
लिल्लक के देहावसान पर 'राजनीति का सूर्यास्त” शीषेक से आपने 
“श्रद्धा! में एक मुख्य लेख लिखा था--“भारतवषे में राजनीति को 
अंग्रेज़ी पढ़ों के पुस्तकान्नयों से बाहर निकाल कर जनता की झोप- 
Rai में पहुँचाने बाले Sagar बही थे | केसरी” पहिला राज- 


नीतिक पत्र है जो किसानों की मॉपड़ियों ओर मजरा की 


गोष्टियों में पढ़ा जाना शुरू हुआ था और गणपति-प्रूजा पहिल्ला 
संगठन है जिसने जनता के बड़े भाग को एक राजनीतिक सूत्र में 
पिरो दिया था | राजनीति का सूय अस्त होगया । फिर क्या 
setter हो जायगा ? हे पुनजेन्म पर विश्वास रखने वली भारत 
प्रजा ! सूये अस्त होगया, परन्तु उसका श्रत्यन्ताभाव नहीं 
हुआ | जो काम एक सूर्य करता था, उससे प्रकाश पाये हुए 
सहस्रो तारे उसको एरा करेंगे | भारतमाता के उज्ज्वल मुखकी 
ओर देखो, उसका मुख मलिन नहीं है; क्योंकि वह जानती है कि 
जो प्रकाश उसके समर्थ पुत्र ने फैज्ञाया था, वह एक-एक भारत- 
पुत्र ने अपने अन्दर सुरक्तित कर लिया है । लोकमान्य तिलक 
के GaAs पर कौन आंसू न बहाएगा ? विवश होकर श्रश्चधा रा 
बह्‌ निकलती है | परन्तु वह देखो विद्युत्‌ के sacl में सूये लोक 
पर लिखा gar दै "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ओर 
में उसको प्राप्त करूंगा ।” इन राजनीतिक विचारों के साथ-साथ 
‘gg? में पंजाब में आयसमाज के दो दलों को एक करने, उसकी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
¢ Eo, F oy 


Se ee “८ 


——s I 


— ४४ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


प्रगति और सावेदेशिक-सभा की ओर से मद्रास-प्रचार तथा 
कन्या-शुर्कुल की स्थापना के लिये आंदोलन तथा गुरुकुल के 
सम्बन्ध में किये जाने बाले श्रात्तपों का भी निराकरण किया 
जाता था ! आर्यसमाज्ियों की इस धारणा की भी “श्रद्धा? में 
अच्छी भ्रालोचना की गई थी कि आयसमाज का शाजनीति के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । “वैदिक ध्म और वर्षमान 
' ग्रायेसमाजी,” आये कौन है १? यदि इतना ही संमय अपने 
सुधार में लगाया जाता, “वैदिक ध किन अर्थों में सादे शिक 
है !,) Sate सिद्ध करके बच ast? ओर “क्या 
संसार में वोल्शेविज़्म का रांज होगा Y इत्यादि लेख sÈ- 
समाजियों में राजनीतिक तेजस्विता, gA और उत्साह पैदा 
करने के लिये ही लिखे गये थे? इनमें श्रायंसमाजियो से 
खणडनात्मक कार्य त्याग कर वेयक्तिक आचरणों द्वारा 
मेडनात्मक कायै करने के लिए भी. ज़ोरदार अपील 
, की गई थी | दलितोद्धार के लिये “भद्धा? में निरन्तर 
आंदोलन किया गया था । इस सम्बन्ध में “सात करोड़ 
को गेवाकर क्या स्वराज्य मिलेगा १? शीषेक से लिखा गया टा 
आज भी मनन करन योग्य है । गुरुकुल से अलग होने से पहले 
मेरा भविष्य का कार्यक्रम” शीर्षक से लिखे गए लेख में लिखा 


था--“इस में सन्देह नहीं कि डाक्टरों की सम्मति में मुझे 
आराम ही BRIA करना चाहिए, 


काये से सर्वथा बचना 


cnt i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह में फिर दो वषे 


चाहिये | परन्तु मेरी प्रकृति ऐसी बनी हुई है कि आराम में 
मुझे मौत और कार्य में मुझे जीवन प्रतीत होता है। यह 
अवश्य हे कि कार्य उतना हो करूंगा, जितनी मुक में शक्ति है, 
परन्तु विना कार्य के में सन्तोष से नहीं बैठ सकता | मनुष्य 
की शक्ति श्रल्तर है, जीवन थोड़ा है, इस को अधिक से अधिक 
लाभदायक बनाना चाहिये। इसलिये मेरा संकल्प यह हैँ कि 
जहां कहीं भी सुगमता से मेरे उद्देश्य की पूति को आशा होगी वहीं 
जा सकूंगा, अन्य स्थानों पर नहीं |” यही भावना थी जिससे 
श्राप जीवन की न्तम घड़ी तक सदा कार्य में ही लगे रहे 
आर बाद में ईर्ष्या पैदा करने वाली मृत्यु द्वारा अपने कार्य 
की sae को सदा के लिये दृढ़ बना गये। गुरुकुल से चले 
राने के बाद सन्‌ १६२१ के अक्तूबर के मध्य, आशिन 
सम्बत्‌ १६७८, को श्रद्धा’ बन्द हो गई | शरद्धा’ ने अपने 
पौने दो वर्ष के अल्प से जीवन में दूसरे समाचार-पलों के दीघ 
जीवन से कहीं अधिक काम कर दिखाया | 


(ग) गुरुकुल के लिये स्थिर RTE 

६ श्रावण सम्वत्‌ १६७७, २३ जुलाई सन १६२०, के 
“द्धा? के अङ्क में 'मारतवासियों पर गुरुकुल के अधिकार! 
शीर्षक लेख में स्वामी जी ने गुरुकुल के लिये बोस लाख रुपए 
की अपील की थी और बीस लाख का feat फएड जमा करने 


SENN ~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प. श्रद्धानन्द्‌ 


के लिए समस्त भारत तथा वर्मा का दौरा करने का भी p 
संकल्प प्रगट किया था। ५ भाद्रपद की “श्रद्धा” में 'शुब्कुल h 
कांगड़ी की बतेमान दशा? के wise से लिखे गए मुख्य लेख में 
स्वामी जी ने लिखा धा--“अ्राज““““““““भाद्रपद मास की | 
पहली तारीख है | आज ही में गुरुकुल के लिए स्थिर राशि | 
एकत्र करने के उद्देश्य से कुलभूमि से बाहर जा रहा हूं | | | 
| 
| 
| 
| 
| 


“में कलकत्ता से काम शुरू करूँगा। मेरा विचार 

यह्‌ है फि भारतवर्ष का कोई कोना भी ऐसा न a, जहां 
भिक्षा के लिए में न पहुचूँ। “कलकत्ता से मद्रास 
जाकर मुझे कुछ दिन उस प्रान्त में साबेदेशिक-सभा की ओर 

से धमे प्रचार करना और कराना होगा । वहां से बम्बई टिक 
कर काम करूंगा। बम्बई से लोट कर कुछ दिन गुरुकुल में | 
बिता ब्रह्मदेश पहुंचने का विचार है | नवम्बर सास के मध्य से 
दिसम्बर के मध्य तक वहीं TEM । ब्रह्मदेश से जौटकर पंजाब | 
के aaa और नगर-नगर में gad का संकल्प है। पञ्जाब | 
की जनता में गुरुकुल के लिये ग्रसीम भ्रेम है । गुरुकुल-कांगड़ी 
ने देवियों के हृदय में विशेष स्थान बना लिया है ॥ यदि ma | 
से ही वे मुझे भिक्षा देने की तैयारी करने लग जायं तो आश्चये 
नहीं कि (--६ लाख रुपया पञ्जाब से ही एकत्र हो जाय | जगा 
देना तथा दानशीलता की ओर ध्यान दिला देना Rgn का 
काम है और अपना HIST पालन करना दानियों के अधीन है ।” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Le NT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 आश्रिन की श्रद्धा? में फिर आपने लिखा--“कल्लकत्ता से मेरा 
विचार धर्म-प्रचारार्थ मद्रास-प्रान्त की यात्रा का था | कलकत्ता 
में में ऐसा अस्वस्थ हो गया कि मुझे कलकत्ता से सीधा गुरुकुल 
लौटना पड़ा। जीवन शेष है तो मद्रास को फिर कभी DISH 
ऋतु में जःऊंगा .? इस प्रकार मद्रास और बम्बई का कार्यक्रम 
तो एरा न हो सका, किन्तु अतिसार से शिथिल गात होने पर 
भी अप ७ कातिक सम्बत्‌ १६७७, २२ अक्तूबर सन्‌ १६२० 
को गुरुकुल से वर्मा के लिये चल दिये | मार्ग में दानापुर-अ्य- 
समाज के उत्सव पर दो भाषण दिये | २४ को प्रातः कलकत्ता 
पहुच कर २७ के प्रातः आप 'ग्रंगोरा? जहाज़ से वर्मा के लिये 
बिदा हुए | २६ को शाम फो ५ बजे वर्मा पहुंचे | वर्मा में प्रायः 
सभी शहरों में आपके स्वागत के लिये स्वागत-ससितियों का 
संगठन किया गया था और सभी स्थानों पर श्रापका अंभूतपूचे 
हार्दिक स्वागत हुआ था | ३० नवम्बर, १६ मार्गशीष, को वर्मा 
से कलकत्ता के लिये बिदा होकर मागे में इलाहाबाद आनन्द 
भवन में Go मोतीललजी नेहरू के यहां ठहरते हुए २२ माग- 
शीषे को आप गुस्कुल लौट आये थे । गुस्कुल में आपकी इस 
सफल्लयात्रा के लिये हष मनाया गया ओर उसके उपलक्ष्य में 
सब ब्रह्मचारियों को उस दिन छुट्टी दी गई । वर्मा में इन ३१ 
दिनों में आपको १४ मानपत्र दिये गये, जिनके लिये कृतज्ञता 
प्रगट करते हुए श्रापको प्रायः एक अच्छा लम्बा भाषण ही देना 


SIL Fe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५४८ स्वामी श्रद्धानन्द 


पडता था | उनके श्रलावा आपको साठ भाषण और देने पड़े 


` होंगे । वर्मा की sire) से अधिक भूमि का आपने चक्कर लगाया 


और कोई दो लाख से अधिक ख्री-पुरूषों को वदिक-धमे और 
मातृभूमि का सन्देश सुनाया । नौकरशाही के भय से धनाढ्य 
आपका दिल खोल कर स्वागत नहीं कर सके आर BT 
कार्य में हाथ भी नहीं बटा सके | फिर भी ६० हज़ार रूपया 
arg गुरुकुल के लिये एकत्र कर ही लाये, जिससे गुरुकुल 
के आयुवद ओर कृषि के दो उपाध्यायों की गद्दी स्थिर हो 
गई। इस दृष्टि से भी वर्मा की यात्रा कुलू कम सफल 
नहीं हुई | यद्यपि इस सम्बन्ध में स्वामीजी की सम्पूर्ण आकाँत्ता 
पूरी नहीं हुई थी | 


(घ) प्रकाशपार्टी! की फिर अडंगा-नोति 


इस प्रकार स्वामी जी गुरुकुल को स्थिर श्र उन्नत बनाने 


` में लगे हुए थे कि प्रतिनिधि-सभा के कुछ सदस्यों के साथ आप 


का पुराना मतभेद फिर उठ खड़ा हुश्रा | लाहौर की 'प्रकाश- 
पार्टी! ने फिर श्रड़ंगानीति से काम लेना शुरू किया six 
“प्रकाश” के सम्पादक महाशय कृष्ण जी ने अपने पत्र में गुरुकुल के 
उद्देश्य को लेकर फिर वही पुराना राग RAMFAN शुरू किया । श्री 
रामदेव जी श्रव गुरुकुल में नहीं धे, इसलिये उन्होंने भी इस काम 


में उनका पूरा हाथ बटाया | स्वामी जी ने पहिले इस सब विरोध 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुरुकुल में फिर दो वर्ष Kee 


को सद्दन करना ही उचित समभा | इसीलिये आपने गुरुकुल 
के संचालन के लिये नियुक्त उपसमिति के सदस्य श्री विश्वम्भर- 
नाथ जी को १४ अ्रप्रैल सन्‌ १६२० के पत्र में लिखा था-- 
“अन्तरंग-सभा के अधिकारों के सम्बन्ध में महाशय कृष्या को 
लिखा हुआ मेरा पत्र श्राप ने देखा होगा | मैंने गुरुकुल आने 
में चाहे भूल ही क्यों न की हो, पर श्राप तथा अन्य गुरुकुल- 
प्रेमियों की श्रपील पर ही में यहां आया हे और कम से कम 
तीन वर्ष लग कर यहां काम करना चाहता हूं। मेने अपने 
विचार और मन्तव्य कभी किमी मे fear नहीं, इसलिये 
आप, कृष्ण, नारायणदत्त, गंगाराम तथा अन्य सज्जनों ने जव 
श्रन्तरेग में मेरे गुरुकुल आने का प्रस्ताव उपस्थित किया था 
आर सभा ने उस को स्वीकार किया था तत्र सव सोच-समम 
कर ही किया होगा? इस के बाद इसी पन्न में आप ने आये 
समाज के नेताओं के साथ अपने मतभेद को प्रकट क्रिया था | 
पत्र फे उस हिस्से का आशय यह था-“पहली बात जिस से 
में सहमत नहीं हू यह है कि गुरुकुल को किसी भी सरकारी 
विश्वविश्रालय के साथ सम्बन्धित करना भारी भूल होगी । यदि. 
शिक्षा का सव श्रधिकार देशी मन्वियों के हाथ में चला जाय, 


रहेगी | दूसरा मतभेद उपदेशकों के सम्वन्ध मे है l 
मत है कि mrasa के शाखाथ वास्तविक धम-प्रचार के 


az 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


f 
PA 
j 

| 

ai 

| 

| 


Wael 
ity 


बड़ी भारी बाधा हैं। इस लिये में अपने शिष्यों में अन्य धर्मों 


स्वामी श्रद्धानन्द 


के विरुद्ध खणडनात्मक भाव भरने की श्रपेच्ता उन के सामने 
उन सब को अच्छाइयां TRAM आर उन को बताऊंगा कि इन 
सब श्रच्छाइयों का मूल वेद है। सम्भव है गुरुकुल से इस 
प्रकार की शित्ता से निकलने वाले उपदेशकों से श्राप लोग 
सन्तुष्ट न हों। तीसरी बात बैदिक धर्म के साथ राजनीति के 
सम्बन्ध की है । यदि इस सम्वन्ध में इस समय के आर्यसमाज 
के नेता यह सममते हैं कि उनका और अधिकारा mh- 
समाजियों का मत मुझ से नहीं मिलता है तो यह श्राप का 
धार्मिक कत्तव्य है कि श्राप मुझ को उस की तुरन्त सूचना दे 
द्‌, जिस से मेरे कारण राप में से क्रिसी को भी कुछ senna 
में न फसना पड़े |” इस प्न से मतभेद के gaya कारणों का 
पता लगता है और साथ ही स्त्रामीजी की उदार-घामिक-बृत्ति का 
भी, जिसका यह स्वाभाविक परिणाम हे कि गुरुकुल की 
परम्परा ही कुछ ऐसी हो गई है कि वहां के स्नातको की 
मनोवृत्ति में न ठो ager है और न स!म्प्रदायिकता, 
अपितु उदारता, सहिष्णुता और राष्ट्रीयता कूट-कट कर भरी 
रहती है | 

स्वामी जी के स्वास्थ्य की दृष्टि से बनाई गई तीन सज्जनों 
की उपसमिति के सम्बन्ध में भी कुक लोगों ग iy 


उस को तोड़ने और सभा के अधिवेशनों में सर्र उप्र दोरे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कुरुकुल में फिर दो वष ५५१ 


में असमर्थता प्रगट करते हुए आपने सभा के उस समय के 

a aq! महाशय कृष्ण जी को भी २८ चेत्र सम्बत्‌ १६७६ को 

| एक पत्त लिखा था, जिस में गुरुकुन आने के समय पेश की 
गई शर्तों को स्वीकृत कराने अधिष्ठाता तथा आचार्य के अअधि- 
कारों को अन्तरेग सभा से स्पष्ट कराने ओर यदि स्वास्थ्य काम 
करने योग्य रहा तो तीन वर्षों तक निरन्तर काम कर देने के 
सम्वन्ध में लिखा था । शिमला, अत्र देहली, के रायसाहब 
गंगारामजीको भी २० आख्िन सम्त्रत्‌ १६७७ के पत्र में 
श्राप ने.लिखा था--“आप को शायद मालूम नहीं कि मेरे साथ 
की गई सत्र शर्तें तोड़ दी गई हैं। आप के साथ हुए फैसले के 

. अनुसार तो में यहां एक पल भी नहीं रहता, परन्तु अब प्रतिज्ञा 
कर दी है कि ऐसी अवस्था में भी ११-२-२० से ११-२-२२३ 
तक्र काम कर दूगा। यदि श्राप लोगों को मुक से काम बिग- 

उता दोखे तो स्पष्ट लिख दीजिये में उसी समय अलग हो 
जाऊंगा ।? इस पत्र के उत्तर में रायपाहब गंगाराम जी 

| ने भी स्वीकार किया था कि स्वामी जी के साथ की गई शर्तें तोड़ . 

दी गई थीं । 

| स्वामी जी के इन पत्रों पर भी प्रकाश” सम्पादक का 

गुरुकुल के सम्बन्ध FMA आन्दोलन बड़ता चला गया:। 

यह आन्दोलन उस समय जोरों पर था, जब स्वामी जी गुरुकुल 

के स्थिर कोष के लिये बोस लाख रूपया जमा करने के लिये 


= 


CC-0. In Public Domain. Guruk Kan 


_ नाता तक | | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 

! 

t 

| 

| 

| 


५५२ स्वामी श्रद्धानन्द 


समस्त भारत के दौरे पर निकलने की तैयारी कर रहे थे | 
गुरुकुल के आदशे के सम्बन्ध में इतने बिचित्र लेख लिखे गये 
| कि उस समय के गुरुकुल के सहायक-मुख्याधिाता प्रो० इन्द्र जी 
विद्यावाचस्पति को & माघ १६७७ की श्रद्धाः में उनके सम्बन्ध 
में यह लिखना पड़ा था-“कोई अनजान यदि ऐसी बात 
कहता तो दुःख न था, पर दुःख तो यह है कि गुरुकुल कांगड़ी 
के उत्सव से तीन मास पूव, जव कि आयपुरुष गुरुकुल के लिये 
चन्दा जमा करने की तय्यारियों में थे, 'प्रकाश? सम्पादक Ao 
कृष्णजी ने MÀ जनता को यह इतलाकर बहकावट में डाल 
दिया है कि गुरुकुल का उद्देश्य अभी निश्चित होने को है । जब 
म० कृष्णजी ने इतनी श्रनभिज्ञता प्रगट की तो कया आ 
था कि “आर्य ay? को गुरुकुल के सम्बन्ध में वहुत कुछ लिखने 
का अवसर सिल गया 0 “आर्य गजट? के लेख, की उपेक्षा हो 
सकती है, पर म० कृष्णजी की भून की उपेक्षा नहीं की ज्ञा 
सकती ।” इसी लेख के अन्त में कृष्णजी से प्रार्थना की गयी 
थी कि गुरुकुल पर समाचार-पत्रों में तिरले वार करना छोड़ 
` कर प्रतिनिधि सभा sear अन्तरंग सभा में गुरुकुल के उद्देश्य 
ओह 2 = ra निबटारा करवा लें। पर, 
| i रने वन्द नहीं किये । स्वामी 
जी o पर इन तिरछे बारों से लगी हुई चोट का अनुमान 
Tat से किया जा सकता दै, जो उन्होंने इस सम्बन्ध में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


pa ro 
“ | 

गुरुकुल में फिर दो वषे = ५३ 
| सभा के मंत्री और प्रधान को लिखे Fl सभा के प्रधान को 
, 


| अपने १४ SIA सन १६२१, २ वैशाख १६७८ को लिखा 
| । था--“में जानता हूँ कि एक ओर तो अधिकारी और अन्तरंग 
' सभा के सभासद मुझे कहते जायेगे कि में कुछ काम न करूं 
| . र आराम से बैठा रह, सरी ओर प्रबन्ध की शिथिलता 
| मा मेरी बदनामी भी फेल जायगी | अव लाचारी 2) स्वास्थ्य 
| | पर ध्यान रखे बिना ही काम करना पड़ेगा और करुंगा | 
॥ परन्तु फिर भी जब श्राप लोगों की जबानी हमदर्दी हुआ 

` करेंगी तो मुझे श्राप लोगों ही मानसिक दशा पर शोक हुआ 

करेगा |? मन्वी को बटाला से १३ जून सन्‌ १६२० को 

| लिखा था--“गुरुकुल का कार्यभार पुनः सम्हालने मे 
पहिले यदि मुझे उन कठिनाइयों का पता लग जाता, जो 
इसके मार्य में पड़ चुक्री हैं, तो में फिर से काम सम्ह!लने 
का साहस नहीं करता | परन्तु जब एक ठार वाझ 
उठा चुका = a किसी मंजिल तक उसे पहुंचाने का 
पर, प्रकाशः सम्पादक ने सीमा का इतना 


यत्न करूंगा i” 
उल्लंघन कर दिया कि स्वामीजी को गुरुकुल से अलग होने का 
ही निश्चय करना पड़ा। आपने वह त्यागपन, जो असहयोग 
के प्रकरण में दिया गया है, सभा के प्रधान जी की सेवा मे लिख 
भेजा ३ ज्येष्ठ ७८ को आपने मन्त्री के नाम लिखे गये में 
लिखा--“आपने श्रद्धा? में मेरा लेख और उस पर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६% स्वामी श्रद्धानन्द 


मई के “प्रकाश! में sto रामदेव की लोचना पढ़ो होगी | यतः 
प्रो० रामदेव और महा० कृष्ण अनुचित प्रकार से मुझे बद्नाम 
करके अपना मतलब fag करना चाहते हैं और न केवल 
प्रकाश! प्रत्युत “प्रताप” द्वारा भी मेरे विरुद्ध अन्धेर मचा रहे 
हैँ | इसलिये में सभा के अधिवेशन में पहुंच कर गुरुकुल से 
* अलग होने के सारे कारण वणन कर देना चाहता हूं, जिससे 
भविष्य में गुरुकुल-शित्ता-प्रणाली स्वार्थियों के स्वाथे का शिकार 
न होती रहे ।”' & ज्येष्ट सम्बत्‌ १९७८ को देहली से आपने 
प्रधानजी को सेवा में फिर लिखा था--“मैंने सभा में कुछ कहने | 
की आज्ञा मांगी थी और एक पत्र ‘garg? में छपवाने को भेजा 
या | उस पर कृष्णजी का उत्तर अया कि आपने तथा Go 
विश्वस्भरनाथजी ने उसे छपने से रोक दिया हे । मैंने उनको 
लिख दिया है क्रि उस पत्र को लौटा दें । अब उस विषय में 
उठ न rT मेरे विरुद्ध जो कुछ फेना था, बह फेल चुका 
ar आग भो जो गुप्त और प्रसिद्ध रीति से फैलेगा, वह भी 
हा रहे । म॑ नोटिस नहीं लूंगा। अन्न तो लाहोर भी नहीं 
STAT, न कुछ सभा को सुनाऊंगा | गुस्कुल से जो त्यागपत्र 


भेजा थ T e] वलि के जिस पर SAG AL क्रोड T ह 0 उसे al का फ़ी 
१ 


; C आपकी सभा के साथ अब मेरा सम्बन्ध 
समाप आ पर, 88% बाद भी सभा के प्रधान और सन्त्र 


के आग्रह प्रर आपने २८ मई की प्रतिनिधि-सभा के अधिवेशन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुरुकुल में फिर दो वर्ष 


में gega से oa होने के सब कारण निवेदन कर 
दिय थे | 
म० कृष्ण और आचार्य रामदेव जी के प्रति सर्वसाधारण 
आर्यसमाजियों के भावों का पता इससे लग जाता है कि समाजों 
में आप दोनों के विरुद्ध निन्दा के प्रस्ताव पास होने शुरू हो गये 
थे । स्वामी जी ने इस प्रवृत्ति को रोका और ऐसे आर्यसमाजों के 
नाम इस आशय के पत्र लिखे कि “यह जान कर दुःख हुआ 
कि आप की अन्तरंग-सभा ने 'महाशय कृष्ण और प्रोफेसर 
रामदेव पर मेरे कारण 'मलामत का वोट? पास किय ट 
ये दोनों सज्जन आर्यसमाज की दिल से सेवा कर रहे हैं । यदि 
वे सच्चे दिल से मेरे अमल को ्रार्यसमाज के लिये हानिकारक 
सममते हैं तो क्यों न मेरे विरुद्ध लेखनी उठाये ? af मरा 
अपराध न होगा, तो मुझे कोई ज्ञोखम नहीं और यदि सचमुच 
मेरा अपराध है तो उस से लोगों को सावधान रहना ही 
चाहिए। oeno aga! आर्यसमाज में पहले ही काम 
करने वाले कम हें । श्राप क्यों दो श्रष्ठ काम करने वालों को 
धमे-सेवा से उदासीन करने का पाप अपने सिर पर लेते हैं 
कृपा कर के 'मलामत का प्रस्ताव? वापिस लीजिये और जिन 
कठोर वचनों का आपने प्रयोग किया है, उन्हे लौटा लीजिये |” 
इस प्रकार इस बार भी गुरुकुन से जुदा होने की नी 
पहली कहानी की पुनरावृत्ति ei ऊपर पलों में से केवल कुल. 7 
2 


$ 
f 
f 


भी किये, किन्तु दुर्भाग्यवश उन दोनों का शीघ्र ही देहावसान 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५५६ स्वामी श्रद्धानन्द 


भ्रवतरण दे दिये गये हैं और उनपर ऊपर से कुछ भी नहीं लिखा 
गया है, केवल इसीलिये कि किसी को कुछ कहने का अवसर 
न रहे । फिर ये सब इतने स्पष्ट हैं कि उन पर कुछ लिखने की 
शप्रावश्यकता भी नहीं है | 


(ङ) असिद्ध स्वमन 

इस बार भी स्वामीजी गुरुकुल के सम्बन्ध में soar 
आदर्श पूरा नहीं कर पाये | गुरुकुल के स्थिर कोष के लिये 
भासे लाख रुपया जमा करने को ara के कोने-कोने और 
पचात के प्राम-प्राम तथा नगर-नगर घूमने का विचार भी 
कार्य में परिणत न हो सका। गुरुकुल की रजत-जयन्ती के 
समारोह में आप का सम्मिलित होना गुरुकुल के भाग्य में 
बढ़ा न था । रजत-जयन्ती के निमित्त से आपने अपने अंग्रेज़ी 
साप्तादिक “लिबरेटर? में शुरुकुल के चंदे के लिये विशेष लेख लिखे 
थे । देहावसान के कोई दो-ढाई मास पहले आपने “माई स्पेशल 
अपील! ( मेरी विशेष अपील ) के शीर्षक से लिखा था--'इस 
क अलावा में सवा लाख की विशेष अपील करना चाहता हूं | 
गुरुकुल की स्थापना के समय से ही में घरेलू उद्योग-धन्धे की 
शिक्षा के लिये शिल्प-महा विद्यालय खोलने के यत्न में रहा है । 
दो उदार दानियों ने उस के लिये बड़ी धनराशि देने के लि 


Pare 


SEES Te ———— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुरुकुल में फिर दो वर्ष 


हो गया | गुरुकुल से विदाई ले लेने पर भी में सेठ रग्घृमल जी से 
उक्त महाविद्यालय के लिये पांच लाख देने का आग्रह करता 
रहा । उन्होंने सुक को स्क्रीम बनाने के लिये कहा ही था दि 
निठुर मौत ने उन को हमारे बीच में से उठा लिया। आशा 
है उन के टूस्ट के ट्रस्टी गुरुकुल के इस SHI दावे को 
नहीं भूलेंगे। पर, ऐसे दिन की प्रतीन्ञा में हम को नहीं à> 
रहना चाहिये, जिस दिन इतना बड़ा कोई फ़णड हाथ में आये 
और काम शुरू हो | पवास हज़ार मकान के लिये, पचास . 
हज़ार सामान के लिये और पेतीस हज़ार चालू खर्च के लिये 
चाहिये | छोटी रकम से कुळ न होगा, १२५ उदार दानी ऐसे 
चाहिये, जो एक-एक हज़ार रुपया अपने पास से या मित्रो से 
इकट्ठा कर के भेज दे | कोई-कोई उदार दानवीर तो दो, पांच 
या दस हज़ार तक भी दे सकते हें । अपनी प्रिय संस्था के लिये 
द्‌ मेरी अन्तिम अपील है ।” उस समय कौन जानता था कि 
यह अन्तिम ही श्रपील थी और उस के बाद अपनी प्रिय संस्थ! 
के रजत-जयन्ती के समारोह को पुनीत किये बिना ही आप इस 
संसार से चल बसंगे | 
आचाय रामदेव जी को आपने काशी से गुरुकुल से अलग हो 
जाने के बाद एक पत्त लिखा था, उससे भी गुरुकुल के सम्बन्ध में 
आपकी उच्च श्राकांच्ता का पता लगता है | उसमें आपने लिखा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= श्८ स्वामी श्रद्धानन्द 


सकती है, बह लिखता g | यह सब थियासोफ़िकल हाईस्कूल में 
देख कर लिखने का विचार हुआ । गुरुकुल की शाखाओं में 
लुहार, तरखान और 'बालचर-बिधि का प्रचार अवश्य होना | 
चाहिये | कांगड़ी में फिर बालचर परिप्रक अवस्था में होकर 
बड़ा उपकार होगा | 'फ़स्टे एड! की शिक्ता भी होनी चाहिये | 
इन सब के लिये विचार करना हो तो जन्मोत्सव पर आपसे 
आकर मिल लूँ । कृषि का काम ये बड़ा अच्छा सिखाते हैं अर 
वह भनोरंजक भी होता है सबसे बढ़ कर स्कूल के ८, ६, १० के 
aa Sidi में क्रियात्मक शिक्षा बहुत दी जाती है । मेरे सामने 
लड़के स्याही, साबुन और अन्य वस्तुये बनाते थे। गायन-विद्या 
एक अज्जुएट अध्यापक सिखाता दै। उसकी विधि ऐसी देखी 
कि वालक राग में लिप्त भी न हों और सीख भी जायें। 
क्रियात्मक बिज्ञान के विषय में प्रोफेसर नाग ने प्रोफेसर रामशरण 
जी को लिखने के लिये कहा है | इन सब बातों की ओर बहुत 
ध्यान देने की आवश्यकता प्रतीत होती है | यहां का सरस्वती- 
भवन भी देखा । दो अन्वेषण करते हुए पंडित भी देखे | संम्कृत 
पुस्तकां का संग्रह बहुत अच्छा, अपदे भी, दे | क्यों न आप 
आगाम होने वाले म्नातकों में से दो को तय्यार करें | यदि 
इस काम के लिए दो योग्य स्नातक तय्यार होजाबे, तो मैं प्रेरणा 
कर सकता हू कि दो छात्रवृत्तियों के लिए धन आ जावे | ४० 
स्पध मासिक छात्रवृत्ति गवनमेणट देती है, नही हम दें ।” 


\ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


D 


गुरुकुल में फिर दो वर्ष 


वास्तव में स्वासी जी जिस क्रिसी संस्था में जाते श्रे, उसको इस 
दृष्टि से ही देखते थे कि उसमें से गुरुकुल के लिए क्या लिया 
जा सकता है ? शाप किसी भी संस्था से गुरुकुल को पिलूडा 
हुआ नहीं देखना चाहते थे । ँ 


च. स्थान-परिवर्तन 


सम्बत्‌ १६८१, २८ सितम्बर सन्‌ १६१४, में भयंकर वाह 
आने के वाद्‌ गुरूकुल को उस भूमि से उठाकर इस पार लाने 
का प्रकरण भी यहां ही एरा ऋर देना चाहिए | sto रामदेवजी, 
महाशय कृष्ण जी तथा कुछ अन्य संतजन गुरुकुल को उस पार्‌ 
से उठा लाने का दृढ़ निश्चय किये हुए थे | उनके इस निश्चय को 
लेकर हुए सब आंदोलन को यहां देने की आवश्यकता नहीं | 
तीन-चार स्थानों को लेकर विवाद चज रहा था | एक पुरानी 
भूमि से कुछ ऊपर कांगड़ी गांव के परे की भुमि, दूसरा गंगा के 
इस पार की भूमि, तीसरा पंजाब में कोई स्थान और चौथा देहली 
के कहीं आस-पास | स्वामी जी ने आपस की बातचीत और 
समाचार-पत्नों द्वारा अपना मत कांगड़ी गांव के ऊपर की भूमि 
के लिए ही प्रगट क्रिया था और उसके बाद आप देहली : 
आस-पास आने के पन्न में थे । इस सम्बन्ध में र 


OSS SSS 


i 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रि अधिवेशन २१ अक्तूबर सन्‌ १६.२४ को करके इस प्रश्न 
का अन्तिम feta क्रिया गया था | उसमें स्वामी जी भी उपस्थित 
थे | उस भूमि को छोड़ने का निश्चय हो जाने के बाद स्वामी जी 
उठ कर चार्य के बंगले के पीछे, गंगा के ठीक किनारे 
पर लगे हुए, 'खटुए! H Fa के नीचे आकर निस्तब्ध खड़े होगए । 
वाणी से sga की मधुर वर्षा करने बाले स्वामी सत्यानन्द जी 
महाराज ने आकर कुछ पूछने का यत्न किया तो स्वामी जी की 
stat से अश्रुधारा बह निकली । संन्यासी के हृदय में भी 
ममता का समुद्र उमड़ आया और वह आंखों के रास्ते से 
बाहर भी निकल पड़ा | वह सूखी सांसारिक-ममता नहीं थी, 
तपोभूमि’ के उजड़ने तथा ‘eau’ के नष्ट होने का वह 
मर्मान्तक दृश्य था, जिसकी कल्पना तक स्वामी जी को रुला 
देती थी । यह प्रश्न उनके हृदय के ममे-स्थल पर ऐसी सीधी- 
चोट करता था कि उसका सुनना भी उनके लिए सह्य न था । 
कितनी ही बार उन्होंने बातचीत करते हुए कितनों ही के सामने 
और अकेले में भी उसके लिए आंसू बहाये थे । उनकी इस मर्मान्तक 
वेदना का पता उस Ta से लगता है, जो उन्होंने उस समय के 
मुख्याधिष्ठाता श्री विश्वम्भरनोथ जी को देहली से ८ श्रावण 
सम्वत्‌ १६८१ को लिखा था | उसमें ग्रापने लिखा था--“श्रापने 
गुरूकुल का जलवायु खराब बतजा कर स्थान-परिवर्तन के लिए एक 
सब-कमेटी बनबाई दै । उसके दो सभासदू तो प हिले ही से श्रापके 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i- i HR SS tee 


a ६१ 
विचार के अनुकूल हैं। सभा ने यह सममा दै कि मेरा कभी 
गुरुकुल से कोई सम्बन्ध ही नहों रहा अर मुक से इस सम्बन्ध 
में कुछ पूछना उचित नहीं सममा | समाचार पत्रों से मालूम 
हुआ है कि गुरुकुल को अकृत-कार्य सिद्ध करके लाहोर में 
उपदेश 5-पाठशाला की बुनियाद डालो जायगो | जब आप 
की सम्मत में गुरुकुन केवल वदिकर-धम या आर्यसमाज के 
उपदेशक उत्पन्न करने के जिये ही स्थापित हुआ था आर वह 
उद्देश्य उस से पूरा नहीं हुआ तो डम पर सवा ज्ञाख से अधिक 
धन खचेने की क्या श्रावश्यकता है ? स्थान-परिवनन के स्थान 
में आप यही सम्मति क्यो नहीं दे देते कि गुरुकुल को बन्द 
ही कर दिया जाय ।” 'प्रकाश'-सम्पावक के गुरुकुल के उद्देश्य 
को लेकर उस फे प्रतिकूल किये गये दस-ग्याशह वषे के निरन्तर 
श्ांदोलन का परिणाम लाहौर की उक्त उपदेशक-पाठशाला की 
बुनियाद थी । स्वामी जो की मर्मान्तक वेदना की स्पष्ट 
अवहेलना कर के गुरुकुल भी गंगा के इस पार लाया ही 
गया । 

इस सम्बन्ध में काशी के देनिक ‘sia’ ने बिलकुल ठीक 
लिखा था--“कांगड़ी का गुरुकुल आप के अदम्य साहस र 
असीम देशभक्ति का फलस्वरूप हे | हमें यह जात कर दुःख 
हुआ fe कई सहका रियों में अनत्रन हुई, जिससे स्वासो जी बड़े 
दुःखित हुए और उन का सम्बन्ध उस स्थान से कम होता TAT | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


००-० E % | 
| É Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= ६२ स्वामी भद्धानन्द 


=N l 


इघर गेगा की भयंकर बाढ़ ने गुस्कुल को बड़ी हानि पहुंचाई | 
सम्भवतः इसी से वहां के कितने ही कार्यकर्ताओं की पुरानी 
इच्छा और भी पुष्ट हो गयी कि वहां से गुरुकुल को हटा कर 
दूसरे स्थान पर ले जाय । अब स्वामी जी के विरोध 
करते रहने पर भी यह निश्चय हो गया । स्वामी जी ने ममे- 
स्पर्शी भाषा में अपने भावों को व्यक्त करते हुए इस पर दुःख 
प्रकट किया है और झपने हाथ के किये हुए काये से विदा ले 
ली है | हमारा भी मत है कि गुरुकुल के अधिकारी भूल फर रहे 
हैं। प्रत्येक शिक्षा-संस्था की परम्परा उसके मकानों फे साथ एक 
यान हो जाती है और दूसरे स्थान पर जाने से वे भाव कदापि 
कायम नहीं रह सकते जो निणाय के . प्रारम्भिक कष्टों के समय 
उत्पन्न होते हैं और जो वहां की एक-एक इंट से याद आते हैं । 
यही ग्रलती काशी-हिन्दू-विश्वविद्याह्मय के संचालकों ने की, जब 
बपला पुराना कमच्छा का भवन छोड़ वे नगवा जा बसे थे। | 
घन के अपव्यय के अतिरिक्त उन्होंने पुराने सदूभाबो का झी 

| 


सष अपञ्यय कर डाला | हमें दुःख हे कि कांगड़ी के गुरुकुल 

बाले भी यही राती कर रहे हैं। स्वामी श्रद्धान्न्द अवश्य वहाँ 

से बिदा होगये, पर स्वामी श्द्धानन्द का नाम न बह संस्था और 

न वह भूतल हो भूल सकता Ë| आधुनिक भारत के शिष्ता- 
सुधारकों में भी उनका नाम अजर-अमर रहेगा, चाहे करिसी को 

उनसे कितना दी मतमेद क्यों न हो ९० | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ ¬ 


र कुलपति 
गुहकुल के आचाये और मुख्याधिष्ठाता के कार्य से पहली 
ही बार लग हो जाने के बाद से ध्यापको गुरुकुल वासी. 
अर प्रबासी सब 'कुलपति” के नाम से याद करते थे। आप ने 
भी उस पद की जिम्मेचारी को बराबर निथाया । श्राप गुय्कुछ 
को विस्तृत और लोकप्रिय बनाने का कार्य तथा आंदोलन बराबर 
करते रहे । गुरुकुल की शाखाओं तथा कन्या-गुयकुल्न के स्थाफ्ति 
किये जाने का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। नवसारी के 
पास सूफ में गुरुकुल को शाखा स्थापित कर के आपने गुजरात 
में गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली की विजय-पताका फहराई थी | मद्रास 
और बंगाल में भी उस के लिये यन्न जारी था। ता० १८ fee 
FAT सन्‌ १९२५ को आपने श्री adda जी विद्यावस्वस्पति को, 
लिखा था--“इस समय मद्रास के सब प्रान्तं में गुद्कुल खोलने 
की चर्चा चल रही है। स्थान-स्थान पर तय्यारी है । में तो 
फिर भी उधर जाकर मद्रास के प्रान्तों को हिलाऊंगा, परन्तु 
उस से कोई लाभ उठाने वाले होंगे, तभी काम चलेगा ।? 
केलकत्तः के श्री तुलसीदस जी आर्य को बंगाल में गुरुकुल 
खोलने के लिये आप निरन्तर प्रेरित किया करते ये और इस 
सम्बन्ध में उनके साथ आप ने बहुत-सा परामशे भी किया था । 
A आप का बह मनोरथ पूरा न हो सका | कुलपति के रूप 
में आप ब्ह्मचारियों तथा स्नातकों में भी सदा ही नवस्फूति 


__ भी श्राप के वियोग से श्रनाथ-सा हो गया है। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द 


५६४ 


————— rr 


SS 


पदा करते रहते थे और वे आप की ओर प्रकाश पाने की आशा 
`तथा विश्वास से सदा देखते रहते थे । सम्बत्‌ १६७६ की HAYA 
कृष्णा १० al inal सें गुरुकुल के कुन-पुललों के नाम एक सन? 

दजे है, जिस से ऊपर की पत्तियों की यथार्थता का पता लगता हैं | 
वह सन्देश यह है-`भारतमाता के लिये पुत्रों को धन और तन 
की ही नहीं, मन के अपण करने की भी श्रावश्यकता है । उस के 
लिये ब्रह्मचयरूपी पूण तप की आवश्यकता है | क्या तुम ने उस 
तप का अनुष्ठान शिया है ? यदि नहीं ता आज ही शुद्ध हृदयः 
पूवेक श्रारम्भ कर दो | तुम्हारे पुराने आचार्य को माता की 
सेवा में बलि देने के लिये तपस्वी gai व ज़रूरत है | क्या कोई 
आगे बढ़ेगा t जगरिपिता तुम सव पर तेज की वर्षा करें । यह 
मेरा हादिक mma है ” सन्‌ १६२१ में असहयोग 
आंदोलन में वर्धा से गुरुकुल के पहले स्नातक के जेल जाने पर 
श्राप ने देहली से इल आशयका तार दिया था-- तुम्हारे 
अल जाने क समाचार से मु को बड़ी प्रसझता हुई । तुम्हारे 
चाये की बधाई तुम को जेल में भी प्राप्त हो ।” गुरुकुल के 
सभी स्नातको के सम्बन्ध में आप पू जानकारी रखते थे 

ः श्रौर के सदा ही उचित quay देते रहते थे | गुरुकुल के 
बह्म चारियों और स्नातं के isà आप का वियोग ऐसी भारी 
चति दै, जिसकी oft न हुई है shea होनी सम्भव है | गुरुकुल 


< 


t --- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्राय-सावेदे शिक-सभा और मद्रास-प्रवाश ६५६५ 


ल्क 


७. आर्य-सावदेशिक-सभा ओर मद्रास 
प्रचार 


(क) प्रधान-पद को जिम्मेवारी ‘ 


सन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद स्वामी जी ने आर्य- 
सावेदेशिक-सभा को हिलाने और जगाने का यत्न किया | 
पर, उस को जगाना एक असाधारण काम था। प्रान्तीय- 
प्रतिनिधि-सभाओं में अपने- पने प्रान्तीय स्वार्थी के कारण कुछ 
जीवन दिखाई देता दे, क्रिन्लु सावेदेशिक-सभा में किसी प्र,त- 
विशेष का स्वार्थ नहीं-वह सब का काम है, इसीलिये किसी 
का भी नहीं है । सावदेशिक-सभा क्रे प्रति उस के सदस्यों की 
उदासीनता एवं अकर्मणयता से पदा हुई उस की दुर्दशा का पता 
इसी से लग,जाता हे कि उस के साधारण अ्धिवेशनों में तो 
क्या, अन्तरंग-सभा के अधिवेशनों में भी पांच सभासदों का 
कोरम हाथ पेर मारने पर भी पूरा नहीं होता था । इस पर भी 
स्वामी जी उस में जीवन फूंकने की चेष्टा में बराबर यत्नशील' 
RI स्वगीय सेठ रग्घूमल जी की सहायता से देहली के आस- 


RS 
i Be Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


LJ 
= ६६ स्वामी श्रद्धानन्द 
के माथे ही बांधना चाहते थे | सभा के सभासद की पू उपेक्ता 
पर भी-श्राप ने उस के लिये अकेले ही कमर कस ली | संम्बत्‌ | 


९९७४ म॑ मद्रासःप्रान्त में योग्य उपदेशक AAA का प्रस्ताब 
पास करने के बाद भी उस पर वर्षों तक शअ्रमल नहीं किया गया 
था । इस काम के लिये प्रांतीय-प्रतिनिधि-सभाओं ने अपने जिम्मे 
ली हुई रकम तीन-चार वर्ष वक भी नहीं मे. थी । ५ आषाढ़ 
सम्वत्‌ १६७७ को श्रद्वा’ मं आप ने इसी काम के लिये फिर 
पांच हज़ार रपये की अपील की थी और गुरुकुल के दीर्घावकाश 
में स्वय भी मद्रास जाने का विचार प्रगट किया था | २३ श्राबख 
सम्बत्‌ १६७७ को Mgr मं फिर आपने लिखा था--“मद्रास 
में उच्च कोटि का प्रचारक भेजने के लिये पन्द्रह सौ रुपये का 
बजट रखा गया, किन्तु केवल gaa प्रतिनिधि सभा की ओर 
से उस के लिये साढ़े तीन झू रुपये आए। संयुक्त प्रांत की 
अभा के अधिकारियों ने far की हुई है फि जो रकम पंजाब 
सभा देगी उतनी ही वह भी दंगे, अर्थात्‌ साढ़े तीन सौः रुपये 
नकद ओर साढ़े तीन सौ रुपये वायदा । इतने ही में सावेदे शिक- 
सभा के प्रधान ने लंगोटी में फार खेल डाला और ५ आषाढ के 
‘wel पत्र में 4 हज़ार की अपील निकाल कर प्रो० qaaa जी 
सिद्धांता नंकारकों मद्रासको ओर विदा कर दिया | “प्रो० सत्यत्रत 
जी ने मद्रास पहुँच कर हिंदी का प्रचार शुरू क्रिया ! स्वामी जी 
का इस सम्बन्ध में यह स्थिर मत था कि “हिंदी प्रचार वैदिक-धर्म 


äi 


ce Pro ye 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 झौर मद्रास-प्रचारा ५६७ 


को सर्वेसाधारण में Gara का पहला साधन है । इसलिये मेँ 
घमे-प्रचार्‌ के साथ इस पर सी as बल दे रहा हू |” इस 
लेख में आपने अपने मद्रास जाने का कार्यक्रम देते हुए वहाँ 
स्थिर तथा निरन्तर काम करने और उसी वषे मद्रास प्रांत में 
कुम्भकोणम्‌ नगर में होने वाले कुम्भ पर वैदिक-घम के प्रचार 
की अवश्यऋता की ओर भी आर्य जनता का ध्यान श्राकषित 
किया था | इस काम के जिये फिर आपने सावेदेशिक-समा को 
ओर से इस हज़ार रुपयों की अपीज्ञ की थी | कलकत्ता से आप 
को, स्वास्थ्य गिर जाने के कारण, एकाएक लौटना पड़ा | 
मद्रास जाने का कार्यक्रम इस वषे पूरा नहीं हो तका | कलकत्ता 
जाते हुए आप गुरुकुल-विश्वविद्यात्नय के दो और योग्य स्नातकों 
को भी मद्रास छोड़ आने के लिये साथ ले गये थे । पंडित 
देवेश्वर जी सिद्धान्ताल्ङ्कार को आपने इन्हीं दिनों में मद्रास 
प्रचार फे लिये ही भेजा था | श्री सत्यत्रत जी और श्री देवेश्वर 
जी ने वडी योग्यता और तत्परता के साथ उस प्रांत में दो वषे 
am प्रचार किया | उन द्वारा स्थापित ‘eq ace AAT HP 
अभी तक aa रहा दे | मसोर में पंडित भीमसेन जी विद्यालंकार 
HAL Go गोपालदत्त जी शास्त्री को प्रचार-काये के लिये 
दी भेजा था। इस प्रकार दक्षिण में प्रायः सभी स्थानों 
पर कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने में आप लगे हुए थे । 


| 
| 
| 


"| ततला In Public Domain. Guru 
99754 fesse 


kul Kangri Collectic 
aes an N : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 


५६८ स्वामी भ्रद्धानन्द 


(ख) दक्षिण-भारत की घर्म-यात्रा 

मद्रास-प्रांत में वेदिक-धर्म-प्रचार की चर्चा आर्यसमाज में 

aga पहिले से जारी थी। श्रार्यप्रतिधि-सभा-पंजाब की ओर से 

उसके लिये धन-संप्रह भी किया गया था | स्वामीजी की दृष्टि भी 

उधर बहुत समय से थी और इस सम्बन्ध में उनकी उच्च-आकांप्ता 

भी बहुत बड़ी थी | झाप मद्रास-प्रांत के प्रत्येक केन्द्र में गुरुकुल 

b ति. के एक-एक स्नातक को विठा देना चाहते थे । शुरुकुल के उप- 

स्नातकां को उसके लिये प्ररित मी किया करते थेः। उस प्रेरणा 

का ही परिणाम है कि पंडित धमेदेव जी विद्यावाचस्पति और 

qo केशवदेव जी ज्ञानी सिद्धान्तालङ्कार पंजाब के सीमा-प्रांत 

को छोड़ कर मद्रास-प्रांत में जा वसे हें । अम्रतसर-कां प्रेस पर 

hi आपने कांग्रेस का अछूतोद्धार की SU जो ध्यान आकर्षित 

र्ण किया था, उससे प्रमावित होकर मद्रास-प्रांत के नेता दीवान 

4 माधवराव, (हिन्दू? के स्वगीय-सम्पादक श्री कस्तूरी रंगा AT 
q और वयोवृद्ध कां ग्रेस-नेता श्री सी० विजयराघबाचार्य आदि ने 

i भापसे मद्रास-प्रांत के दौरे के लिये अत्यन्त आग्रह किया था और { 
| आपको यह आशा भी दिलाई थी कि जिस प्रकार माशेल-लॉ 
से पीड़ित पंजाब के लिये आपकी अपील पर मद्रास ने ३५ 
हजार की सहायता प्रदान की थी, वसे ही दलितोद्ठार के काम 
के लिये भी मद्रास आपकी अपील पर दिल खोलकर आपको 

साथ देगा । मद्रास जाने की चिर-संचित आकांक्षा सन्‌ १६२४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्ाये-सावदे शिक-सभा झौर मद्रास-प्रचार ५६६ 


के SIH मास, सम्बत्‌ १६८२ में पूरी हो सकी | झापने २५ 
SIH को देहली से मद्रास फे जिये प्रस्यान किया । २७ SAA 
से १ मई तक बम्बडे रहे, जहां मारयाड़ी-बालिका-विद्यालय 
आदि स्थानों की सावेजनिक सभाओं में और दूसरे स्थानों पर 
दलित भाइयों की सभाओं में श्रापके कई भाषण gal दलित 
भाइयों को आपने यह सन्देश दिया--“यदि तुम्हे बाह्य मन्दिरों 
में जाकर देव-दशीन करने से रोका जाता है, तो अपने अन्तरात्मा 
के पवित्र मन्दिर में सवव्यापक परमात्मा का दशन और पूजा 
करना सीखो, जहां जाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता । अपने 
बुजुर्गों की तरह अपना सिम कटवा दो, परन्तु धर्म न छोडो |? 
बम्बई में आप जुहू जाकर महात्मा गान्धी जी से भी मिले | 
हिन्द संगठन का काम करने ठाले कार्यकर्ताओं और स्वासी जी के 
प्रति महात्मा जी के मन में जो सन्दे रदा कर दिय गये थे, 
उन पर खूब खुल कर चर्चा हुई ! संगठन के काम में पड़ने के 
बाद स्वामी जी की महात्मा जी के साथ यह पहिली ही सुला- 
कात थी | २ और ३ मई को पूना में आपके व्याख्यान हुये, 
आर अप महा राष्ट्र-प्रान्तीय-राष्ट्रीय-शिक्ण-परिषद के सभापति 
भी हुये । ४ मई को बंगलौर शहर और छावनी होते हुए ५-९ 


को मद्रास पहुंचे । मद्रास से स्वामी जी & मई को कालीकटः | 


वायकोम में दलित जातियों द्वारा मन्दिरों के आस-पास की 
सावेजनिक सड़कों के प्रतिकुल किये जाने वाले स 


<< 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


——— SS 


७० स्वामी श्रद्धानन्द 


निरीक्षण करने गये । वहां आपने दलित भाइयों को A-A 

छी दीक्षा दी और उनको श्रमायेसमाज में आ।ने का निमन्त्रण 

दिया i देहक्षी से लोटकर दो हजार से अधिक की सहायता 

इस सत्याग्रह को दिलबाई और पडित धमेदेव जी विद्यावाच- 

eid को इसी काम पर नियुक्त क्रिया । इस सत्याग्रह का 

आरम्भ कांग्रेस के कुछ लोगों की झोर से किया गया था, 

जिनमें श्री जाज जोसेफ़ सरीखे सज्जन भी सम्मिलित थे Sie 

DIA का प्रश्न हिन्दू-समाज का प्र था, इस जिये स्वामी 

जी ने यह आन्दोलन किया कि उसका संचालन हिन्दुओं को 

ओर से ही होना चाहिये और केवल हिन्दुओं को उसमें भाग 

लेना चाहिये । अत्र महात्मा गांधी ने भी इसी नीति का se 

| wea किया è | १० मई झो आप मंगलौर आये, जहां सावे- 
| जनक भाषणों क अलावा आपने सभाज मन्दिर का उद्धाटन भी 
| Ral 'डिप्रत्ड-झास-मिशन! के संस्थापक स्वर्गीय रंगराव जी 
| - पर आपका कुछ ऐसा रंग चढ़ा कि उन्होने कुछ समय बाद 
संन्यास ही ले लिया और अपने सब साथियों के विरोध पर 

भी अपने कतेव्य-कमे से विचलित नहीं हुए । वहां से वेखुर 

गये, जहां कि ईसाई प्रचारकों का बड़ा भारी केन्द्र दे। वहां 

आपने भी अपना एक केन्द्र स्थापित क्रिया । घर्मदेव जी को | 

अध्यक्ष और सनातनदास जी को वहां प्रचारक नियत fea l 

मंगलौर से कालीकट, मदुरा आदि होकर श्राप २० को 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> 


Fy -— 
Digitized by Arya Samaj F Peds ChennakandéGangotri 
») 


र्‌ z7 
` OPTS विश्वावि 


शाये-सावेदेशिक-सभा और मद्रास-प्रचार ५७१ 


aoee 


फिर मद्रास लौट mÀ । वहां गोखले-हॉल में अआपका वह मम- 
सपर्शी भाषण हुआ, जिसने सब दक्तिण-भारत को ही हिला 
दिया । उस भाषण में आपने कहा था--“पुरोहित अदि के 
अहंकार के कारण आपके यहां ब्राह्मण-ब्राद्मणेतरों का झगड़ा 
सो चल ही रहा था कि अब उससे भी अधिक बुरा एक झगड़ा 
MNT सामने खड़ा होने वाला है। यदि आपने अस्प्रश्य we 
जाने वाले भाइयों के उद्धार की sie विशेष ध्यान न दिया 
तो मैं आपको सचेत करता हूँ कि ag दिन दूर नहीं, जब आपके 
थे दित भाई, जिन्ह श्राप पंचम कहते हैं, आप से सब तरह 
का सम्बन्ध तोड़ देंगे | या तो सब के सब दूसरे सम्प्रदायो में चले 
जायेंगे, अथवा अपनी जाति ही अलग बना टगे | में स्वय कम- 
जोर, रोगी ओर वृद्ध होता हुआ भी सब देश में घुम जाऊंगा, 
इलित भाइयों का संगठन करूंगा श्रौर उनको कंहूगा कि वे हर 
एक AM अथवा Say को ey करके वेसा ही भ्रष्ट 
कर देँ, जसा SIT उनको मानते हैं । तब निश्चय ही आप सत्र 
उनके पैरों में माथा टेक देंगे ।” मद्रास से २३ को वेज़बाड़ा 
आर २४ को गोदावरी होते हुए २५ मई को गुडीवाड़ा पहुंचे, 
जहां saat sera में 'आन्ध-प्रान्तीय-दलितोद्धार-सम्मेत्नन 
का श्रायोजन किया गया था। वहां के भाषण का उपस्थित 
नता विशेष कर ईसाई हुए दलित भाइयों पर ऐसा प्रभाव 


ig 
|| 
| 


ह्‌ ७२ स्वामी श्रद्धानन्द 


निवास-स्थान पर घरटों श्राप से बातचीत की। परिणाम यह 
हुआ कि दूसरे दिन हजारों ने फिर झाप से दीक्षा लेकर हिन्दू j 
घमे में प्रवेश किया | गुडीबाड़ा-सम्मेलन के बाद आपने आान्ध्र- 
प्रान्त का दौरा प्रान्त के मुख्य शहर राजमहेन्द्री से शुरू किया । 
वहां के स्वर्गीय प्रसिद्ध समाज-सुधारक आओ वीरेशलिंगम्‌ Tag 
गार्‌ द्वारा संचालित विधवा-आश्रम का निरीक्षण करते हुए 
आपकी stat से अश्रुधारा बह निकली और आपने दुःखपूयी 
शब्दों में कहा--“भगवान्‌ की सृष्टि के इन कोमल फूलों के प्रति 
हिन्टू-समाज़ ने बहुत बड़ा पाप किया है। उसको आज नहीं तो 
कल इस पाप का प्रायश्चित करना ही होगा | यह सच है कि 
जहां देवियों का सम्मान होता है, वहां ही दिव्य गुणों का विकास 
सम्भव दे |” राजमहेन्द्री से स्वामी जी बहरामपुर और गया 
होते हुए ३० मई को कलकत्ता पहुंचे । सिराजगल्ञ में agia- 
प्रान्तीय-हिंदू-सम्मेज्ञन में सम्मिलित होने के बाद ५ जून को 
देहली लौट आये | 

यह कहना न होगा कि आपकी इस दक्षिणा-यात्रा से सब 
प्रान्त में जाग्रति और चेतना पैदा हो गई । एक-एक दिन में 
कभी कभी आप को चार-चार, पांच-पांच तक भाषण देने 
पड़ते थे। भाषणों में जनता तो प्रायः आंसू वहाती ही थी, 
हिंदू-प्रमाज की दुदेशा पर बोलते हुए श्राप को भी ote डब- 
डबा जाती थीं | इस यात्रा के लिये बिदा होने से पदिले 


FATED apo are 


gri Collection, Haridwar 


232 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऽ्राये-सावदे शिक-समा और मद्रास-प्रचार ५७३ 


SGA SAA site हिन्दी में प्रस्पृश्यता को धो डालने के जिये, 
महान्‌ आये जाति के ga और पुल्लियों के नाम, एक अपील 
बर्ममान-समस्या' शीषक से पुस्तिका के रूप में छपवाई 
थी, जो हर जगह व्याख्यान के बाद aA जाती थी । 
उसमें अअग्प्रश्यता-नित्रारण आर दलितोद्धार के काम के 
लिये पच्चोस लाख की अपील भी की गई थी। मद्रास 
में श्रीयुत महम्मद याकूब की अध्यक्षता में आपको मद्रास 
प्रान्त की ओर से मान-पत्र देने. का विशाल आयोजन 
किया गया था। इस प्रकार मद्रास की इस धर्म-यात्रा में 
श्राप को Wy सफलता प्राप्त हुई। सब से अच्छा काम इस 
यात्रा में यह हुआ कि भिन्न-भिन्न संस्थाओं की ओर से काम 
करने वाले सभी प्रचारकों को श्राप ने एक भावना की एक 
माला में पिरो दिया, सब काम का स्वयं निरीक्षण किया site 
मद्रास-प्रांत की जिस विकट हरिजन-समस्या को महात्मा जी के 
दूसरे उपवास का कारण बताया जाता है. उस का श्राप ने 
saaa किया | परिडत धमेदेव जी विद्यावाचस्पति पहल ही 
` उस प्रांत में काम कर रहे थे। इस यात्रा में पणिडत कशवदेव 
जी ज्ञानी सिद्धान्तालङ्कार को भी श्राप वहाँ ही छोड़ आये | 
(ग) दक्षिण-भारत को सन्देश 

ता० २१ मई सन्‌ १६२५ को मद्रास निवासियों के 

निम्नलिखित सन्देश आप ने श्री धमेदेव जी की Re 


। 
ji 
| 


""" जन्मा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द 


था--“इस पवित्र अवसर पर तुम ae मत भूलो कि वैदिक धम 
कोई सम्प्रदाय या पन्थ नहीं है । ag अनादि धर्म है, जिस के 
मिना संसार की सामाजिक ठ्यत्रस्थ्ा एक पक्ष के लिये भी नहीं 
रह सकती । प्राचीन काल में अनगिनत आध्यात्मिक खज़ानों 
को खोलने वाली चावी तुम्हारे ही डाथो मॅ दी गई थी आर 
sa भी seed संसार को शान्ति देना तुम्हारा ही काम है; 
किन्तु पहले तुम को HT ही अ्रपवित्रताओं को धोना . होगा | 
आज गम्भीर भाव से यह प्रतिज्ञा करो कि तुम दैनिक पंच" 
यज्ञों के अनुष्ठान में प्रमाद नहीं करोगे, तुम अस्वाभाविक जाति 
भेद के अन्धन तोड़ कर वर्णाश्रम-व्यवम्था को श्रपने जीवन में 
परिणत करोगे. तुम अपनी मातृभूमि के देह पर लगे हुए 
अस्पृश्यता के कनक को धो डालोगे और तुम श्रायेसमाज के 
सावभोम-मन्दिर का द्वार, मत. सम्प्रदाय-जाति-रंग आदि के 
भेद-भाव का कुछ भी विचार न कर, मनुष्यमात्र के लिये खोल 
दोगे । परम-पुरुष परमात्मा इस गम्भीर प्र/तज्ञा के पालन करने 
में तुम्हारे सहायक हों, जिससे जब कभी फिर इस संन्यासी 
को तुम्हार वीच में आने का अवसर मिले, तो उस को निश्चित 
उद्देश्य की ओर तुम्हार अग्रसर होने के चिन्ह अथवा दृश्य स्पष्ट 
दीख ५ ।” जितना दिव्य और स्फूर्तिदायक यह सन्देश दै 
उतनी ही दिव्य और स्फूर्तिदायक आप की ate TY की घम-यात्रा 
हुई थी । इस सन्देश से स्वामी जी के हृदय की विशालता तथा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ध्याये-सावंदे शिक-स भा और मद्रास-प्रचार ë kok 


wera का परिचय मिलता है siz साथ में यह भी पता 
लगता है कि ora जीवन के लिये आचरण की पवित्रता पर 
ध्याप कितना जोर देते थे | 


(घ) दक्षिश-भारत की दूसरी घम यात्रा 
सन्‌ १६२५, सम्वत्‌ १६८३, के श्रकतूबर-नवन्वर के महीनों 
में स्वामी जी मद्रास की दूसरी ध्मे-यात्ना पर गये थे। ता? ३० | 
शप्रक्तूबर के सवेरे देहली से विदा होकर ३०, ३१ 'अकतूबर ओर 
१ नवम्बर को झाप नवसारी में स्थानीय-द्यानन्द-जन्म- 
शताब्दि में सम्मिलित हुए, ता० २ से ४ नवम्बर तक बम्बई 
set, फिर ३० नवम्बर तक मद्रास-प्रांत के सुदर नगरों तक का 
आपने दौरा किया | पहली धर्म-यात्रा के समान इस घमे-याल्ला 
का भी छच्छा प्रभाव पड़ा। सन्‌ १६२४ की धर्मयात्रा में जो 
काये शुरू किया गया था, उस को इस से और भी अधिक 
दृढ़ किया गया । आप का यह स्वभाव था कि जिस काम को 
भो हाथ में लेते थे, अन्त तक उस को fared थे। मद्रास की 
शरोर आपका घ्यान कुछ ऐसा आकृष्ट हुआ था कि सन्‌ १६२४ 
के ग्रकतूवर-नवम्बर में दक्षिण में बाढ़ आने पर वहां के दलित _ 
भाइयों की सहायता के लिये श्राप ने बाढू-फ़यड की स्थापना १ 
थी | समाचार-पत्नों में की गई अपील ओर कुछ 
| प्रभाव से आप ने हज़ारों रुपया जमा करके श्री 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= मी श्रद्धान्न्द 


aaa eee 


विद्यालकार को बाढ़-पीड़ितों की सहायता के कार्ये के लिये द्द 
उस ओर भेजा था | gage के समोप चावघाट में 
केन्द्र खोल कर हज़ारों बाढ़-पीड़ित भाई-बहनों की महायता 
की गई थी a केवल अनाज बांटा गया था, किन्तु, नष्ट gt 
घरों को फिर से बसाने के जिये भी यथेष्ट सहायता दो गई 
थी ! मलाबार के मोपला-कायड के समय भी स्वामी जी ने 
अपने कार्यकर्ताओं को उस प्रदेश में भेज Geet परिवारों को 
आशिक सहायता देकर उन को संकट से बचाया था । फिर 
सन्‌ १६२७ में मद्रास प्रांत की तीसरी धर्भयाल्ला करने का 


अप का विचार था, किन्तु वह विचार मनका मन में ही 
रह गया। ; 


(ङ) दक्षिण भारत में प्रचार की उच्च आउंक्षा 

मद्रासःप्रान्त के सम्बन्ध में स्वामी जी की प्रचार-सम्त्रन्धी 
उच्च आकांक्षा का कुड पता आपके उन पत्नों से लगता है, जो वे 
प्रायः कार्यकर्ताओं को निखा करते थे। परिडत धर्मदेव जी 
विद्यावाचस्पति मुन्नतान-ज्ञिने के निवासी हैं । इस नाते से 
सुलतान-राखा-गुरुकुल को प्रबन्धक-कमेटी ने झाप से उस 
शुरुकुल का आचार्य बनने के लिये अत्यन्त आग्रह क्रिया 
she आप में भी स्थानीय-देशभक्ति कुछ ऐसी जाग उठी 
कि आप मद्रास छोड़ कर मुलतान चले झाये | इसी 


ri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SA-A शिक-समा आर मद्रास-प्रचार {sy 


किया जा रहा था। स्वामी जी की दृष्टि में आप के faa 
सर्वोत्तम काये-क्षेत्र मद्रास प्रांत ही था | अतः स्वामी जी ने 
आप को ११ अक्तूबर सन १६१६ को लिला-“मालाबार में 
सेठ जुपुलकिशोर जी बिड़ला काम अवश्य करना चाहते हैं 
परन्तु मुझे आदमी चाहिये । अमी उवर काम करने वाले सब 
स्थानीय श्रादमी हैं| एक उनका seam चाहिये । मेरा विचार 
यह है कि तुम मेरे साथ नतम्बर के द्वितीय सप्ताह में चो | 
वेलगांव, बंगनोर, AAC होकर मंगनोर पहुँचेंगे। वहां का हाल 
देख कालीकट, कैनानोरगो, पालत्राट होते हुए मालावार घुमगे | 
फिर तुम दक्तिण कनारा और मालावार के अध्यक्ष का काम 
सभाज लेना ।” इस पत्र की ASA आने पर फिर स्वामी जी 
ने आपको लिखा--“मालूम यह होता चाहिये छि क्या तुमने 
अपनी धर्मपत्नी सहित AMC जाने का पक्का इरादा कर लिया 
है १” इसी प्रेरणा का यह परेणाम है क्रि श्री धरेव जो विद्या- 
वाचस्पति श्रीमती विद्यावती जी के साथ मद्रास में ऐसे रम गये है 
कि आप दोनों ने पंजाब को भुना कर और श्री Beata जी 
ज्ञानी सिद्धांतालङ्कार तथा श्रीमती शांतादेवो जी ने केटा छोड़कर 
मद्रास को अपना घर बना लिया है | इसमें सन्देह नहीं कि यदि 
स्वामी जी को मद्रास के सम्मन्ध में अपता कार्यक्रम पूरा करने 
का यथेष्ट अवसर मिला होता अथबा मथुरा की दयानन्द-जन्म- 


| 
| 
समय qÀ दयानन्द सेवा सदन का सभासद होने का भी आग्रह 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan 


\ 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


za 


| ._ ७८ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


शताब्दी में पेश की गई योजना को ही आर्यसमाज ने पूरा 
किया होता, तो मद्रास-प्रांत में गुरुकुल के स्नातकों का जाल 
बिछ गया होता और सामाजिक-झक्षानान्धक्रार के उस दुगे की 
कई दीवार कभी की गिर गई होतीं, जिसकी चारदीवारी में न 
केवल कुछ भाइयों को छूना ही पाप समका जाता दै, fag 
उनकी छाया तथा दृष्टि और ब्राह्मणों की पवित्र भूमि के लिये 
उनके पर का स्पश तक पाप माना जाता है | वसे तो समस्त देश 
— जाति की ही स्वामी जी के देहाबसान से कभी न पूरी होने 
बाली क्षति हुई है. किंतु मद्रास की जो क्षति हुई दै बह देश और 
जाति से भी ag कर है | 

मद्रास के समान ही दूसरे प्रांतों पर भी आपकी पूरी दृष्टि 
थी । इस ज॑.वनी का लेखक उन दिनों में मध्यप्रांत में था | बरार- 
मध्यप्रांत में द्ितोद्धार के काये के लिये दो-डाई मास देने का 
श्राप उसके साथ वायदा कर चुके थे | बंगाल के दौरे का तो 
पूरा और पक्का कार्यक्रम बन चुका था । वर्मा में आपने पंडित 
सत्यपाल जी विद्यालङ्कार को, जो इस समय पंजाब-प्रांतीय- 
काँ ग्रेस-कमेटी के डिफ्टेटर की हैसियत में प्राप्त दो वर्ष की सज़ा 
रावलपिंडी जेल में काट रहे हैं, भेजा था । वर्मा के बाद अफ्रीका 
भी आप इसी काम पर भेजे गये थे। पंडित यशपाल जी सिद्धांता- 
लंकार को आसाम-प्रांत का कार्य सौंपा था। मद्रास-प्रांत के 
समान श्रासाम के लिये भी अपील करते हुए आपने aga के 


> _ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
eS ee eee 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| अआय-सावरे शिक-सभा और मद्रासःप्रचार ५७१ 


स्स्स्स्स्स्स्््ट्ट्ट्टःःरस््रेससउसससससससससस सच अच  ेंेंच_च््ऐयन्‍?ियष् न _्न--ननन---न--नन्‍-------- 


AAAS SSS 


| 


७ माचे सन्‌ १६२५ के अडू में. लिखा था--“झासाम का 
उद्धार कौन करेगा? ' 


- मथुरा में शताब्दी 
मथुरा में श्रीमद्दयानन्द-जन्म-शताच्दि का भूतो न भावी 
समारोह आपकी ही कल्पना थी और उसका मुख्य उद्देश्य आये 
जाति के संगठन को Eg करते हुए, उसकी सोई हुई शक्ति को 
जगा कर, उसमें आत्मविश्वास की स्फूर्ति पंदा करना और आये- 
साबेदेशिक-सभा के हाथ पेर मज़बूत करना था। मथुरा-जन्म- 
शताब्दी के इस समारोह का योजन सम्वत्‌ १६८३, सन्‌ 
१६२५, में क्रिया गया था | उससे तीन बषे पहिले & वेशाष सं० 
१६७८, २२ श्रप्रेल सन्‌ १६२२, की आप की “पेजिका? में 
अपने हाथ से यह लिखा हुआ है कि “दयानन्द-जन्म-शताच्दी 
सम्बत्‌ १६८१ की शियरात्रि को मनाना | एक सप्ताह तक sre 
कम रहे । फागुण कृष्णा ६ से लेकर श्रमाक्स्या तक | केक 
शार्यसमाजी ही नहीं-सब मनायें, क्योकि वर्तमान जागृति का 
देवता दयानन्द था | कहाँ मनाई जावे ? अजमेर-यहां मृत्यु हुई 
सम्वत्‌ १६४० में । इस लिये जब सम्वत्‌ १६६० की दीपमा- 
शिका ध्यावे तो अजमेर में मृत्यु की झपेशताव्दी का Rea 
मनाया जाना चाहिये । शेष दो रहे-एक-जन्मभूमि का आम, 
दूसरा-देहली-सावेदेशिक-सभा का झुख्य-स्थान। जन्मञ्ूमि में 


` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll 


(I ee राणा 
CT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५८० स्वामी श्रद्धानन्द 


-— a 


पहुंचने का सुभीता पञ्जाब, युक्तप्रान्त, बंगाल आदि कोन 
होगा और शायद सात दिन का प्रबन्ध करने में भी कठिनाई | 
पड़े। परन्तु गुजरात प्रान्त में धर्म-प्रचार खूब हो जायगा। | 
गुजरात धनाढ्य दै, इस लिये शायदू धन भी वहां 'प्रधिक एकत्र | 
हो सके। परन्तु इसका निर्णय तब हो, जब में स्थान देख लूं 
| ओर ठीक निश्चय भी कर लूं । निम्न कार्यक्रम--(क) तीन . कान- 
॥ फरेंस हों--१. बणव्यवस्था-निर्णायक, प्रश्न पहले से भेजे जाये; 
२. किन मुख्य सिद्धान्तो का मानना आवश्यक है आर कौन 
गौण हैं, जिसे प्रचार में उन्हीं पर बल दिया जाय ९; ३. गुर- 
कुल्न-शिक्ता-विधि-सम्मेलन-एक पाठविधि और एक क्रम नियत 
कर सब गुरुकुलों को एक सूत्र में बांधने के लिये। (ख) शिव- 
tla के दिन के अतिरिक्त नित्य प्रातः 5 से ११ तक Sania 
आर सायकाल चार घयटों तक भजन-व्याख्यान हों, जिनमें 
me दयानन्द के जीवन तथा मन्तव्य का कोई भाग लेकर 
विद्वानों के भाषण et! (ग) शिवरालि के प्रातः एक बड़ा यज्ञ 
हो, जो ७ से १२ बजे तक रहे नित्य भी एक ओर परिषदू 
बेठे और दूसरी ओर ६ से ११ तक हवन-यज्ञ हुआ करे । फिर 
३ से ६ तक प्रोसेशन, रात को Ble जीवन की दीक्षा-रात्रि की 
घटना पर दो आध-अआध घरटे के व्याख्यान, जिनके अन्त में 
| प्रेरणा हो कि सब आध घरटे के लिये थैठ कर झत्म-सिंतन 
| फरें। फिर भोजन हो। दिन को सब सिवा जल भर दूध के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


! 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
{ 
Í 
| 
| 
| 
| 


आये-सावेदेशिक-सभा और मद्रास-प्रचार ५८१ 


SSSI SI INS G PRIS PRL ००७ PD DI ०४०० PPR LPAL SD PLDI PADI 


कोई Dae ग्रहण न करें, जिससे शुद्ध हो कर आत्मचिंतन 
कर सके | पुस्तक-रचना--(१) आयेसमाज का इतिहास, 
(२) अथवेवेद का स्याध्याय-सातत्रलेक्रर जी से | (३) site 
रामदेव, (४) Go घासीराम, (५) Go गंगाप्रसाद, इत्यादि की 
कोई पुस्तक |” इसके बाद MASAA का अनुमान भी दिया है | 
“न्यय--(१) चार पुस्तकों की छूपाई--२४००१८४-१० हजार, 
(२) पणडाल्-तय्यारी--३ हजार, (३) उतारा--१ हजार, (४) 
सात दिन का भोजन उपदेशकादि का संख्या पांच सौ--५००२ 
७=३॥ हजार, (८) अन्य प्रबन्ध-२॥ हजार, (६) दयानन्दः 
देशान्तर-प्रचारनिधि-5० हजार-योगएक लाख | ८० 
इजार का सूद ४८००, जिसमें ४ प्रचारक स्थिरता से रखे 
जा सके ।” ७ भाचे सन्‌ १६२३, चेत्र कृष्णा ५ सम्वत्‌ १६७६, 
की पंजिका में सावेदेशिक मभा का एक प्रस्ताव दज हे । कह 
यह है—“निश्चय हुआ कि दयानन्द-जन्म-शताच्दी के उपलच्य में 
भारतवर्षीय-सावेदे शिक-आर्यःप्रतिनिधि के अधीन एक “दयानन्दः 
दलितोद्धार-मयडल? ( मिशन ) स्थापित किया जावे और उसके 
लिये जनता से एक लाख रुपयों की अपील की जाय ! सने 
सम्मति से निश्चय हुआ कि उक्त मण्डल के कार्ये के लिये धन _ 
एकत्र करने तथा तत्मम्बन्धी अन्य प्रबन्ध और काये का सार | 


ऐ स्वामी श्रद्धानन्द 


———् ्य््य्च्यसस्स्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्््स्य्स्ट 


STAG, दूर-दृष्टि तथा व्यवहार-कुशजता का तो पता लगता 
ही है, साथ में यह भी पता लगता है कि मथुरा में जन्म- 
शतब्दी का समारोह एक मेले के रूप में केवल मनोरंजन के लिये 
नहीं किया गया था, कितु उसका कुछ स्थिर उद्दश्य था। 
उसी उद्देश्य से प्रेरित होकर शताब्दी पर हुये 'आये-सम्मेलन' में 
तीन प्रस्ताव स्वीकृत किये गये थे, जिनमें ्रन्तिम प्रस्ताव में पांच 
लाख रुपयों के स्थिर कोष के लिये श्रपील की गई थी, जिससे 
सावेदेशिक-सभा स्थिरता से लेखब्रद्ध और मौलिक प्रचार करने 
में समर्थ होसके | इस अपील में नकद गौर वायदे सब भिला 
कर सवा लाख रूपया . हुआ था । नकद शायद ko हज़ार भी 
नहीं था | शताब्दी से लौटते ही स्वामी जी ने ५ मार्च सन्‌ 
१६२५ के 'अजन' में “साबेदेशिक-स्थिर-कोष को पूरा करो” 
सीषेक से अपील निकाल कर श्रार्य-पुरुषों का ध्यान उस डर 
आकर्षित किया था और उसके बाद भी समय-समय पर sa 
उसके लिये अपील करते रहते थे | सचमुच, यह दुःख का विषय | 
है कि उस कोष की परति आज तक भी नहीं हुई | शतान्दी-समा- | 
रोह का वास्तविक उद्देश्य 'साबंदेशिक-स्थिर-कोष? की स्था- 
पना करना ही था । मालूम होता है, आर्य जनता ने 
स्वामी जी के उस उद्देश्य को हृदयंगम न करके उन द्वारा प्रारम्भ 


किये गये ऐसे समारोहों को मेले या महा-मेले ही बना 
लिया हे। ‘Sag 


— 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


== ओर मद्रास-प्रचार ५८३ 


शतान्दी-समारोह की विस्तृत रिपोर्ट सावेदेशिक-सभा की 
ओर से प्रकाशित हो चुकी है। स्वामी जी के महान व्यक्तित्व 
की साक्षी-स्वरूप दो-एक घटनाओं का यहां उल्लेख करना 
श्रावश्यक है । मथुरा ae पौराणिकता के गढ़ में आयौं का 
बह भूतो न भावी समारोह और उस समारोह के aac पर 
ध्यापके नेतृत्व में कोई सबा लाख श्राये-स््री-पुरुषों का निकला 
हुआ शानदार विराट्‌ जलूस सचमुच न केवल आर्यसमाज के 
लिये किन्तु समस्त देश के लिये भी ऐतिहासिक घटनायें हैं। 
डस समारोह ने सब देश को और उस aga ने सब मथुरा 
नगरी को हिला दिया था। आयसमाज की संगठन शक्ति की 


चारों ओर धूम मच गई थी। दो लाख नर-नारियों ने मथुरा ' 


के पास केवल सात दिनों के लिये नयी ही 'विरजानन्द-नगरी! 
बसा डाली थी । दुर्भाग्यवश शताब्दी की समाप्ति होते 
walt २१ फ़रवरी के सवेरे एक दुधेटना होगई । कुछ TÀ- 
युवकों के बचपन ने मथुरा के पुराणमतवादियों को इतना 


. उत्तेज्ञित कर दिया कि शहर में मारपीट होगई | कई आये बुरी 


तरह घायल हुए । स्वामी जी जिस प्रकार सम्बत्‌ १६६५ 
में हरिद्वार में भार्यों के विरुद्ध मार-पीट होने पर उत्तेजित 


वायु मणडल की कुळ भी परवा न का हर की पेंड़ी पर अकेले | 


आर पेदल ही जा पहुंचे थे, वैसे ही sa भी समाचार मिलते ही 
शहर में जा पहुंचे । शहृरवासियों के प्रतिनिधियों विशेषतः Test 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RR TR | 
| | j 
४८४ स्वामी श्रद्धानन्द | 


से भिल्ल कर परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से सम्हाला आर 
उत्तेजना को शान्त किया । उसी दिन पने शताब्दी-कमेटी 
के प्रधान की हैसियत से उक्त दुघेटना के लिये दुःख आर 
दोषी युवकों के झाचारण के लिये घृणा प्रगट की | इस पर भी 
सनातनी समाचार पत्नों के तिल का ताड़ बनाने पर आपने 
६ माचे १९२५ के “अजुन! में फिर दुःख और घृणा प्रगट 
करते हुए smal को सम्बोधन कर के लिखा था--'“य्राये 
सामाजिक-पुरुषों से साघारयातया और snag के प्रचारकों 
से विशेषतः मेरा अनुरोध है कि 'सहो5सि सहो मयि घेहि? का 
Tena ही न क्रिया करें। अपने मन्तन्यों पर दृढ़ रहते और 
उनका गम्भीरमावसे प्रचार करते हुए भी दूसरे भाइयों के विश्वासो... 
को अनुचित चोट न लगाना यही वैद्क-घर्म की मर्यादा है | मैंने | 
शोक से देखा कि दयानन्द-जन्म-शताब्दी के मेले में कुछ ऐसे चित्र | 
बेचे और बांटे गये, जिससे अन्य साम्प्रदायिक भाइयों को ga 
पहुंचा | दो-एक समाचार पत्नों के शताव्दी अंकों में भी ऐसे चित्र 
दिखाई दिये, जिन्होंने ध्म के आंदोलन आर सदाचार के प्रचार 
की मर्यादा का sega किया । मै झायेजनता से अपील करता हूं 
कि ऐसे चित्रों का बहिष्कार करके उनके प्रचारकों को शिक्षा 
दे और जो धमे-प्रचारक वैदिक धर्म के पुनर्त्यान और उस की 
रक्षा करने वाले miana को एक संकुचित सम्प्रदाय बनाना 
चाहते हैं, उन के प्रयत्नो को सफल न होने दे) आई | 


Oo 


SMM MSS 
a ee aeaea a 


ion, Haridwar 


~ = S| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . ° | 


हिन्दू -महासभा, संगठन और शुद्धि ५८५ 


Ree PAR 
AAI 


के उद्धार और संसार में उस के प्रचार का यही समय है। 
उस के मागे में जो भी कण्टक सिद्ध होगा, वह आने वाली 
आये सन्तति का द्वेषी सममा जायगा | आर्यसमाजी भाइयों 
से अन्त में मेरी यही प्रार्थना है कि घोर से घोर उत्तेजना 
होते हुए भी मर्यादा का भंग न करना यही आयैत्व है और 
इसी सिद्धान्त पर आचरण करते हुए सारे संसार को यै 
बनाया जा सकेगा |” स्वामी जी के हृदय की विशालता, 
उदारता और सहिष्णुता के द्योतक ये कितने सुन्दर शब्द हैं ? 
SAAMA को सम्प्रदाय बनाने की प्रवृत्ति का भी झाप ने कितने 
स्पष्ट शब्दों में विरोध किया है ? 

इस शताव्दी के बाद फरवरी सन १६२६ में ऋषि दया- 
नन्द्‌ की जन्मभूमि टकारा में मनाई गई शत!ब्दि पर भी आप 
पधारे थे | शताब्दी-समारोहों के प्रवत्तक स्वामी श्रद्धानन्द 
जी के उपकारों को स्मरण करता हुआः आयसमाज मथुरा की 
जन्म-शताब्दी के समारोह को भी सदा याद्‌ किया करेगा | 


८-१०, हिन्दू-महासभा, संगठन ओर शुद्धि 
स्वामी जी के संन्यासकाल के जीवन की अधिकांश घटनाय 
दलितोद्धार के ga में पिरोई हुई हैं। संन्यास-जीबन की चहु- | 

सुखी कार्यप्रणाली में तारतम्य एक ही विषय का है और वह 
विषय है दलितोद्धार का | स्वामी जी जहां भी गये र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= GÅ स्वामी श्रद्धानन्द 


तोद्धार का श्रपना कार्यक्रम साथ लेकर गये। उस के i 
वहां यदि अनुकूलता नहीं मिजी, तो तुरन्त उलटे पेर लौट भी a 
AL कांग्रेस और साघु-महामयडल से निराश हो कर स्वामी | 
जी ने हिन्दू-महासभा का द्वार खटखटाया। हिन्दू-समाज की 
बिखरी हुई अवस्था और उसके तुटते हुए घर को देखकर स्वामी 
जी को उस को संगठित करने की श्रावश्यकता प्रतीत हुई । पीछे 
पाठक हिन्दू-गोरच्ता-उ१समिति की siz से देहली में युवराज के 
स्वागत के बहिष्कार के लिये किये गये आंदोलन का वणेन पढ़ 

। शये हैं। गोरक्षा सरीखे धार्मिक और हिन्दुओं को. तुरन्व 

| 

f 

| 


उत्तज़ित कर देने बाले प्रश्न पर भी हिन्द्र सरकार के विरुद्ध aa 
एक नहीं हुए थे, जैसे कि गुरुद्वाराओं के प्रश्न पर सिख और 
खिलाफत के प्रश्न पर मुसलमान एक हो गए थे | हिन्दुओं की 
| इस श्रसंगठित और मुदा अवस्था से भी स्वामी जी के हृदय में 
|| | संगठन का भाव पैदा हुआ हो तो कोई sad नहीं। यहां यइ | | 
{ | | भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि स्वामी जी के दिल में वे भाब |, 
| ' बहुत पुराने थे, जिन से प्रेरित होकर आप संगठन और शुद्धि | i 
| | के काम में पूरे वेग के साथ एक दम तन्मय हो कर लगे थे। 
। . आप का जीवन क्रूषि दयानन्द के जीवन का प्रतितिम्ब 
था । उन की दीक्षा-शिक्ष की भावना आप में पूरी 
तरह समाई | थी । 'कृणवन्तो fag के स्वप्न 
आप सदा देखा करते थे | _ झाप धाममिक-वृत्ति-प्रधान | 


ukul Kangri Collection, Haridwar 
FEN, x 


SS MM 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= संगटन और शुद्धि kos 
TTT 


व्यक्ति थे | झापकी देशभक्ति पर भी धर्म का खोल चढ़ा ga 
था । यह सब आपके जीवन से अलग नहीं हो सकता था। 
दुलितोद्धार के प्रश्न पर कांग्रेस से निराश होने और कां ग्रेसी- 
नेताओं के कांग्रेस तक के विधायक-कार्यक्रम की ओर कुळ भी 
ध्यान न देने पर झापके लिये चुप बैठा रहना सम्भव नहीं था। 
खुप बैठना तो आपके स्वभाव में था ही नहीं। कमे ही आपके 
लिये जीवन था । अतः ईश में चारों ओर राजनीतिक सुस्ती 
छा जाने पर ऐसे कमेशील ध.मिक महापुरुष के अन्तःकरण में 
घार्मिकनवृत्ति फिर जाग उठी और उसने शुद्धि तथा संगठन के 
काम को भी धर्म की पवित्र भावना से ही प्रेरित होकर किया। 

|. स्वामी जी 'हिंदू-महासभाइट' की ster अधिक “संगठनी? थे। 
शुद्धि तथा संगठन को आपने महासभा में जाकर नहीं अपनाया 
था, कितु आपने ही शुद्धि तथा संगठन को महासभा के सिर 
पर जत्ररन्‌ लादने का यत्न क्रिया था और जब देखा कि 

| ; महासभा के नेता शुद्धि तथा संगठन का काम न कर के महा- 

| सभा को »पनी संकुचित राजनीतिक श्राकांत्ताओं का साधन- 

मात्र बनाना चाहते हैं , तत्र आप उस से भी अलग हो गये। 

मुसलमान नेताओं की कुछ हरकतों ने भी श्रापको शुद्धि-संगठन 

के काम में अधिक दृढ़ता के साथ लगने के लिये प्रेरित 

बाधित किया। सन्‌ १६२९ के मालावार के मोपला-क 


i] | नजला कर उनको गरीबों में बांट देना चाहिये । स्वामी जी ने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८५ स्वामी श्रद्धानन्द 


NANA शशश ४८९७७४ AS ३५९४७ ४ ९४७४४४ 


समिति में आने पर मौलाना हसरत मोहानी सरीखे राष्ट्रीय 
सुसलमानों ने भी जब उसका विरोध किया, तब स्वामी जी 
चमक पड़े | 'लिबरेटर? में उस अधिवेशन की कार्यवाही पर 
लिखते हुए आपने लिखा था--“मुसलमानों की मनोवृत्ति में 
परिवतेन पैदा करने वाली ag पहली चेतावनी थी ।” खिल्लाफ़त 
कानरेफसों में ज़हाद की घोषणा करने वाली कुरान-शरीफ़ की 
saat में भी स्वामी जी को ganai की Saas मनोवृत्ति 
की गन्ध आती थी, जिसकी शिकायत आपने कई बार महात्मा 
जी से भी की थी । मौलाना शौकतञ्जली ae मुस्लिम नेताओं 
का अहिसात्मक-असहयोग के आन्दोलन के प्रारम्भिक दिनों से 
ही अहिंसा में तनिक-सा भी विश्वास नहीं था। उस ओर भी 
स्वामी ने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था । देहली के 
सत्याम्रही शहीदों के स्मारक के लिये पटोदी-हाउस के खरीदने 
का कोम जब आपने उठाया था और जब आप उसके लिये 
देहली म॑ घर-घर, दूकान-दूकान yu कर चन्दा इकट्ठा कर रहे 
च, तब उस काम में एक पाई की भी सहायता न कर डा० 
अन्सारी और हकीम साहब ava मुस्लिम नेता भी अरंगोरा- 
फयड के लिये एक लाख की अपील कर उसमें लग गये थे। 
स्वामी जी की प्रार्थना करने पर भी उन्होंने उस काम में हाथ 
नहीं बटाया था । स्वामी जी की सम्मति थी कि विलायती sett को 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` हिन्दू-महासभा, संगठन और शुद्धि ५८६ | 


RR SARA re 


SoS 


गाँधी जी को ऐसा ही करने के लिये लिखा भी था | पीछे ऐसा 
बहुत-सा कपड़ा इकट्ठा करके मुसलमानों की ओर से अंगोरा 
भेजा गया । इन छोटी-सोटी घटनाओं ने भी स्वामी जी के हृदय 
पर चोट की । सहारनपुर, मुलतान, कोहाट श्रादि स्थानों पर 
हिन्दुओं के प्रति हुए अन्याय तथा अत्याचार के प्रतिकूल भी 
gaama नेताओं ने जैसी चाहिये थी, वेसी आवाज़ नहीं 
उठाई थी। मौलाना भुहम्मदअली ने कोकोनाडा-कां ग्रेस के अपध्यत्त 
के भाषण में sg at लावारिस माल समझ SA-A 
बांट लेने की बात कह कर, स्वामी जी के जीवन से भी अधिक 
प्रिय विषय पर, ऐसी गहरी चोट की थी कि उसके बाद स्वामी 
जी ने एक aay भी न गवां कर सब समय आर शक्ति इस काम 
| में ही लगा देने का संकल्प कर लिया था | महात्मा गांधी ने सन 
| १६२४ में जेल से बाहर आने पर जुहू में रहते हुए म्वामी जी 
| से बात किये बिना श्रौर उनका पक्त जाने विना ही 'यंग इडिया? 


में भ्रायेसमाज, उसके संस्थापक क्रूषि दयानन्द और म्वामी 
जी के सम्बन्ध में अपनी सम्मति प्रगट करते हुए जो लेख 
लिखे थे, उन पर वैसे तो स्वामी जी बिलकुल चुप ही रहे । | 
थे और झायेसमाज-चावड़ी-बाज़ार- देहली के साप्ताहिक सत्संग | | 
में आपने उन लेखों के प्रतिकूल किये गये आयसमाज के श्यांदो- | 
लन के सम्बन्ध में झआयेसमाजियों से यहां तक कहा 


“शशश 


| 
। 
| 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४५६० स्वामी श्रद्धानन्द 


IOI I I II RRR RRR 


ee 


दूं कि इस सिलसिले में जो अनुचित कलमे 'प्रायेसमाज की ओर 
से लिखे गये हैं, उनके लिये हमें दुःख है ।” फिर आपने यह भी 


ग 


|. 
J 
x 


कहा था कि 'में महात्मा जी के प्रतिवाद में कुछ नहीं लिखूंगा। ' 


में इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं समझता | उनके लेख का 
कारण में जानता हूँ। केवल इतनी आवश्यकता है कि आये 
जोग श्रपने श्याचरणों को उत्तम बना कर दीपक बने, ताकि 
a दूसरे दीपक जल्लाये जा सके | यदि श्राप इस योग्य बन 
जायेंगे, तो महात्मा जी या किसी भ्रन्य के आक्रमण से आर्य- 
समाज का काम बन्द नहीं होगा|? फिर भी गांधी जी के इन 
लेखों से स्वामी जी के हृदय पर बड़ी गहरी चोट लगी थी । 
“लिबरेटर' में उन लेखों के सम्बन्ध में लिखते हुए स्वामी जी 
उस चोट के ददे को दबा नहीं सके थे और आपने उन लेखों 
में कांग्रेस तथा महात्मा गांधी के मुस्लिम पक्षपाती होने की 
भी शिकायत की थी । इनमें से ही कुछ घटनाओं ने पहिले तो 


स्वामी जी को शुद्धि तथा संगठन के काम कें लिये भ्रेरित किया । 


था और जब आप एक बार डस ओर कुक गये तो बेसी ही 
अन्य घटनाये आपको उसमें झधिकाधिक दृढ़ करती चली गई | 
स्वामी जी की अन्तरात्मा में काम करती हुई जिस वृत्ति saN 
भावना का ऊपर चित्र अंकित किया गया है, उसकी कुछ 
हलकी-सी छाया आपके उस बयान में भी मिलती है, जो आपने 
सन्‌ १६२२ में १४ अमस्त को कांग्रेस की सत्याम्रह-ज्ञांच-कमेटी 


Se ee 


Kangri Collection, Haridwar ier 
S ची तमा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SES सभा, संगठन और शुद्धि ५९९ 


~ 


के सामने साक्षी देते हुए दिया था। उसमें आपने a- 
सुलमानों की एकता के सम्बन्ध में कहा था--“यद्यपि बाहर तो 
भेदभाव का ऐसा कोई चिन्ह दीखने में नहीं ध्याता, परन्तु प्राय! 
सभी प्रांतो में मेंने यह देखा है कि हिंदू और मुसलमान परस्पर 
सन्देह करने लग गये | इसका एक कारण यह जान पड़ता 
है कि मुसलमान sic सिख तो सामाजिक तौर पर खूब . सँग- 
ठित हैं, कितु हिंदू सामाजिक-दृष्टि से बिखरे हुए हैं। मेरी 
सम्मति में इसका उपाय एक ही है कि हिन्दू नेता हिंदू-समाज | 
को सामाजिक दृष्टि से संगठित करं और मुसमान नेता खिला- 
कत की अपेक्षा स्वराज्य की प्राप्ति पर अधिक ध्यान दे ।? इससे 
स्पष्ट है कि १६२१-२२ में कांग्रेस के साथ तन्मय हो जाने पर 
भी श्रापके हृदय में वे माव समाये हुए थे. जिन्होंने श्रापको 
संगठन तथा शुद्धि के काये के लिये प्रेरित किया था । हिन्दू- 
मुसलमानों में पैदा होते हुए इस पारस्परिक अविश्वास की ओर 
आपने महात्मा गांधी का ध्यान भी उन दिनों में ही आकषिंत 
कर दिया था । 


(क) शुद्धि E 
शुद्धि का काम तो आयैसमाज के नाते स्वामी जी के लिये है | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| oe नननन-+>-+-+-.7._-+- 


| ~+ 


| 


५६२ स्वामी श्रद्धानन्द 


ज EP PPPS PPREP EEE P EPSP LCE CT mel 


आहल्लन्धर MAARA में की गई थी | Go लेखराम जी mÀ- 
समाज की शुद्धि की वेदी पर ही बलिदान हुए थे | मेघों, ओड़ों, 
पहाड़ी प्रदेश के gaat की शुद्धि की भी कुछ दिन धूम थी | 
स्वामी जी के अनुमान से इस शुद्धि-आंदोलन से पहिले कोई एक 
लाख व्यक्ति पंजाब में ही आयैसमाज द्वारा शुद्ध होकर अपनी | 
बिरादरियों श्रथवा आर्यसमाज में शामिल हुए होंगे । शुद्धि के | 
उस signa का sea, जिस पर इस प्रकरण में विचार | 
| किया जा रहा है, १ फाल्गुन सम्बत्‌ १६७६, १३ फ़रवरी सन्‌ | 
१६२३, को हुआ समझना चाहिये, जिस दिन आगरा में हिंदू- | 
शुद्धिसभा की स्थापना की गई थी | झापकी पंजिका में दज है | 
कि झाप उसके प्रधान चुने गये थे और उसी रात्तिको mM- 
आर्यसमाज के उत्सव पर आपका डेढ़ घण्टा व्याख्यान ga 
| था, जिसमें आपने शुद्धि तथा संगठन के लिये हिंदुओं से gic 
| दार मार्मिक अपील की थी | सम्भवतः शुद्धि के सम्बन्ध में 
| | आ ज़ोरदार और प्रभावशाली यह पहिला ही भाषण था। | 
| इना राजपूतों को फिर से अपनी बिरादरी में मिला लेने | 
| का अ'दोलन Usa में स्वय ही उठा था । शिक्षित राजपूत 
गत २५ वर्षो से उनको अपने में मिला लेने के लिये आंदोलन 
कर रहे थे । सन्‌ १६०५ में कुछ को मिलाया भी गया था | उसके 
बाद भी उसके लिए कुछ यत्न होता रहा । पर, कुछ सन्तोषजनक 
फल न निकलने से वह यत्र दुब गया | फिर राजपूत-शुद्धि-सभा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दू-महासभा, संगठन और शुद्धि ५६३ 


की स्थापना की गई | लगभ दो हज़ार व्यक्तियों को इस सभा 
की ओर मे बिरादरी में मिन्नाया गया | सन्‌ १६१० सें इस 
सभा की एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई थी । सहानुभूति 
न मिलने से वह aa भी शांत होगया | सन्‌ १६२०२ में फिर 
इस आन्दोलन ने जोर पकड़ा । दिसम्बर १६२२ में शाहपुरा- 
घीश की अध्यक्षता में राजपूत-सभा ने फिर उसके लिये प्रस्ताव 
स्वीकृत किया । उसके बाद फरवरी मास में उक्त 'हिंदू शुद्धि-सभा? 
की स्थापना हुई । योग्य नेता के अभाव को स्वामी जी ने पूरा 
करके शुद्धि के इस प्रश्न को अखिल-भारतीय-आन्दोलन बना 
दिया । आगरा की हिन्दु-शुद्धि-सभा के समान देश में प्रायः 
सवेत्र शुद्धि सभाओं का जाल विछ गया और देहली में अ्रखिल- 
भारतीय-हिन्दू-शुद्धिसभा की स्थापना होकर “शुद्धि-समाचार? 
मासिक-पत्र भी निकलने लगा। स्वामी जी फे नास में ही 
कुछ ऐसा जादू था कि जिस पत्थर पर भी लिख दिया 
जाता था, वही WA लगता था । फिर जिस संस्था 
आर उसके कार्य को आपका ऐसा सहयोग मिला हो, Sar 
शुद्धि-लभा को मिल्ला था, sah तेरने में तो कोई गुल्लाइश 
ही नहीं रह सकती थी । काय कुछ ऐसा चल निकला, जसे कि 
उसके लिये वर्षों से भूमि तय्यार थी। कुछ स्थानों पर शुद्धि 


के इतने बड़े-बड़े आयोजन और समारोह हुए कि ata के गांव 


wo 
it 


| किया था, उसी को सामने रख कर झाप हिन्दू-समाज के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६४ स्वामी शरद्धानन्द 


TTT 


पर किये गये पंचायती मोओं के रूप में भरत-मिलाप का gA 
दृश्य जहदां-त्दां dia पड़ने लगा । हिंदू शुद्धि-सभा की स्थापना 
से लेकर जीवन की समाप्ति तक स्वामी जी ही शुद्धि-आंदोलन 
के आत्मा रहे | कमी प्रधान, कभी उपप्रधान और कभी कार्यकर्ता 
प्रधान की दैसियत से काये करते हुए आप बराबर उसमें घ्राण- 
संचार करते रहे । स्वामी जी का वियोग होने पर सभा लड्खड़ाती 
अवस्था में रह गई और शुद्धि-आंदोलन भी धीमा पड़ गया | 


(ख) संगठन का क्रान्तिकारी-कार्यक्रप 

संगठन तो/स्वामी जी के झपने ही दिमाग की am थी। 
हिन्दू-महासभा-चादी अन्य नेताओं के संगठन से झाप का 
संगठन बिलकुल भिन्न था। श्राप के संगठन के कार्यक्रम में 
अखाड़े, कुश्तियां आदि बिलकुल गौण चीजें थीं। आप संगठन 
द्वारा थोथा शारीरिक-बल पेदा करने के लिये अन्य समाजों 
के समान हिन्दू-समाज में मांस-भक्तण आदि दुव्यैसनों को नहीं 
पैदा करना चाहते थे। आप के संगठन में मुसल्लमानों के प्रति 
देष की गन्ध भी नहीं थी। भारत के महान्‌ राष्ट्र के निर्वाण 
की दृष्टि से द्वी आप ने इस महान्‌ आंदोलन को उठाया था | 


“अक्रोधेन जयेत्कोध, असाधु साधुना जयेत्‌? की जिस नीति का 


प्रतिपादन आप ने असृतसर-कां प्रेस के स्वागताध्यत्त के पद से 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


fe के लिए i दिव्य गुणों का विकास' करना 
wed थे। इसीलिए आप के संगठन में पहला स्थान. RÀ 
को था। गृइस्थी, बानप्रस्थी और संन्यासी के लिए भी are 
की दृष्टि में त्रह्मचये का पालन sagas था | हिन्दू-समाज में 
से जन्म, जाति, मत, सम्प्रदाय, पन्थ, रूप, रंग आदि के सब 
मेद-भाव को मिटा कर उस को एक रंग में रंग देने के कार्यक्रम 
को आप के संगठन सें दूसरा स्थांन था। झाप का यह aw 
मत था कि जात-पात के हजारों दायरों मरें बटा हुआ, उन झल्लग 
अलग दायरों में भी चुल्हे-चौके के झंझट में उलका हुआ और न 
केवल अपने भाई के स्पश को किंतु उसकी दृष्टि, छाया तथा उस 
के पेर के end से भूमि तक को अपवित्र मानने वाला हिंदू-समाज, 
इन सब कुरीतियों की परम्परा के जसा का तेसा बने रहने फर, 
- कभी तीन काल में भी संगठित एवं शक्ति-सम्पन्न नहीं हो सकता । 
इसलिये इलितोद्धार तो आप के संगठन के कार्यक्रम-रूपी देह 
का अन्तरात्मा था। श्राप की दृष्टि में ख्रीवग को पराधीन 
पद्द्लित और अपमानित रखते हुए भी हिन्दू-समाज का संग- 
ठित होकर शक्ति-सम्पन्न होना सम्भव नहीं था। विधवाओं के 
प्रति हिन्दू समाज का अन्याय उस पराधीनता, अपमान और 
दैन्यावस्था की चरम सीमा थी। यह वह पाप था जिस का 
प्रायश्चित्त, स्वामी जी की सम्मति के अनुसार, दिन्दू-समाञ्ज को 
अपने पुनरुद्धार फे लिये शीघ्र से शीघ कर डालना आवश्यक 


| ता० ११ जुलाई सन्‌ १६२३ को देहली से विदा हो कर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


था । इसी दृष्टि से आप ने अपने संगठन के कार्यक्रम में बाल- 
विधवाओं के पुनवित्राह को भी प्रधानता दी थी । सारांश यह 
है कि स्व्रामी जी संगठन द्वारा हिन्दू-समाज की काया ही पलट 
` देना चाहते थे। संगठन के इस fawa, नवीन और एक दम 
क्रान्तिकारी क्रायेक्रम को लेकर आपने हिन्दू-महासभा की ओर 
मुख फेरा Sit उस से यह श्राशा रखी कि sa द्वारा उस को 
कुछ बल मिलेगा | . 


(ग) हिन्दू-महासभा में 


स्वामी जी का यह स्वभाव ही था क्रि जिधर भी झुकते थे, 
उघर ही आग की लपट की तरह चीरते हुए श्रागे बढ़ते चले 
जाते थे। हिन्दू-महासभा में जिस आशा और उत्साह से प्रवेश 
किया था, उसी का यह परिणाम था कि जैसे कभी शुरुकुल 
के लिये पञ्जाब का और दलितोद्धार तथा Aen) के प्रचार 
के लिए मद्रास का दोरा किया था, ठीक वेसे ही अब पञ्जाब, 
agents, बिहार और बंगाल प्रांतों के ३४ स्थानों का दौरा 
आप ने हिन्दू-महासभा के लिये स्वये क्रिया और शेष स्थानों 
पर ko नेकीराम जी शर्मा और स्वामी रामानन्द जी को भेजा | 


मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, बाराबांकी-फ्रैज़ाबाद, 
काशी, कुछ दिन और संयुक्त-प्रांत में बिता कर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दू-महासभा, संगठन और शुद्धि ४६७ 


SIT, इटावा होते हुए ता० ३१ को कानपुर पहुंच कर जुलाई 
का महीना पूरा किया । ता० ४ अगस्त के बाद गोरखपुर, 
बस्ती, बलिया, बक्सर, आरा, TAIL, भागलपुर, AAT 
होते हुए कलकत्ता पहुंचे । वहां से महासभा के ्रधिवेशन 
में शामिल होने फे बाद २५ अगस्त को देहली लौटे | मुरादा- 
बाद, बरेली आदि में आप पर सार्वजनिक भाषण न करने के 
लिए सरकारी नोटिस भी तामील किए गये । पर, फिर भी 
खिस उद्देश्य से आप ने यह दौरा किया था, उस में सफलता 
प्राप्त की। हिन्दुओं को जगाया, हिन्दू-सभाओं ळी स्थापना 
की, महासभा के लिए फण्ड जमा किया और ता० १८, 
१६ व २० अगस्त को काशी में होने वाले वाषिक अधिवेशन 
पर पधारने फे लिये प्रतिनिधियों को तय्यार किया । इस अधिः 
वेशन की सफलता का अधिकांश श्रय आप को ही था। महा- | 
सभा फे अधिवेशन में आपने अपना क्राश्तिकारी कार्यक्रम उप- | 
स्थित किया । उसके सम्बन्ध में वहां जो कुछ हुआ, उसका 
बर्णन स्वामी जी के शब्दों में ही करना अच्छा होगा | काशी से 
लौट कर स्वामी जी ने लिखा था--“मेरी इच्छा थी कि हिन्दू 


हुई होती । यदि अस्पृश्यता का पाप धुल जाता और विधः 
के पुनर्विवाह की रुकावट एकदम ही उठा दी जाती, 2 तो 
2x यदि नम > 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


KEG स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


NN EPERE SS SEAIN A ANININ SN AANA SANSA NAS SAAS IAAL 


बहुत अधिक सम्मति से अवश्य स्वीकृत हो जाते, परन्तु आदर- 
शीय सभापति पंडित मालवीय जी की सम्मति को मानते हुए 
मैंने काश के ब्राह्मण पंडितों को एक और अवसर देना उचित 
सममा, जिससे वे स्वयं जनता का हित करते हुए हिन्दू -जाति _ 
का सम्मान प्राप्त कर सकें। मुझको यह जान कर बड़ा दुःख 
और निराशा हुई कि दलित भाइयों को महासभा के मंच पर 
से भाषण नहीं करने दिया गया po हिंदू-महासभा ने न 
' केबल मलकाना राजपूतों को किन्तु ब्राह्मण, वेश्य, गुज्जर, जाट 
आदि सभी को जो रीति-रिबाज तथा संस्कारों में तो हिंदू हैं, 
पर नाममात्र फे परधरमी हैं, अपनी-अपनी बिरादरियों में फिर 
से सम्मिलित करने का प्रस्ताव सबैसम्मति से स्वीकृत किया है ।” 
इस सब के लिये आपको जो श्रय दिया जा रहा था, उसके . 
सम्बन्ध से आपने लिखा था--“अकेले मुझ को सब श्रेय देना 
इन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना है, जिन्होंने अपना सब समय 
इस काम में लगाया हुआ है ।-----“--'-:--फिर भी मुझको प्रस- 
चता यह दै कि पुरातन आये सभ्यता की सेवा के लिये बलिदान 
का सुकट धारण करने के लिये एकमात्र मुकको ही योग्य 
समका जा रहा है |” सम्भवतः पिछली पंक्तियां ग्रेर-हिंदुओं 
विशेषकर सुसक्षमानों की ओर से शुद्धि-संगठन को लेकर 


अपने प्रतिकृक्ष होने वाले आन्दोलन को दृष्टि में रखते हुए 
h थीं । ; 


क. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a संगठन और शुद्धि ५६६ 


ree 


लगभग ढाई वर्ष तक आप हिन्दू-महासभा के साथ रहे । 
कलकत्ता में सन्‌ १६२४ ईस्वी में लाज्ञा लाजपतराय जी के 
सभापती त्व में हुए हिन्दू-महासमा के अधिवेशन में मी आप 
सम्मिलित हुए । वहां महासभा ने शुद्धि तथा दूलितोद्धारं की 
झोर एक कदम झर उठाया था । पर, स्वामी जी इतने ही से 
सन्तुष्ट होने वाले नहीं थे। संगठन के क्रान्तिकारी-कार्यक्रम फे 
आन्दोलन फे लिये आपने १३ अग्रैज़ सन्‌ १६२२३ से देहली से 
हिन्दी में प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति के सम्पादकत्व में 
देनिक-'अजुन! और उर्दू में श्री देशबन्धु जी गुप्ता के सम्पादकत्व 
में दैनिक-'तेज” का संचालन शुरू किया था। स्वामी जी ने अपने 
साहस और पुरुषार्थ पर दोनों पत्रों को शुरू किया था । आज 
दोनों दो संस्थाओं के रूप में देहली में विद्यमान हैं । पीछे 
“ धअजुन! को तो प्रो० इन्द्र जी ने खरीद लिया और 'तेज” के 
संचालन के लिये एक लिमिटेड कम्पनी बना दौ गई थी। मद्रास 
की दूसरी यात्रा में अम्रेज़ी-पत्र की आवश्यकता अनुभव होने पर 
- आपने देहली से ही पहली अप्रैल सन्‌ १६२६ से साप्ताहिक 
भ्बरेटर? निकालना शुरू किया था, जिसका पहिल्ला उद्देश्य था 
दलितोद्धा 7, दूसरा hs -संगठन ओर तीसरा आत्मिक साघना 
द्वारा स्वराज्य की स्वतः प्राप्ति। इसके २७ ही srg निकल पाये 
थे, किन्तु प्रत्येक अंक तीनों उद्देश्यों की सिद्धि के यत्न में आदि 
से अन्त तक भरा रहता था । 'लिबरेटर' अपने Se का एक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll cti tion 


A GEN E dd n SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- ६०० स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


OD e oa aan AAAA AAA. EE ITS 


ही पत्र था, जिसमें साप्ताहिक-स्वाध्याय की star स्थिर- 
स्वाध्याय की ही सामग्री अधिक रहती थी । "अजुन? ओर तिज? 
में भी स्वामी जी समय-समय पर विशेष लेख लिखते रहते थे । 
बहुत-सी छोरी-मोटी पुस्तक ऋर ghana भी आपने प्रका- 
शित की थीं । साहित्य द्वारा आन्दोलन करने में झापने कोई 
भी बात उठा न रखी थी । हर एक समस्या पर श्राप अपनी द्व 
दृष्टि से विचार करते थे । इस लिये शआपके लेखों में ऐसी मोलि- 
कता रहती थी, जो पढ़ने वाले के हृदय की गहराई में सीधा 
पहुच कर वहां अपना घर बना लेती थी । इन शीर्षकों के आपके 
लेख असाधारण हलचल पैदा करने बाले थे--“बिरादरी में 
मिलाने का काम स्वयं हिन्दू बिरादरियों को करना चाहिये”, 
“एक नहीं अनेक संस्थाओं की आवश्यकता 2”, “दलितोद्धार 
किस प्रकार हो ??-पाच लेख, “दलितोद्धार के मार्ग में रुका- 
वर”-चार लेख और “रचनात्मक हिन्दू-संगठन”--दो लेख | 
दो-ढाई वर्षे तक आप हिन्दू-महासभा के उप-सभापति रहे अर 
धन-संग्रह तथा घामिक-अधिकारों को रक्षा रादि के लिये बनाई 
जाने बाली उपसमितियों के भी झाप सभासद्‌ निर्वाचित होते 
रहे । सारांश यह दै कि हिन्दू-महासभा में प्रवेश करते ही आपने 
अपनी कतेव्यपराययाता से उसमें अपना बिशेष स्थान सहज में 


दीबनालियाथाा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RN ee 


(a) उदारता और सहिष्णुता 

हिंदू-महासभा में अपने लिये विशेष स्थान बना लेने पर 
j भी आप उसके साथ अधिक दिन नहीं निभ सके | आपके संग- 
|. उन के क्रांतिकारी-कार्यक्रम में से कट्टर सनातनी हिंदुओं को 
| आ्रायेसमाज की g आने लगी | बसे saa इस सम्बन्ध में 
। | जिस उदारता तथा सहिष्णुता का परिचय दिया था, वह HAYT 
| । ` mais और कुळ अलौकिक ही था । आयेत्तमाज के रंग 
| मैं इतने गहरे रंगे हुए स्वामी जी, जो कभी केवल “झाये! शब्द 


के प्रयोग के लिये ही आग्रह्‌ किया करते थे, अब निरन्तर 
शुद्धि के लिये \ 
SIL 


| 
हिन्दू-महासभा, संगठन और शुद्धि ६०१ 
| 
| 
| 


“ग्रारय-हिंदू' शब्द का प्रयोग करने लग गये थे, 
RIMS संस्कारों को अनावश्यक बता कर सीधी-सादी 
afaa विधि से ही काम लेने का आदेश दिया करते थे, पौरा- 
शिक लोग जहां अपनी गोमूल आदि की विधि काम में लाना 
चाहते थे, वहां अपनी वेदिक विधि के लिये ऐसा कोई दुराअह 
भी नहीं करते थे और उनके मनको रखते हुए ही काम कर लेने | 
का यत्नः करते थे STH इस व्यवहार से कट्टर ञ्रायेसमाजी 

तो marge थे हो, पर आश्रय यह दै कि इतनी उदारता 
हुए आप सनातनियों को भी सन्तुष्ट नहीं कर सके | 
पंजाब, संयुक्त-प्रांत, बिहार और बंगाल को _ 
वरन किया गया है, उसके सम्बन्ध : 
. भारती कृष्ण तीर्थ जी + सामी 


NR 


 गुर्ुल में बह अपनी पूजा करते रहे । मुसलमान माइयों ने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द ` 


भाषण में यह झाक्षेप किया था कि उस मात्रा में स्वामी ली ने 


smana का ही प्रचार किया था । मद्रास के सम्बम्ध में भी 


अप का ऐसा ही AT था | आपने उस भाषया में कहा था-- 
“सनातनधर्म के नाम से अआआयेसमाज का काम होता है । लोगों 
को शुद्ध करके यज्ञोपवीत देकर ब्राह्मण बनाया जाता है । हमें 
घोखा देकर ऐसा काम किया जाता है | इस पर हमने श्री० 
मालवीय जी को लिखा, रिमाइगडर भी दिये, पर कोई जवाब 
नहीं ।” सनातनधमे के कुळ अग्रणी महानुमावो ने “हिन्दू-शुद्धि- 


_सभा-आगएए के मुकाबले में “हिंदू पुनः-संस्कार-सम्मेलन! नाम 


की संस्था अलग ही खड़ी की थी । उसके खड़ा करने में आये- 
सनातनी की भावना काम कर रही थी । भारती कृष्ण तीथ जी 
महाराज को स्वामी जी ने बड़े ही शांत, युक्ति-युक्त और गम्भीर 
शब्दों में उत्तर दिया था । संयुक्त-प्रान्त और विहार श्मादि के 
लिये किये गये आक्षेप को निराधा ₹ बताते हुए मद्रास के दौरे के 
लिये लिखा था--“वह दौरा आये-सावेदेशिक-सभा की ओर 
से किया गया था, सनातनधर्म या सनातन-घमे-सभा के नाम पर 
नहीं ।” अपनी स्थिति आपने कितने सुन्दर शब्दों में स्पष्ट की 

¬ अपने विषय में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं । 
शुरुकुज में रहते हुए मैंने सब विचारों के सभ्य पुरुषों का 
उदारता के साथ स्वागत क्रिया | तीर्थ जी स्वयं मानते हैँ कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- संगठन श्रौर शुद्धि ६०३ 


| में ्रपनी पांच बख्ता नमाज़ आनन्द से अदा की। 
ईसाई पादरियो को भी अपने घम फे अनुसार उपासना की 
खुनी छुट्टी थी । वद सब हमारे उपासना-मन्दिर में भी आकर 
सम्मिलित होते थे । में fa सम्प्रदाय के धमे-मन्दिर में जाता 
हू, उनकी मर्यादा से भी बढ़ कर उन मन्दिरों का मान करता 
हैं । पुरानी मुसलमानी सजारों में, जहां मुसलमान स्वय जूता 
पहिने चळे जाते हैं, में वहां नंगे पेर जाता हूँ। मुसलमान 
gic ईसाई तक जब भौतिक शरीर को गाड़ने को जारहे 
हों, तब सवारी खड़ी कर उतर जाता | और इस प्रकार सह- 
दुःखता प्रगट करना अपना कत्तव्य सममता हू |” संगठन-शुद्धि 
के आंदोलन के कारणं स्वामी जी को अनुदार और असहिष्णु 
सममने वालों को ऊपर की पेक्तियां कुछ अधिक ध्यान से पढ़नी 
चाहिये | 'हिंदू-पुनः-संस्क!र-सम्मेलन' को लक्ष्य करके ही स्वामी 
जी ने ‘aga’ में “एक नहीं अनेक संस्थाओं की आवश्यकता है” 
शीर्षक से एक लेख लिखा था । उसमें आपने स्पष्ट शब्दों में 
यह भी लिखा था--“यदि माननीय Yo मदनमोहन मालवीय 
वा श्रीमान्‌ महाराजाधिराज रामेश्वरसिह द्रभंगा-नरेश स्वीकार 
करल तो में एक साधारण सभासद रह कर उनके अधीन काम 
करने को तय्यार हूँ । इस विषय में पिछले डेढ़ मास के अन्दर 
मालवीय जी को तीन at और पांच पत्र मेज चुका हूँ, परन्तु 
उधर से कोई उत्तर नहीं मिला |” इसी लेख में आपने यह भी 


E Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६०४ स्वामी श्रद्धानन्द 


mn 
AR IN nn RN ००७० RIN LENS OE IRIN SIRES LL LED SRP RR RRL 


लिखा था--“जब हिंदू-महासभा का नियम-परवेक निर्माण हो 7 
जायगा, तब यह सारा काम उसके श्रधीन हो सकता Fl” 
उक्त लेख में जिन पो और तारों की ओर संकेत किया गया 
है, उनको यहां देने की आवश्यकता नहीं | २२ जून सन्‌ १६२३ 

| के “अजुन' में भी आपने मालवीय जी से ऐसा ही निवेदन किया 

| या, पर वह भी निरर्थक ही साबित हुआ था । दूसरे. एक लेख में 

आपने सनातनधर्म के स्वामी दयानन्द बी wo आर पथिडत 
गिरधर शर्मा आदि से मी प्रार्थना की थी कि वे इस काम को 
सम्हाल कर श्रापको उससे छुट्टी दिला दें । 


(ङ) हिन्दू-महासभा के साथ मत-भेद 
स्वामी जी के ऐसे व्यवहार पर भी यह भेद-भाव बढ़ता 
चला गया । कुछ सनातनी पणिडतों का यह आग्रह था कि 
स्वामी जी संगठन के अपने क्रांतिकारी कार्यक्रम को एक दम ही 
त्याग द्‌ । पर, वह सम्भव नहीं था । सन्‌ १६२५ में रोहतक 
में हरियाना-्रांतीय-हिन्दू-कान्फेन्स महामना मालवीय जी के . 
सभापतित्व में हुई थी | विषय-नियामक-समिति में एक गौड़- 
ब्राह्मण पशिडत ने बाल विधवाओं के gaang का विषय पेश 
दिया । मा मालवी la जी ने धमक्री दी कि यदि उस प्रस्ताव के | 
तो वे अपने सनातनी साथियों सहित | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दू-महासभा, संगठन और शुद्धि ६०५ 


"यायाय ERA SR RR RRS ARY nnana ORLA SR री गोटी ती 


भाई परमानन्द जी का झुक्राब भी मालवीय जी की तरफ art 
- परिस्थिति बिगड़ रही थी कि स्वामी जी ने, विधवा-विवाह के 

समर्थकों को यह विश्वास दिला कर कि वे स्वयं इस विषय को 

हिन्दू-महासभा के देहली में होने वाले आगामी वार्षिक अधिः 
, वेशन में पेश करेंगे, उतत समय उस को वापिस लिवाया और 
परिस्थिति को सम्हाला । देहली में भी मालवीय जी ने स्वामी 
जी से श्राग्रह छिया कि हिन्दू-महासभा की रक्षा के लिये वे उस 
प्रस्ताव को पेश न करें | अतः विषय-नियासक-समिति में पेश 
करने के बाद भी स्वामी जी ने उस प्रस्ताव को उठा लिया। 
परन्तु सुधार-विरोधी ऐसे वातावरण में स्वामी जी का टिका 
रहना सम्भव नहीं था । केवल नाम के लिये किसी भी संस्था में 
ara कभी भो नहीं रहे थे | इस लिए ता० २४ जून सन्‌ १६२४५ 
को आप ने उस समय के हिन्दू-महासभा के प्रधान लाला 
लाजपतराय जी की सेवा में त्याग-पत्र लिख AIl उस का 
अशय यह था--“ श्राप, मालवीय जी आर आप के मन्त्रियो ने 
महासभा के कार्यक्रम में से सुधार के जिन विषयों को अलग 
रखने की घोषणा की थी, अपनी बिहार की याला में मैंने 
Ma कर ही उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा था। पर, सें 
यह अनुभव करता हूं कि हिन्दू-मह।सभा के कार्यक्रम को उ 
वनाये बिना आरय-हिन्दू-समाज की पतन और न 
नहीं की जा सकतो। इस लिये हिन्दू: 


Oo OEO OB  . Bz- | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६०६ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


सुधारों के लिये तय्यार करने को पञ्जाब के. दौरे पर में अपनी 
व्यक्तिगत हैसियत से जा रहा हू । महासभा के पदाधिकारियों 
| को अपने कारण किसी भी उल्लमन में न डालने के लिये में 
| १६ मई को महासभा की कार्यक्रारिणो की बेठक में ही उप- 
| सभापति तथा कार्यकारिणी की सभासदी से त्यागपत्र दे रहा | 
था। पर, आप लोगों ने मुक को वेसा करने नहीं दिया। में | 
यह देख रहा ट्र कि में जिस कार्यक्रम को ले कर बाहर निकल 
| रहा है, उस से सनातनधर्मी नेता महासभा से विगड उठेंगे । 
| इसलिये में यह त्यागपत्र फिर पेश कर रहा हूं । में बसे मद्दा- 
. सभा की सहायता करता ही रहूंगा |? लाला जी ने श्राप को 
7 | लिखा--“जब आप अपनी व्यक्तिगत हैसियत से, न कि 
| महासभा को श्रोर से. सुधार-कार्य में eit, तब झाप को 

त्यागपत्र देने की आबश्यकता मुझ को तो प्रतीत नहीं होती ।? 
इस पर फिर आपने लिखा--“यदि में त्यागपत्र नहीं देता तो में | 
अपने प्रति ही सच्चा नहीं रहता | में नहीं चाहता कि qafa- 
a, बाज को, समाज-सुधार के लिये किए जाने वाले मेरे 
है को ले कर महासभा के विरुद्ध कुछ कहने का श्रवसर 
मिल । इसलिए कार्यकारिणी के अगले श्रधिवेशन में मेरा 
आया र द” कार्यकारिणी से यह कह कर त्यागपत्र 
लौटा दिया गया कि बह स्थानीय हिन्दृ-सभा के पास भेजा i 
| 


जाना चाहिए | 


A 


aaa ŘS 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-nA 


(व) हिन्दू-महासभा को साम्मदायिकता और त्याग-पत्र 


इसी बीच में महासभा की ओर से कौसिलों के लिए 
उमीदवार खड़े करने न-करने का TH उठ खड़ा हुआ | मदा- 
सभा के टिकट पर उमीदवार खड़ा करने के स्वामी जी 
सैद्धान्तिक दृष्टि से ही प्रतिकूल थे और महासभा की नियमावली 
के अनुसार भी वेसा नहीं किया जा सकता था । देहली में सन्‌ 
१६२६ के माचे के दूसरे सप्ताह में हिन्दू-सभा-कान्फरेस की 
बिषय-नियाम्रक-समिति के सामने जब यह विषय पेश हुआ, तब 
agi और खुले अधिवेशन में भी आपने उसका स्पष्ट विरोध किया। 
सिन्ध के श्री जयरामदास दौलतराम और अम्बाला के लाला 
दुनीचन्द जी ने भी आप का साथ दिया | अवध-प्रांतीय-हिन्दू- ` 
कान्फरेस के खुले अधिवेशन पर भी इस विषय पर आप की 
मालवीय जी के साथ अच्छी झपट हो गई थी । कुछ समाचारः 
पन्नं ने उस मणट को 'मद्दासभा में फूट पैदा दोसे के रूप में 
प्रकाशित किया था। स्वामी जी ने 'लिवरेटर” के २३ सितम्बर 
सन्‌ १६.२६ फे अंक में महासभा से त्यागपत्र देने के कार्यों क्‌ 
स्पष्ट करते हुए लिखा था--“मेंने मालवीय जी से k 


साम्प्रदायिक-राजनीति की 
किया कि महासभा की | 


w के विरोधियों को पराजित करने में उसको साधन बनाने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द 


करने के लिये वे अपील करने दें। कार्यकर्ताओं के अभाव का 


बहाना करके अपील नहीं करने दी गई । मेंने प्रतिज्ञा की कि 
यदि महासभा इस काम को अपने हाथ में ले ले तो भारतीय- 
हिन्दू-शुद्रितभा तोड़ कर उस का सब HIS महासभा को 
सौंप दिया जायगा और में अपने सहित. अपने सब कार्यकर्ताओं 
को शुद्धि, दलितोद्धार तथा संगठन के आंदोलन के लिये महा- 
सभा के सुपुद कर दूंगा । मेंने पणिडत जी को विश्वास दिलाया 


` कि इस प्रकार आंदोलन में जान पड़ जायगी | पर, मुझ को 


एक ही जबाब मिला क्रि हिन्दू-महासभा को ऐसे सव Apel से 
लग रखना चाहिए और ऐसा सब काम महासभा से BAT 
रह कर ही करना चाहिए। मेरी निराशा का अनुमान सहज में 
किया जा सकता है | महासभा की व्किंग-कमेटी ने महासभा के 
प्रस्ताब की सीमा को लांघ दिया और पेजाब-प्रांत की सभा को 
BM उमीद्वार खड़े करने का अधिकार दे दिया । इस प्रकार 


|. जो मद्दासभा अपने निश्चित ध्येय और मागे से अलग हो रही 
थी, उससे त्याग-पत्र देने के सिबा मेरे लिये दूसरा कोई मागे 


ही नहीं रहा था ।” श्रागे आपने लिखा था--“में हिंदू-महासभा 
की प्रतिष्ठा से इस प्रकार लाभ उठाने और एक राजनीतिक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दू-महासभा, संगठन और शुद्धि ६०६ 


तुम्हारा साथ नहीं देते तो इसका दोष उन पर है | पर, इसका 


यह आर्थ नहीं कि तुम भी एक विशुद्ध-हिंदू-राजनीतिक-संगठन 
खड़ा कर लो । मेरे त्याग-पत्र का यह आशय है कि यतः हिंदू- 
महासभा एक साम्प्रदायिक-राजनीतिक-संस्था बन गई दै, इस 
लिये उसके काम में सहयोग देना मेरे लिये सम्भव नहीं रद्द l 

मैं उसकी अधीनता में समाज-सुधार का ही कास कर सकता 

था, किंतु अब बह भी सम्भव नहीं; क्योंकि मालवीय जी का यह्‌ 
खयाल है कि शुद्धि-दलितोद्धार आदि का समाज-सुधार का 
काम करने पर वह टूट जायगी । अब में उन लोगों की ओर से 
निश्‍चित हो कर पने ढङ्ग से वैदिक-धमे के पुनरुत्थान के काम 

सें लगूंगा, जिनकी दृष्टि में उनके साम्प्रदायिकर-राज्जनी तिक- 
आन्दोलन की star दिंदू-समाज के सामाजिक, नेतिक और | 
घासिंक सुधार का काम बिलकुल गौण दै |” देहली की स्थानीय | 
हिंदू-सभा के मन्ल्ली को आपने जो त्याग-पत्र भेजा था, उसमें | | 
भी आपने लिखा था--“यतः महासभा ने प्रान्तीय सभाओं को | 
अपनी ओर से कौंसिलों तथा एसेम्बली फे लिये उमीदवार 
खड़े करने का अधिकार दे दिया दै आर कुछ सभाओं ने बेसा 
करना शुरू भी कर दिया दै, इस जिये में अन्तरातभा मे यह | 
अनुभव करता हुँ कि में हिंदू-महासभा का सभासदू A 
सकता । इससे भी बड़ी बात यह दे कि दिदूःमद्दासभा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६९० स्वामी अद्धानन्द्‌ 


~ [RT 
ARR 


को करना अपना कतेव्य नहीं समकती आऔर वह अपने सभासद्दों 
के उस कसव्य-पालन फे मागे में ख्कावटं भी डालती है । इसी 
लिये में आपकी सभा से त्याग-पत्न देने के लिये बाधित | |” 
इसी त्याग-पत्र की एक प्रति आपने महासभा के कार्यालय में | 

। 

| 


(छ) साम्मदायिकता के विरोध में 
| हिन्द-महासभा से दिये गये त्याग-पत्र और उस के संम्वन्ध 
में लिखे गये 'लिबरेटर” के उपयुक्त लेख से यह स्पष्ट हे कि स्वामी 
जी साम्प्रदायिक व्यक्ति नहीं थे रौर आप संगठन, शुद्धि saat 
द।लतोद्धार द्वारा हिदृ-समाज म साम्प्रदायिकता पदा नहीं करना 
चाहते थे । इसी भाव को स्पष्ट करने के जिये यहां दो-एक और 
उद्धरण का देना भी आवश्यक है | “अजुन के दूसरे वर्ष में 
प्रवेश करने पर आप ने “अजुन? द्वारा हिन्दू-समाज को जो 
सन्देश दिया था, वह स्मरण करने योग्य है और उस से पता 
लगता हे कि आप ने संगठन, शुद्धि तथा दलितोद्वार के काम 
को किस भावना मे उठाया था । उस में आप ने लिखा था- 
“पांच हज़ार वर्षों से दीन अवस्था को प्राप्त होते-होते गत एक - 
हजार वर्षो में तो गिरते-गिरते यह देश दासता की पराकाष्ठा को 
ARA राया था। उस गुलाम की हालत बड़ी दर्दनाक है, जो अपनी 
दासता को अनुभव करता हुआ भी गुलामी की अजीरों में 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ड संगठन और शुद्धि ६११ 


[रक 


जकड़ा जा र्हा हो। यह हालत झार्ये-दिन्दू-समाज की मुसल- 
मानों के शासन-काल में थी । परन्तु जो अभागा दास अपनी 
wae में ऐसा सन्तुष्ट हो जाय कि उसी को जीवनका 
स्वाभाक्कि आदश समझने लग जाय, उस की वस्था को 
ज़ाहिए' करने के लिए कोई शब्द ही go नहीं मिलता | आरे 


Raama को जब तक लोहे की जंजीर पहिनाई रहीं, तब 


तक बह उससे छूटने के लिये हाथ-पेर मारता रदा | मुसलमानों 
के समय में इसीलिये व्हतियो के दल ब.र-घार दासता की जंजीर 
काटने का प्रयास करते रहे | अंग्रेज़ों ने जहां भाई-माई को लड़ा 
कर सारा देश ary कर लिया, वहां कुछ काल के अनुभव से 
ही सन्‌ १८८७ ईस्वी के वित्र के पीछे, महारानी विक्टोरिया के 
घोषणा-पल्न के रूप में, हिंदियों को सोने की MT पहना दीं | साथ 
ही अपनी शिज्ञा-विधि द्वारा ऐसा झोरोफ़ामे सुंघाया कि गुलाम 
ज़ेजीरों को आभूषण समझने लग गये | | फिर अपनी हालत में 
ऐसे मस्त हुए कि हिलने-लुलने की ज़रूरत ही न सममी | 
हिन्दियो में से मुसलमानों ने तो फिर भी अपनी हस्ती कायम 
रखी, परन्तु हिन्दुओं ने अपने अस्तित्व को दी झुला दिया । पच- 
पन वर्ष हुए एक बाल FEAR ने मूत आये जाति को जगाने 
का यत्न किया | कुछ इलचल भी हुई, परन्तु सुट्टी भर व्यक्तियों 
के सिवाय बाकी सब खुरटे ही लेते Wi उसी नशे में कर 
हिदू-समाज की आंखें जब महात्मा गांधी ने साली, तो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Nerina 3:32 अमी a PS 
È 2 


Pe SE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६१२ स्वामी श्रद्धानन्द 


sat विवशता को भूल कर उन्होंने पहिले स्वयं साधन- 


सम्पन्न बनने के स्थान में अपने मुसलमान भाइयों की रहलुमाई 
का दावा कर दिया। स्वार्थे इस प्रतिज्ञा की जड़ में था। इस 
लिये महात्मा गांधी के जेल जाते ही हिन्दुओं ने मुंह की खाई। 
तब परमात्मा के अटल नियम ने उनकी आंख cist, जिसका 
परिणाम गत सवा वे का घमै-युद्ध दै । वह दिन दूर नहीं दै 
जब आये-हिंदू समाज संघ-शक्ति से सुसञ्जिव होकर व्यक्ति 
आर समष्टि दोनों को बलवान्‌ बना कर, सारे संसार के अन्य 
समाजों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ायगा।” इसी के साथ 
मुसलमानों के नाम इसी सम्बन्ध में निकाले गए सन्देश 
को भी पढ़ना चाहिये | वह यह था--“मुसलमान-समाज को में 
सिफ एक सलाह देना चाहता हूं | याद रखो-संगठित घर 
शक्ति-सम्पन्न समाज का असंगठित sll कमजोर समाज पर 
श्रत्याचार करना भी वेसा ही पाप है, Har कि कमज़ोर और 
कायर होना पाप है | इस लिये हिंदुओं के संगठन sie शक्ति- 
सम्पन्न होने में विघ्न मत डालो । यदि तुम हिंदू-समाज के 
staat को इस भूमि पर से मिटा सकते, तो में कुछ भी नहीं 
कहता; क्योंकि सनुष्य-समाज का यह दुर्भाग्य है कि इस वसुन्धरा 
का भोग वीर लोग ही कर सकते हैं | साथ ही तुमको यह भी 
मालूम होना चाहिये क्रि जो समाज पांच हज़ार वर्ष के निरन्तर 
पतन के बाद भी नष्ट नहीं हुआ उसको भगवान्‌ ने किसी भावी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Nn ~ ट्प r = 


| हिन्दु-महासभा, संगठन ओर शुद्धि ६१३ 


देतु से ही कायम रखा हुआ है । यदि दिंदू-समाज के अस्तित्व 
| को नष्ट नहीं किया जा सकता, तो उसको संगठित तथा दृढ़ होने 
दो, जिसमे वह भारतीय-राष्ट्र के राजनीतिक-अभ्युदय में मुस- 
लमानों के गले का भार न होकर शक्ति का पुंज साबित होसके ।” 
इन पेक्तियों को पढ़ने के बाद इसमें सन्देह के लिये थोड़ी सी भी 
णुक्षाइश नहीं रहती कि स्वामी जी के संगठन का उद्देश्य बहुत 
विस्तृत ओर पवित्र था, साम्प्रदायिकता अथवा मुस्लिम-द्वेष 
| की उसमें गन्ध भी नहीं थी । 
| स्वामी जी की उदारता और उच्चाशयता की द्योतक कुछ 
घटनाय भी हैं देहली में सन्‌ १६२४ में बकरीद पर हुए उपद्रव 
के सम्बन्ध में जब महात्मा जी देहली पघारे थे, तब उनकी यह 
इच्छा थी कि आपस के सब मामलों के लिये सरकारी अदालतों 
में न जाकर उनका निर्णय पंचों द्वारा ही होना चाहिये। 
स्वामी जी ने हिंदुओं को उसके लिये इतना तय्यार कर लिया कि 
उन्होंने अपनी ओर से महात्मा जी को ही एकमात्र पंच 
नियुक्त कर दिया | पर, मुसलमान उस के लिये तय्यार नहीं 
हुए । स्वामी जी ने 'लिबरेंटर? में लिखा था--इसी समय 
अमेठी, गुलवर्गा और कोहाट में भी उपद्रव हुए थे। महात्मा जी | 
से वस्तुस्थिति जान-बूक कर छिपाई गई । जब महात्मा जी ने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EE १४ स्वामी भ्रद्धानन्द 


rr TTT 
DRE RAD FRR RN 


मौलानाओं के उद्गार और Had भी पढ़कर सुनाये | तब उन 
को मालूम हुआ कि उनसे अनजाने ही द्विदुओं के प्रति कितना 
अन्याय हुआ था ? उसी झन्याय के प्रायश्चित्त के तौर पश उम्होंने 
२९ दिन का उपवास किया था । उस उपबास के अन्तिम दिनों 
में «वर्गीय Go मोतीलाल जी नेहरू की श्रध्यक्षता में जो एकता- 
सम्मेलन हु. था, उसकी कार्यबाही इतिहास में लिखे जाने 
ava दै !” इस एकठा-सम्मेलन का निमन्त्रसा-पत्न स्वामी जी 
श्रौर हकीम साहेब के नाम से निकाला गया था | उसको सफल 
बनाने में स्वामी जी ने जिस उदारता का परिचय दिया था, 
उसको बम्बई के श्रीयुतं Fo एफ० नरीमन ने सम्मेलन की AT- 
ख़ता का एक बड़ा कारण बताया था | इसी प्रकार सन्‌ १६२३ 
के सितम्प्रर मास में देहली के काँग्रेस के विशेष-अधिवेशत के 
अवसर पर काँग्रेस की ओर से एक विशेष शाति-सभा का 
आयोजन किया गया था और उसमें आगरा के श्यास-पास के 
राजदृत-मलङ्ानों की शुद्धि को लेकर ही विशेष नर्चा हुई थी। 
मौलाना हसरत सोभानी और श्री पुरुपोत्तमदास जी टगडन का 
यह प्रस्ताव था कि मलकानों के sm) बिरादरी में शामिल 
होने या करने का सब काम उन पर और स्थानीय लोगों पर 
करोड़ कर बाहर के लोगों को वहां से एक दम चले आना 
चाहिये । स्वामी जी ने त्पष्ट कहद दिया था कि यदि मुसलमानों 
के सब प्रचारक वहां से लौट आयेंगे तो में भी भारतीय-हिन्दू” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| सगठन और शुद्धि ६११ 


शुद्धि-सभा को MTA कार्यकर्ता wet से लौटा लेने के लिये 
सल्लाह दूंगा और यदि सभा ने मेरा निवेदन न माना तो उक्त 
सभा के प्रधान पद्‌ से में अलग हो जाऊंगा | मौलाना मुहम्मद 
अली ने उलमामओओों के पैरों में अपनी टोपी रख कर उनसे प्राथना 
की कि वे अपने प्रचारकों को वापिस बुला लै, परन्तु वे नहीं 
माने sic शाँति-सभा बिना किसी परिणाम के ही भंग हो 
गई । सम्वत्‌ १६२३, २४ और ALA बकरीद पर हिंदुओं को 
शांत रखने के जिये स्वामी जी ने जो श्मांदो्नन किया था, उससे 
भी आपकी उदारता का परिचय मिलता है ! आपने देहली के 
हिंदुओं से सन्‌ १६२३ में इंद के दिन सन्देश के रूप में अपी 
छी थी--“दिल्ली के हिंदुओ ! तुम्हारा धमै प्रेम और उदारता की 


_ शिक्षा देता दैं। बकरीद पर इस बात की परीक्षा है कि तुम 


कहां तक धमे को समझते हो ? छोटी-मोटी बातों पर Sige 
कायरता है | तुम्हें चाहिये कि गम्भीर रहो और मुसलमान भाइयों 
की सदूबुद्धि के जिये परमात्मा से प्राथेना करो |” ईद के शांत 
बीतने पर आपने लिखा था--“इस झादश शांति के लिये में 
दिल्ली के हिंदू-सुसञ्जमान दोनों को बधाई देता हूँ । ईश्वर करे 
राजधानी की यह शीतल वायु सारे देश में फेल जाय |” सन्‌ 
१६२८ में भी आपने ईद के अवसर पर देहजी निवासियों को 
सम्बोधन करते हुए लिखा था--“परमात्मा सारे संसार का 
पिता दै । यदि तुम्हें इस बात पर विश्वास है तो प्राणीमात्र को 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ie 


RIES Er SS EAN 


OO. <_< 8 = 
ह | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६११६ स्वामी श्रद्धानन्द 


र की दृष्टि से देखना चाहिये और मनुष्यमात्र को तो भाई 
समझना चाहिये | क्या इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज से तीन दिनों | १ 
तक अपने अमल्ल से दोगे ? झाज मुसलान स्री-पुरुष, बाल-वुद्ध- | 
युवा नये कपड़े पहिन कर एक अद्वितीय ब्रह्म के आगे अपनी 
अद्धा की भट धरने जा रहे हैं | क्या वह श्रद्धा उनके अन्दर घर 
कर गई है ? यदि ऐसा होगा तो वे अपने त्यौहार पर हिन्दुओं 
का दिल दुःखाने की कोई बात नहीं करेंगे । मेरे हिन्दू 
भाइयो ! आज तुम्हे भी अपने भ्रातू-भाव का स्पष्ट प्रमाण देना 
है । परमात्मा की उपासना में अपने मुसलमान भाइयों को 
निमग्न देख कर प्रसन्नता से उन को आशीर्वाद दो । यदि 
तुम्दारी आंखों के आगे से कुर्बानी के लिये गोमाता जाती हो 
तो क्रोध और द्वेष का लेश भी अपने अन्दर न आने दो, प्रत्युत 
परमात्मा से हार्दिक प्राथेना करो कि वह परमपिता उन की 
बुद्धियों को प्रेरणा करें, जिस से स्वयं गोमाता की रक्षा का भाव 
उनमें उत्पन्न हो । तुम्हारे भाई भूल से गोबध को स्वगे का साधन 
समम रहे है । उन पर कुद्ध होकर और उन से घृणा दिखा कर 
उन्हें ्रधिकतर गोघात की ओर प्रवृत्त कर के दूने पाप के भागी न 
बनो | जितना लुम सहन करोगे और मुसलमान भाइयों को प्रेम 
का मागे दिखाओोगे, उतना ही भगवान तुम पर कृपा करेंगे।” 
जिस हृदय से ऐसे शब्द निकज्ञ सकते थे, उस में मुसलमानों के 
प्रति घृणा और द्वेष कहां रह सकता था ? 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Rs LENS - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र्शर्शर्शर्शार्शि्शर्शिर्शिरशिश््यि्ण्ण्ागृ 


हिन्दु-महासभा, संगठन और शुद्धि ५१९७ 


सचमुच देश का यह दुर्भाग्य ही था कि स्वामी जी सरीखे 
उदार, सहिष्णु sie सर्वत्यागी महापुरुष के महान्‌ कार्य के अर्थ 
का Say किया गया । आप के गम्भीर 'आ्राशय पर परदा डाल 
कर जान बूक कर अनपढ़ आर साधारण मुस्लीम जनता को | 
कुछ स्वाथी नेताओं ने आपके विरुद्ध इतना बरगला दिया कि |. 
वे आपके जानी दुश्मन हो गये। धमकियों की चिट्टियां तो 
स्वामी जी को प्रायः रोजाना ही मिलती रहती थीं | ऐसी अवस्था 
में भी शुद्धि, संगठन तथा दलितोद्धार के काम में लगे रहना पानी 
में रह कर मगर से बेर करने के समान ही था । एक बार SH 
भक्त लोगों ने आपके निवासस्थान पर पहरा भी बिठा दिया 
था | कुछ खालसा sit आर्यसमाजी भाई भी हरदम आपको 
सेबा में उपस्थित रहने के लिये तय्यार थे। उस समय आपने 
लिखा था--'परम पिता ही मेरा रक्षक SI इस प्रकार की 
सहायता स्वीकार करना मेरे जीवन-भर के सिद्धान्तों के विपरीत 
है |“ आरयै-सन्तान में विश्वास के ऐसे अभाव को देख कर 
में आश्र्यित होता है । में यह भी सममता हूँ कि मेरे शरीर की 
र्ता के लिये ऐसे उपाय पर विचार करने में हमारे मुसलमान 
भाइयों का तिरस्कार दै। में धमकियों से पूण सन्देशे भेजने 
वालों को ऐसा पतित नहीं समझता, जैसा वे स्वयं अपने आप 
को सममते हैं। जो मुझ से सच्चा प्रेम करते हैं सेरी _ 
प्राथेना है कि वे मुसलमान भाइयों के प्रति सहिष्णुता दिखाये 


Te ie. ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६१८ स्वामी श्रद्धानन्द 


« 
EEE eeeee—eeees@sOoO’”™—_'0000—_—_ शे शशश शश शर शिश शशी 


अर मुझे अपने सदा से माने हुए सिद्धान्तो की रक्षा में सहा- 
यता दे ” | | 


इतन `¦ नहीं, आप पर इस काम के लिये सरकार सेदो | 

लाख रूपया लेकर हिदू-मुसलमानों को आपस से छड़ाने का | 

| दोषाराप भी किया गया था । एसेम्बली में एक मुसल्ममान 

| सदस्य ने तो सरकार से यह प्रश्न भी पूछ लिया था कि 

| सरकार ने स्वामी जी को शुद्धि के लिये कितने लाख रुपया 

| दिया है? जनता के हित का दोहरा ध्यान रखने वाली सरकार 

| ने यह सब मामला उल्तकाये रखने के लिये उस प्रश्न को पूछने 

” | की अनुमति ही नहीं दी थी। ऐसा श्ाक्षेप करने वालों 

| ओर सरकार को भी स्वामी जी ने सचाई सिद्ध करने के लिये 

Hil: | खुला चैलेञ्ज दिया था! किसी को भी उस चलेख् को स्वीकार | 

करने का साहस नहीं ger) स्वामी जी निन्दा-स्तुति और | | 

जीवन मृत्यु की कुछ भी परवा न कर sad ' मिशन” में निरन्तर | | 

ऐसे लगे रहे, मानो सिर हथेली पर रख कर ही आपने सार्वे- | 

जनिक जीवन के इस. कार्न्षेत्र में आगे पेर' बढ़ाया था | शुद्धिः | 

संगठन के सम्बन्ध में स्वामी जी से गहरा मतभेद रखने और 

| आपको उसके लिये निन्दा करने बाले भी आपकी निर्भीकता 
|| | तया हिम्मत की तो प्रशंसा ही करते Z| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= संगठन और शुद्धि ६१६ 


= TS 


ज, दलितोद्धार 


द्लितोद्धार के सम्बन्ध में कुछ कग लिखने की श्रावश्यता 
हस लिये नहीं कि उसके सम्बन्ध में श्रापका काम संन्यास-काल 
के समस्त जीवन आर उस जीवन के समस्त कार्य के साथ ऐसा 
वन्मय है कि उसको उस सब से अल्लग नहीं किया जा सकत'। 
ग्रसहयोग-आन्दोलन के बाद की सब जीवनी दलितोद्धार को 
ही जीवनी है | ag भी एक विचित्र ही संयोग दै कि महात्मा जी 
ने हरिजन-श्न्दोजन जिस ढंग पर उठाया है, प्रायः उसी पर 
स्वामी जी उसका संचालन करना चाहते थे, किंतु स्वामी जी 
की वृत्ति कुछ उ थी और श्राप दलित भाइयों के साथ खान- 
पान झादि का सब व्यवहार एकदम ही खोल देने के पक्ष में थे । 
“हरिजन के समान SEM कहे जाने बालों के लिये दलित! 
शब्द्‌ का प्रयोग स्वामी जीने ही सब से पहिले किया था। 
स्वामी भी यह चाहते थे कि यतः यह हिंदू-समस्या दै, इस जिये 
gaat gona का काम हिन्दुओं पर दी छोड़ देना चाहिये | 
बायकोम-सत्याम्रह में शैर-हिंदुओं के शामिल होने के स्वामी जी 
प्रतिकूल थे | “अजुन में 'दितोद्धार किस प्रकार हो T शीषेक 
से लिखी गई विशेष लेखमाला के पांचवें लेख के अन्त में अपने 
लिखा था--“इसमें सन्देह नहीं कि महात्मा गांधी wera को 
भारतीयः दिन्दू-समाज पर बड़ा भारी धब्बा सममे हैं | उन्होंने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Col 


Digitized by Arya: Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E 


६२० स्वामी श्रद्धानन्द 


देख लिया है कि कांग्रेस में सब की ऐसी समक नहीं है । इस 
कलङ्क के टीके को हिन्दू-समाज के माथे से भिटाना केवल 
हिन्दुओं का ही कतेव्य है । तब इसमें क्या गौरब-हानि है कि 
महात्मा जी कांग्रेस की हार मान कर इस बड़े काम को हिन्डू- 
समाज पर ही छोड़ दे और अपने ऊंचे व्यक्तित्व की छाया ले 
उसकी सहायता करें !” पर, उस समय ऐसा होना नहीं या। 
स्वामी जी कांग्रेस में रहते हुए और बाद में भी कांग्रेस और 
उसके नेताओं का ध्यान इस समस्या की ओर शाजनीतिक-दृष्टि 
से झी बराबर श्लाक्षित करते रहे थे | हिदू-समाज से saa 
जातियों को अलग करके उसको दो टुकड़ों में बांट देने की 
सरकार की जिस गूढ़ चाल को महात्मा जी सन्‌ १६३१ में 
दूसरी गोलमेज-सभा में समझ पाये थे, स्वामी जी ने TAAL 
काँग्रेस के स्वागताध्यक्ष के भाषण में ईस्वी सन्‌ १६१८ 
में ही उसको ओर संकेत करते हुए स्पष्ट कहा था कि 
भारत में अंग्रेज़ी राज के जहाज का उनको लंगर बताया 
जा रहा दै। सरकार की ऐसी चालो को निर्थक बनाने 
के जिये ही देहली में आपने दलितोद्धार-सभा का संगठन 


किया था । सामाजिक दृष्टि से स्वामी जी भी दनितोद्धार को . 


हिन्दुओं > लिये सदियों के पाप का प्रायश्चित ही कहा करते 
थे । मथुरा-शताब्दी, कानपुर-कां प्रेस तथा ऐसे अन्य अवसरों 
पर हुए दलितोद्धार-सम्मेलनों में दिये गये अपने भाषणों में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Rengam, संगठन और शुद्धि. ६२१ 


TS ट्म 


आये-हिंदू-जाति से आप इस प्रायश्चित के लिये सदा अपील 
किया करते थे | आपने लिखा था--“यदि साढे हः करोड़ 
दलित भाई ईसाई या मुसलमान हो गये और इस प्रकार दलि- 
तोद्धार की समस्या हल हुई तो ऐसा होने से हिन्दुओं का प्राय- 
श्चित तो नहीं होता और इसी लिये हिन्दू-समाज स्वराज्य का 
अधिकारी नहीं होता ।” दजिवोद्धार के जिये स्वामीजी की 
बेचैनी का पता उस तार से लगता है, जो अहमदःबाद में जून 
सन्‌ १६२४ में होने वाले आल-इंडिया-कां ग्रेस-कमेटी के अधि- 
शन के अवसर पर आपने महात्मा जी को दिया था । वह तार 
यह था--“कृपा करके अखिल-भारतीय-कां ग्रेस-कमेटी के प्रांतीय 
हिन्द सभासदों को, जो नौकर रख सकते हैं, कहा जाय कि वे 
अपनी ब्यक्तिगत सेवाओं फे लिये जो नौकर रखें, उनमें एक 
नौकर waa Hadi में से ही हो | जो ऐसा न कर सके, वह 
काग्रेस में पदाधिकारी न रहे। यदि यह सम्भव न हो तो 
तहा के प्रश्न को हिंदू-समाज पर ही छोड़ दिया जाय।” | | 
gua महात्मा गांधी अपने जीवन की बाजी लगा कर जिस | 
हरिजन-भ्रान्दोलन को सफल बनाने में लगे हुये हैं, स्वामीजी | 
भी उस दक्ितोद्धार आन्दोलन की सफलता का स्वम देखने की _ 
इच्छा रखते हुए ही इस संसार से बिदा हुए थै। अशूतसर' र 
काँग्रेस के भाषण में दलितोद्धार के faa अपील करते हुए उप 
स्थित देवियों और सज्जन पुरुषों से घ्यापन उस 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६२२ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


SELL EDL ILL LL LLLP OTOP POE OPORTO 5h 


होने का अशीर्वाद मांगा था। यदि यह सच है कि महापुरुषों 
के असिद्ध स्वप्न महापुरुष ही पुरे किया फरते हैं, तो यह कहना 
होगा कि महात्मा गांधी स्वामी जी का असिद्ध स्वप्न ही पूरा . 
करने में लगे हुए हैं। 


११, आर्यसमाज 


हिन्दू-महासभा से निराश हो कर झाप ने अपने ही ढंग से 
और बिलकुल स्वतन्त्र-रूप में शुद्धि-संगठन तथा दलितोद्धार का 
काम जारी रखा | “अर्जुन? में “शुद्धि रौर संगठन का कासर . 
जारी दै” शीषेक से लिखे गये लेख में झाप ने लिखा था-- 
“मकानों की शुद्धि भारतीय-हिन्दू-शुद्धि-सभा आगरा के 
द्वारा जारी है। में उस सभा के साथ यह काम नहीं कर TET 
ई, परन्तु स्वतन्त्रता से । जो भी हिन्दू रस्म-रिवाज़ रखने 
वाली ईसाई व मुसलमान बिरादरियां मिलती हैं उनको बिरादरी 
में मिलाने का यत्न मैंने नहीं ASTI at, इसका ढोल पीटना 
बन्द कर दिया दै। दलितोद्वार का काम बराबर जारी है। 
परन्तु उस को भी इिन्दू-महसमा तथा आर्यसमाज के साथ 
मिलकर नहीं कर रहा हूं। हिन्दू-महासभा के साथ मिलना 
इसलिये नहीं हो सकता कि घे शुद्ध स्वच्छ दलितों के भी हाथ. 
का अन्न-जल महण करने के प्रतिकूल हैं और में उस में कुछ भी 
संकोच नहीं करता हू | aries की किसी संस्था के साथ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रायसमाज 


इसलिये काम नहीं चला सकता कि वे बिना गुगा-कर्म का 
विचार किये सब को यज्ञोपवीत धारण करा देते हैं। में उन को 
ही यज्ञोपवीत का अधिकारी समझता हूँ जो गुणकर्मानुसार 
ब्राह्मण, aha व वेश्य कहे जा सकते हैं |” इस तरह स्वतन्त्र 
रूप में कुछ समय श्राप ने काम चल्नाया | शुद्धि के लिये उन्हीं 
दिनों में आप ने “भ्रातू-मिलाप? शब्द काम में जाना शुरू 
कर दिया था। सन १६२३ में हिन्दू-शुद्धिसभा आगरा की. 
स्थापना के बाद आप ने “अजुन? में Yaar प्रायश्रित्त? 
शीषक से एक लेखमाला fad थी । उस में श्प ने इस 
शुद्धि को प्रायश्मित्त का नाम दिया था और वसे भी विछुडे 
भाइयों के इस मिलाप को शुद्धि कहना आप की दृष्टि में अनुचित 
था। अअागरा की शुद्धिसभा से अलग हो कर इस काम को 
aga 'भ्रातू-मिल्लाप' के नाम से करना शुरू किया था। 
“हिन्दू-संगठन” की जगह भी आप “आर्य-संगठन' शब्द का प्रयोग 
करने लग गये थे । 'प्राये-संगठन शब्द्‌ की सार्थकता के सम्बन्ध 
में ग्रापने लिखा था--“हिन्दू-संगठन के स्थान में आये-संगटन 
इसलिये लिखा हे कि बिना आयसमाज का संगठन हुए हिन्दू- 
संगठन में कृतकार्येता न होगी । इसलिये wea Baa 
ही संगठन करना होगा |” | ४ 

` जुलाई सन्‌ १६२५ में इसी उद्दश्य 

विस्तृत दौरा किया था | उ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६२४ स्वामी श्रद्धानन्द 


rn NS I Ne ना AAT 


` में देते हुए आपने लिखा था-“हिन्दू -संगठन के लिये गत ढाई 

वर्षे काम करते हुए मेंने ्रनुभव किया है कि यदि आये-संस्कृति 

की रक्ता करना और उसके द्वारा हिन्दू समाज को अधःपतन से 

बचाना दै, तो आर्यसमाज को अपनी चुटियां दूर करके इस 

सेवा के लिये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी । जबतक अपनी बिखरी 

| हुई शक्तियों को केन्द्रित करके आयेसमाज की संस्था लगन से 

| ` इस काम में नहीं लग जाती, तब तक हिन्दू समाज के अन्य 

सम्प्रदायो में भी जान नहीं पड़ सकती ।” इसलिये इस दौरे में | 
मेरा सब से पहला उद्देश्य यह है कि श्रायेसमाज को घरेलु 
WILI ओर तुच्छ विचारों से मुक्त करा के उस मागे की ओर 

ti निश करूं, जिस पर चलाने के लिये क्षि दयानन्द ने आये | 

| समाजको जन्म दिया था। दूसरा उद्देश्य यह है कि आये 

संस्कृति से उत्पन्न हुए सम्प्रदायो, सनातनी-जनी-सिख आदि फे | 

साथ, मिल कर काम करने का ढंग आयेसमाजिया के सामने | 
Te और प्रयत्न करू कि वे सब गौण भेद-भावो को छोड़कर अपने 

विस्ठृत जाति के संगठन में लग ata) तीसरा उद्देश्य यह दे | 

कि away मौलवियों से भडकाये हुए मुसलमानों पर | 
असलियत ज़ाहिर कर दूं। ता० ८ जुलाई से १४ अगस्त तक 
इन २६ स्थानों में दौरा करने का कार्यक्रम बनाया गया था-- 

| करनाल, अम्याज्ना, लुधियाना, जालन्धर, होशियारपुर, 

| असुठसर, लाहोर, ज्लायछपुर, स्याद्वकोट, गुजरानवाल्ला, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a ६२५ 


2 Sm न्न 


gaua, रावलपिण्डी, तक्षशिला, केलम, मीरपुंर, सरगोधा, 
पिणडदादनखां, gua, मियांवाली, डेराइस्माइलखां, डेरा- 
गाज़ीखां और मुलतान | इस दौरे में आप दो-दो, ढाई ढाई 
घण्टा तक भाषण देते थे और आर्यसमाज के दोनों ओर के 
स्थानीय नेताओं से विचार-विमश भी काते थे । दौरे से लौटने 
पर आप ने उसी उद्देश्य से अजुन में “आर्यसमाज का संगठन! 
शीर्षक से दो लेख भी लिखे थे | हिन्दू समाज और साथ में 
Daas का भी यह दुर्भाग्य ही समझना चाहिये कि स्वामी 
जो को अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई । आयसमाज की 
दुई को दूर करने का स्वामी जी का यह अन्तिम उद्योग था। 
लाहौर पहुँचने पर दोनों दलों के नेताओं के वहाँ अनुपस्थित 
होने पर भी आप दोनों ओर के कार्यकर्ताओं से मिले। पर, 
उन द्वारा वह उलफन सुलक नहीं सकती atl उक्त लेखों में 
स्वामी जी ने लिखित रूप में उन प्रस्तावो को आये जनता के 
सामने उपस्थित किया था, जिन का. प्रतिपादन आप अपने 
दौरे में ब्याख्यानों में क्रिया करते थे | आप के प्रस्ताव ये थे 
(9) कालिज-बिभाग के सब आर्यसमाज अपनी जनरल सभा 
में यह ठहराव करें कि आर्यसमाज के सिद्धांतानुसार ata- 
aay ace है | (२) गुरुकुल-विमाग के आयसमाज 
यह प्रस्ताव स्वीकार करें कि मांस-भद्गण को वेद विरुद्ध मानते 
हुए जब एक बार Haas के अधिकारी और Tay 


ere Te 


लोकसंग्रह और वेदिक-धमे के हित की दृष्टि से इसे छोड द! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६२६ स्वामी श्रद्धानन्द 


Pa RPI RENIN RNIN RR PT RO ROI LSI 


सभासद्‌ नियत हो जावे aa फिर उन के निजू ध्यचरणों की 
पड़ताल करना छोड़ देंगे | हां, जिन के आचरण ऐसे गिर ata, 
जिन से समाज को हानि पहुंचती हो, तो उन के विषय में à- 
समाज की भअअन्तरङ्ग-सभा उचित faa कर सकती हे । (३) जत्र 
उपरोक्त दो विषयों में श्रायेसमाजों का बहुमत स्थिर हो जाय, 
तो दोनों प्रतिनिधि-सभाओं के विशेष अधिवेशन शीघ्र बुलाये 
जाय रौर उनके Seal सब बात तय हो कर पञ्जाब फे सब 
यों का एक बड़ा सम्मेलन हो, जिस में आगे के कार्यक्रम की 
घोषणा की जाय। (४) दोनों विभाग के सभ्य अपनी श्रपनी 
आये-विद्या-सभा के नियम बना और उन के द्वारा सभा का 


निर्माण कर के उसी सम्मेलन के श्रन्द्र उन की घोषणा कर . 


XI (x) यदि और सब कुछ तय होकर भी पञ्जाब में दो 
झाये-प्रतिनिघि-सभार्य ही बनी रह, तब प्रादेशिक-आ प्रतिनिधिः 
समा का सम्बन्ध सावेदेशिक-आरये-प्रतिनिधि-सभा के साथ हो 
जाय और दोनों सभाय प्रतिज्ञा कर छै कि पञ्जाब से वाहर जिन 
stat में प्रतिनिधि-सभाय नहीं हैं, बहां सिवाय सावेदेशिक-श्रार्य- 
प्रतिनिधि-सभा के कोई अन्य सभा अपने प्रचारक न भेजेगी |” 
कालेज-बिमाग वालों से आपने यह भी कहा था-“कालेज-विभाग 


` के भाइयों से नम्न निवेदन यह है कि उनमें से जो प्रसिद्ध नेता तथा 


संस्थाओं के कार्यकर्ता हैं, उन में से यदि कोई मांस खाते हैं तो 


ss RN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


म्न NANA 


| 

| 

| 

| 

| सनातनधघर्नावलम्बियों के सम्बन्ध में आर्यसमाओं से श्राप | 

P का निवेदन यह था कि उन को चिड़ाने और भड़काने की कायै- | 

` शेली तुरन्त बंद कर दी जाय | आप ने लिखा था--“एक बात | 

। याद्‌ रक्खो | यदि तुम्हे अपने मन्तव्य पर पणा श्रद्धा है तो अन्य | 
| मतावल्म्बियों को अपने मन्तब्य पर सच्ची श्रद्धा है, यह मानकर 
| ही यदि श्रात्मिक-सुधार का कार्य श्रारम्भ करोगे, तभी तुम्हारा 
प्रयत्न सफल होगा ! फिर मनुष्य का अपने सेव्य उपास्य स्वामी 
के साथ जो सम्बन्ध दे, उसे ठेस लगाने का तुम्हें क्या अछि 
कार है ? यदि तुम सच्चे ईश्वरोपासक हो तो अपनी उपासना 
का ऐसा चमत्कार दिखाओ क्रि अविद्या-जाल से निकल कर 

| श्राप से आप लोग वेदिक धर्म के अनुयायी बनते जाय |” 

| मुसलमानों के लिये आर्यसमाजियों से आपने कहा था-- 
| “कादियान और लाहौर दोनों स्थानों के अहमदियों के साथ 

gafa ( शास्त्रार्थ ) बन्द कर दिया जाय। में तो met | 
के, चाहे किसी हिन्दू वा अहिन्दू सम्प्रदाय के साथ हॉ, १६ वर्षों 
से विरुद्ध हैं| हां, एक बार सन १६२३ ई० के दौरे मे मोल 
वियों के अनुचित व्यवहार के मर्दैन के विचार से मैंने खुले 
मुनाज़रे का चेलेस मुसलमानों के सब feral को दिया था। 
परन्तु दिल्ली स्पेशल काँग्रेस पर सुसलिम नेताओं की दर्खास्त पर 

मैंने उस मुनाजरे को भी बन्द कर दिया था | में उसे भी श्रपनी 

भूल स्वीकार करता हूं । यदि अहमदी शास्त्रार्थ का चेलेख द- तो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६२८ ` स्वामी श्रद्धानन्द 


a E, 


उन का उत्तर शुद्धि और दलितोद्वार के ठोस काम से दिया 


जाय । वह भी ढोल पीट कर नहीं, प्रत्युत विनय और शील , 


के साथ!” 
अआयैममाज के नेताओं ने तो श्राप से मिलने का अवसर ही 
टाल दिया था, किंतु सनातन-धम-सभा के नेताओं ने मिलने से 
| ही स्पष्ट इनकार कर दिया था | इस लिये दौरे का और उन 
i लेखों के लिखने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ | फिर भी ऊपर के 
i उद्धरणों से स्वामी जी की उदारता तथा सहिष्णुता का पता ग 


| को स्वामी जी किस ओर ले जाना और उसकी कार्यशैली को 
किस ढांचे में ढालना चाहते थे। इसी उद्देश्य से श्चनात्मक-हिंदू- 

संगठन के शीषैक से आपने “श्रजून' में दो लेख और लिखे थे | 

4 पहिले लेख में हिंदू-महासभा से शुद्धि का काम आर्यसमाज पर 
É ही छोड़ देने के लिये वैसे ही अपील की थी, जैसे कभी महात्मा 
जी से कांग्रेस की हार मान कर दलितोद्वार का काम हिंदू- 
समाज पर ही छोड़ देने की प्रार्थना की थी | श्रापने लिखा था-- 
“इस काम के लिये आयेसमाज ही तय्यार मालूम होता है | तब 
क्यों न सारा हिंदू-समाज यह काम आर्यसमाज के ही सुपुदे कर 
दै और यदि आप खुल्लमखुल्ला इस काम में शरीक न हो सर्के 
तो श्रायप्रमाज के काम में कोई रुकावट खड़ी न करें |? दूसरे 
लेख में आर्यसमाज को शुद्ध हुए लोगों के साथ निःसंकोच 


हे जाता है, साथ में यह भी मालूम हो जाता है कि श्रायेसमाज 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SAAHA ६२६ 


८८-८८ ८५ ८८८०८०८८४५ ०९० 2 EEE न कर्नल २ कटि EPS रत्ना Ta 


| | होकर रोटी-वेटी-न्यवहार करने और दलितों को अपने:में दूध- 
J पानी की तरह एक कर लेने की श्रपील की थी | इस अवसर पर 
ध्यायंसमा जियाँ के नाम की गई श्रपील्न प्रत्येक श्रायसमाजी 
को अपने हृदय पर अंकित कर लेनी चाहिये | कद अपील यह 
थी--“श्रार्यसमाज के माने हुए वेदिक सिद्धांत ऐसे व्यापक और 
. स्वतः-सिद्ध हैं कि उनका आचरण में लाना ही उनका प्रचार दे । 
फिर जब स्वयं आचरया करने वाले प्रचारक अपने सिद्धांतों की 
सचाई प्रिय भाषण द्वारा सवे साधारण के सामने रखगे तो 
अनृत के खरडन की क्या श्रावश्यकता रद्द जायगी * जिन्हें | 
बैदिक सिद्धांतों की शक्ति पर विश्वास है, उन्ह खणडन की शरख \ 
लेने की जरूरत ही नहीं रहती | जब सत्य का सूये उदय होगा, 
तब शनृतरूपी रात्रिका अन्धकार स्वये दूर हो जायगा। में 
यह सामयिक नीति की ही सम्मति नहीं दे रहा। में सदा 
ऽप्रबलभ्नन करने योग्य मार्गे की ओर आय प्रचारकों को निदेश 
कर रहा हूँ | जिनके कल्याण के लिये तुम इस समय प्रयत्न करना 
चाहते हो, यदि वे ही ऐसे भड़क जाये कि तुम्हारी बात सुनना भी | 
न चाह तो अपनी सुधार की स्कीम, जो वास्तव में आये जाति के | 


_ स्स्स SS SS 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= नवम्बर सन्‌ १६२५ को आपने “आर्यसमाज में ary’ 
शीषेक से फिर एक लेख लिखा था | उसमें अपने यत्न के असफल 
होने के सम्बन्ध में आपने लिखा था--“मेरा लेख बहरे कानों 
पर पड़ा | ``" अब स्थिति यह हे कि दोनों दल मिलना नहीं 
चाहते | कोई तीसरा प्रयत्न उन्हें नहीं मिला सकता। दोनों में 


सिद्धान्त-मेद भी है aa उसी समय की प्रदीत्ता करनी चाहिये, | 


जब दोनों दलों के नेताओं के अन्दर आये जनता के लिये दया 
का भाव उत्पन्न हो |” उसी लेख में फिर आपने. लिखा था-- 
“मेरा प्रयत्न समाप्त हो गया, Ha इस विषय में दखल नहीं 
दूंगा । कहीं-कहीं गद्दीनशीनों की ओर से इस लिये भ्रममृलक 
झपवाद फलाये जा रहे थे, क्योंकि वे समक बैठे थे कि में उनके 
इन्द्रासन को छीनने के लिये यह सब प्रयत्न कर रहा gl यह 
उनकी भूल है। वह कौन-सा पद है, जिसे मैंने sea उत्सुक 
कार्यकर्ताओं की खातिर स्वयं नहीं त्याग दिया? m ठीक है कि 
यदि मेरी प्राथेना पर एकता हो जाती, तो कुछ यश मुझे भी 
मिल जाता; परन्तु यदि महात्मा हेसराज जी अपने भाई श्री 
रामदेव जी से मिल कर समभौता कर लें, तो जो यश उन्हे 
मिले, उसे देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी!” इन शब्दों के 
भावों को खोलने की अवश्यकता नहीं, क्योंकि इस जीवनी-की 
अपेच्ता उनका सम्बन्ध आर्यसमाज के इतिहास के साथ अधिक 


है। सारांश यह है कि दोनों शोर के नेता ही स्वामी जी के इस. 


> pa p NE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SAIMA 


“४४४४४४४४४४ 8 AAI AAT 


ESTE a zA 


अन्तिम यत्न के सफल न होने देने के दोषी थे। इस यत्न के 
विफज होने पर स्वामी जी को बहुत दुःख हुआ आपने यह सोच 
कर अपना समाधान क्रिया कि “sana के भोग ले क्रिसको 
कौन बचा सकता है ?” लेख के भअन्त में आपने दानों दलों से 
यह भ्रन्तिम प्रार्थना फिर की थी कि “क्या ही अच्छा हो यदि 
पञ्जाव से बाहर मत-भेद ओर विद्वेंषासि की चिनगारियां न Tg- 
याई जावे |” 

अमेरिका के तत्वद्शी डेविड ने आयसमाज का NEA 
की समस्त सामाजिक, धार्मिक एवं राजतीतिक गन्द्गी को भस्म- 
सात्‌ करने वाली अप्नि से उपमा दी थी alt उसके सम्बन्ध में 
यह. भविष्यवाणी की थी कि उसको बुमाने का ज्ञितना यत्न किया 
जायगा, उतनी ही तेजी के साथ वह प्रज्वलित होती जायगी । 
निस्सन्देइ, बाहर के यत्न उस why को घोमा नहीं कर सके, 
क्रिन्तु आपस्त की दुई ने उसकी निस्तेज-सा क्रिया हुआ है। 
स्वामी जी ने इस दुई को मिटाने का कई बार यत्न किया था 
आर यह अन्तिम यत्न था | आप यह समते थे कि इस दुद के | 
रहते हुए आर्यंस साज तेजस्वी, संग छेत और शक्तिक्षश्पन्न | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६३२ स्वामी श्रद्धानन्द 


इसको साम्प्रदायिक बनाने में लगे हुए हैं। आर्यसमाज को 
फिर से उस मार्ग की शोर; जिप्तके लिये क्षि दयानन्द ने उसको 
जन्म दिया था, निदेश करने की आवश्यकता स्वामी जी को इसी 
लिये अनुभव हुई थी कि आयसमाज उस ai का त्याग 
कर साम्प्रदायिकता की ओर झुक रहा था । कांग्रेस 
के बाद हिन्दू-महासभा से भी निराश होकर आर्यसमाज 
की झोर आये हुए ode को अपने द्वार से निराश 

` .लौटाने का ही फल आर्यसमाज इस समय तक भोग रहा है | 
झायेसमाज के व्यापक कार्यक्रम के एक अंग को लेकर, जिसके 
डारा स्वामी जी उसमें नया जीवन, नयी स्फूति और नयी जागृति 
पदा करने आये थे, महात्मा गांधी ने देश में नया संगठन, नया 
जीबन और नया आन्दोलन खड़ा कर दिया 2; जब कि आये- 
समाज जी-न की खोज में इधर-उघर भटक रहा है । इसमें 
सन्देह नहीं कि miam के सिद्धान्त, उन सिद्धान्तों की 
संचाई ओर उस सचाई का रूप इतना व्यापक, पवित्र शरौ 
ऊंचा है कि इस सम्बन्ध में दूसरा कोई उसका सुकाबला नहीं 
कर सकत: । परन्तु, साथ ही यह भी निर्विवाद दे कि सिद्धान्त 
ओर उनकी सचाई स्वतः निर्जीव हैं। केवल प्रचार द्वारा नहीं, 
| कितु ग्राचार an ही उनमें प्राण-प्रतिष्ठा की जा सकती है। ata 
a से पहले भी वेद थे, उनके सिद्धान्त भी थे और उनकी 
संचाई भी थी, परन्तु उन सब को लोग भूले हुए थे | क्रूषि 


j 
| 
{ 
| 


TTT 


-oea 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


्नन्तिम दिन ६३३ 


ने अपने आचरण द्वारा उनमें प्राण-प्रतिष्ठा करने के बाद ही 
प्रचार का काम हाथ में जिया था। सन्‌ १८२४ के कुम्भ पर 
प्राचार में कुछ कमी अनुभव होते ही ऋषि ने' फिर पहाड़ 
ओर जंगलों में तपस्या करने का मारग स्वीकार किया था। 
स्वामी जी भी इसी प्रकार आर्यसमाज को फिर से तपस्या के 
मागे की ओर ले जाना . चाहते थे । पर, Ba ग्ज को अभी 
SÀ कर्मी का फन भोगना बाकी था । देख, कमफल भोगने की 
इस योनि से आयसमाज का कब उद्वार होता हे ? 


१२. अन्तिम दिन 

शुद्धि-संगठन के आंरोलन को लेकर SUA जनता को स्वामी 
जी के विरुद्ध vend वालों को करांची को असग्ररी बेगम नाम 
की मुसलभान महिला की शुद्धि और मुकदमे से श्रच्छा अवसर 
हाथ आया | साम्प्रदायिक समाचार-पत्रों में मुकदमे की अति 
शीत रिपोर्ट an लगीं । अआयेसमाजियों पर औरतों और 
बच्चों को भगाने का दोष लगाने वालों को तो इस से एक ऐसा 
प्रमाण हाथ आ गया कि मुकदमे का Hae होने तक उन्होंने 
भी अपने दिल का गुब्बार निकालने में कोई कसर बाको न 
रखी । sama ana करांची से अपने दो बच्चों और भतीजे 
के साथ देहली आर्यसमाज में आई थी। वहां उस ने हिन्दू 
घर्भं स्वीकार करने की इच्छा प्रगट की | उस की इच्छा के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ड र 


| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६३४ स्वामी श्रद्धानन्द 


>>> 


००० ४८५४ श ८७४७४४ 


अनुसार उस का संस्कार किया गया आर “शान्तिदेवी? नाम 
स्वीकार कर उसने स्थानीय बनिता-श्राश्रम में रहते हुए हिन्दी, 
संस्कृत आदि ण्ढ॒ना शुरू किया । AS तान मास बाद उस के 
पिता मौलवी ताज मुहम्मद खां उभ it खाज़ते हुए देहली आये | 
कुज दिन बाद उस के पति अब्दुल cain भी आ गये। उन 
दोनों ने शांतिदेवी से मिलकर फिर से इस्लाम धर्म स्वीकार कर 
बापिस चलने के लिये आग्रह किया | पर, उस ने ऐसा करना 
Sat न किया। इस प्रकार रुष हो स्थानीय इस्लामी अंजुमनों 
से भड़काये जाकर उस के पति ने शान्तिदेवी, स्वामी जी, डा० 
सुखदेव, प्रो० इन्द्र, श्री देशबन्धु गुप्त, लाला गणपतराय और 
करांची आर्यसमाज के मन्त्री पर मुकदमा दायर करा दिया। 
शान्तिदेची पर बच्चों को भगाने और शेष सब पर उस को 
सहायता करने का आरोप लगाया गया था | मुकदमा खुब 
चला | लाहौर से बैरिस्टर बुलाये गये। स्थानीय अंजुमनों ने 
उस क) अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया | जून से दिसम्बर 
TP ZAAT चला । आखिर ता० ४ दिसम्बर सन्‌ १६२६ 
को सव अभियुक्त मुकदमे से बरी कर दिये गये ॥ जाहिल ga- 
ae x स्वामी जी के प्रति इतना अधिक भड़का दिया. गया 
इस प्रकार बेदाग छूट जाने पर भी उन में सुलगी 

G असन्तोष की आगं और ज्ोरों से भड़क CH} स्वामी जी 
ge करने की धमकियों के और भी गुमनास-पत्र आने 


4 


लौटे । लौट कर फिर ता० ८ दिसम्बर सन्‌ १६२६ को कुरुक्षेत्र 


| 


- दितों तक देहात की गदे और सर्दी में मोटर का सफृर करना 


ee = SE ert 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अन्तिम दिन ६३५ 


लगे | हापुड़, मेरठ, देहली आदि में इस सम्बन्ध में कुछ पैम्फलेट 
भी निक्राले गये | ख्वाजा हसन निजामी ने अपने पत्र “दरवेश? 
में भी इसी प्रकार के कुछ इशारे किये थे और कुछ नज़में भी 
शाया की थीं। स्वामी जी उन सब को अपने स्वभावानुसार 
Star की दृष्टि से देखते रहे । 

नवम्बर मास मं अपने प्रिय शुस्कुल कुरुक्षेत्र में, जो उन 
का सैनीटोरियभ था, जाकर आप कुक विश्राम करना चाहते 
थे और उस के बाद गोहाटी-कांग्रस जाने का बिचार था। 
गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता go सोमदत्त जी विद्यालङ्क'र को सत्र 
व्यवस्था करने के लिये पत्र भी लिख दिया था | पर, बनारस से 
श्री घनश्यामदास जी ब्रिड़ला के कई तार आने पर वहां जाने 
के लिये आप को बाधत होना पड़ा। बृद्ध और थका हुआ 
शरीर पहिले ही रोगों का घर बना हुआ था । बनारस में कई 


पड़ा; दिन में कई कई जगह बोलना पड़ा; .गले और फेफड़े 
को खांली तथा कफ ने धर दबाया | बीमार हो कर बनारस से 


जाने का निश्चय किया | गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के मुख्याधिष्ठ 


i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A 


स्वामी श्रद्धानन्द 


६२६ 


A IN ELI SS LISS NA PAPAL ILS OPE 


करने के बाद गुरुकुल Waa ही. तबियत बिगड़ गई | दुपद्दर के 
बाद उल्लटियां आने लगीं । बुब्रार में ही शाम को देहली लौट 
SAL डाक्टर सुखदेव जी ने परीक्षा की तो मालूम हुआ 
har निमोनिया? का आक्रमण था । दूसरे दिन से डाक्टर 
SAO का इलाज शुरू हुआ । डाक्टर झन्सारी पर स्वामी 
जी को बड़ा ही अदभुत विश्वास और श्रद्धा थो । आधी बीमारी 
उन के दशनसे ही दूर होजाती थी | डाक्टर अन्सारी को चार दिन 
के लिये रामपुर जाना पड़ा | पीछे बीमारी बहुत बिगड़ गई | पर, 
डाक्टर साहब ने लोटते. ही ama लिया | दो दिन में 
ही ज्वर उतर गया । डाक्रों ने भयंकर अवस्था के टल जाने 
आर कुछ ही रोज़ में नीरोग हो जाने की घोषणा कर दी। 
चिन्तित जनता को इस समाचार से कुछ शांति और समाधान 
भिला | पर, स्वामी जी के हृदय में अद्भुत परिबतेन दिखाई 
देने लगा। ज्वर उतरते ही बड़े सवेरे आप ने बसीयत लिखने 
तथा बक में रखे हुए सावेजनिक-घन और सब काम की सदू- 
व्यवस्था करने के लिये कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया । लोगों 
ने टालना चाहा तो स्वामी जी ने कहा--'अन्द्र से यह MATT . 
नहीं उठती कि में उठ खड़ा दोऊंगा । वसीयत लिख लो तो 
अच्छा है |” लोगों ने बात SIL पर टाल ही दी। दुपद्दर को 
| फिर आप ने प्राफेसर इन्दर जी को बेक में पड हुए रुपये के 
. | लिये निदेश देते हुए कहा--“इस शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। 


~ . RRR T ककि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


yian दिन 


JA एक काम जरूर करना | मेरे कमरे में श्रायेसमाज के इति 
हास की सामम्री पड़ी है, उसे सम्हाल लेना और समय निकाल 
कर इतिहास जरूर लिख डालना । इतिहास के लिखने में मुझे 
माफ़ नहीं करना | मैंने बड़ी-बड़ी भूल की हैं | तुम्हें तो मालूम 
है कि में क्या करना चाहता था और किधर पड़ गया! १” इतना 
कहते-कहते स्वामी जी का दिल भर आया और आप ने ote 
बन्द कर लीं | 

१५-१६ वषे गुरुकुल के ब्रह्मचारियों की चिकित्सा करते 
हुए रोटी देने का लालच दिखा कर रोगी में उठ बैठने की 
हिम्मत पैदा करने का नुसखा डा० सुखदेव जी ने गुष्कुल में 
ही ईज़ाद किया था | डाक्टर श्रपने बड़ से बड़े बीमार को भी 
बालक ही सममता है | इसी भावना से एक दिन डा० सुखदेव 
जी ने अपने सहज-स्वभाव में हँसते हुए कहा--“स्वामी जी, अब 
श्राप अच्छे हो रहे हैं। बस, दो दिन में आपको रोटी दे दूंगा 
she आप बैठने. लगेंगे ।” स्वामी जी ने कहा-“आप लोग तो 
ऐसा ही कहते हैं। पर, में अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा यह | 
शरीर सेवा के योग्य नहीं रहा । इस रोगी देह से श्रब देश का _ 
कया कल्याण होगा ? अब तो एक ही इच्छा है कि दूसरे जन 
में नये देह से इस जीवन का काम पूरा करूं?” | 

२१ दिसम्बर को व्याख्यान-वाचस्पति दीन 


भौर झापसे बोले--' स्वामी जी, झक से मालवीय जी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी श्रद्धानन्द 


हैं और आप उनसे एक वषे बड़े हैं। अभी हम लोगों को बहुत-सा 
कास करना है | आप क्यों इतनी जल्दी मोक्ष की तय्यारी 
करने लगे थे ? अब तो शाप राजी हो जाओगे ।” स्वामी जी 
का एक ही उत्तर था--“इस कलियुग में मोक्ष की इच्छा नहीं | 
में तो चोला बदल दूसरा शरीर धारण करना चाहता | अब 
ag शरीर सेवा के योग्य नहीं रहा । इच्छा है फिर भारतवर्ष में 
. ही उत्पन्न हो कर इसकी सेवा करूं ।॥” २३ दिसम्बर को देहा- 
वसान के कुछ ही समय पहिले Usa के मन्त्री स्वामी 
चिदानन्द, शुद्धिसभा के प्रधान सर राजा रामपालसिंह्द का 
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समाचार मालूम करने का तार लेकर 
आये । स्वामी जी ने जो उत्तर लिखवाया, उसकी ofan पंक्तियों 
का आशय यह था--“अ्रब तो यही इच्छा है कि दूसरा शरीर 
धारण कर शुद्धि फे अधूरे काम को पूरा करूं |? 
डाक्टर, सेवक तथा भक्त लोग इन आंखों से केबल बाहर 
की अवस्था देख रहे थे, पर तपस्वी अन्तरात्सा की अबस्था देख 
रहा था और देख रृह्दा था उस ओर, जिधर से उसको अन्तिम 
दिन का बुलाया आ रहा था। उसकी जिन बातों में छोटी 
बुद्धि वाले सांसारिक लोगों को निराशावाद जान पड़ता क्षा, 
उनमें वह निश्चित और सत्य भविष्य की झोर संकेत कर रद्द 
ह । कहते हैं, मृत्यु बिना बुलाये आती है; परन्तु दूरदृष्टि वाले 
A संन्यासी का अन्तरात्मा, बीमारी से सक्ति-लाभ करने के बाद भी, 


Õ- -SSS 


Se ee. जा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अमर -पद की प्राप्ति ६३६ 


न्च्स्च्न्न्न्ल्न्ल्ल््शल्श्ल््ल्ंल्ल्क्लत्क्रतक््लल्ल्चश्स्स्स्श्चख्य्य्य्य्ल्स्स्लटर 


मालूम होता है, उसको स्वयं ही दला रहा था और ज्जीया-शीण 
र को बदल कर नये वस्र पहनने की तय्यारी कर रहा था | 


१३, अमरपद की प्राति 


प्रोफेसर इन्द्र जी प्रतिदून की भांति तारीख २३ दिस- 
म्बर सन्‌ १६२६, ४ पौष सम्वत्‌ १६८३, की दुपहर को 
स्वामी जी के दशनों के लिये गये। कमरे सब खुले पड़े थे 
six भीतर सब गाढ़ी नींद सोये हुए थे। कई दिनरात की 
मेवा से थके हुए स्वामी जी के मन्त्री श्री-धर्मपाल जी विद्यालङ्कार 
पास के कमरे में और सेवक धमेसिह स्वामी जी की चारपाई के 
पास दरी पर सोये हुए थे । सोते से किसी को जगाना उचित 
न समक शाम को Wa करने की इच्छा से श्राप लोट 
sa) ईसाई से आरयेसमाजी बने हुए एक लड़के को ऊपर भेज 
दिया, जिस से स्थान श्ररच्तित न रहे । लगभग ढाई बजे कुछ 
सज्जन श्रा बेठे: जिन में ero सुखदेव जी, कृन्या कुरुकल की 
amat विद्यावती जी, भक्त जमनादास जी इत्यादि भी थे। 
पीने आर बजे स्वामी जी ने सब को विदा किया | सेवक धर्मसिह 
ने कमोड़ ला दिया और स्वामी जी नित्य कर्मो से निवृत्त हो 
सनद के सहारे सावधान होकर ऐसे Fo गये, मानो अभृत पीने 
के लिये तय्यार हो कर ही ad थे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


] 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


D 


६४० स्वामी श्रद्धानन्द 


ETF eee 


कमोड उठा कर बाहर रखा ही था कि सीढ़ियों में एक 
युवक दिखाई दिया | डाक्टर का आदेश था क्रि अधिक लोग 
स्वामी जी के पास न आयें। आप को पूरा आराम करने दिया | 
जाय | सेवक के रोकने पर भी उस ने दशन करने का श्राग्रह 
किया | स्वामी जी ने आवाज सुनी site कहा--“कौन' है, 
sar आने at!” अन्तिम दिन का सन्देश लेकर जिस के 
aia की इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उस को 
सीढ़ियों के ऊपर, घर के द्वार तक, आ जाने के बाद खाली 
कैसे लौटाया जा सकता था ? अन्दर आकर उस ने स्वामी जी . 
से कहा--“स्वामी जी, में आप से इस्लाम के gales कुछ 
शुफ़तगू करना चाहता हू ” स्वामी जी ने उत्तर दिया--“भाई, 
में बीमार हूँ । तुम्हारी दुआ से राज़ी हो जाऊंगा तो बातचीत 
करूंगा ।” पानी मांगने पर स्वामी जी के आदेश से सेवक ने 
उस को पानी पिल्ला दिया | 

पानी पीकर भीतर आते ही उस हत्यारे ने मसनद के सहारे 
बेठे हुए स्वामी जी पर पिस्तौल दाग दी । आंख की एक झपक 
में दो फ़ायर हो गये । लपक कर सेवक ने हत्यारे को पीछे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ES की प्राप्ति ६४१ 


TITTIES 


में ही था कि धमेपाल विद्यालकार ने आकर उसको दबा 
लिया | एक हाथ रिवाल्वर वाले हाथ पर और दूसरा उस पर 
रखे हुए उसको श्राध घणटा द्त्राये रखा | 

लुढ़कते-पुढ़कते धर्मसिंह ने मकान के छउ्जे पर पहुंच कर 
शोर किया तो लोग दौड़े हुए चले आये बिजली की तरह | 


शहर में बात फैल गई । चारों श्रोर मातम छा गया I 
जिसने सुना बही सन्न रह गया । अन्छ्वा होने का समाचार 
सुनते-सुनते सहसा वैसे अवसान का समाचार सुनने के लिये 
| कोई तय्यार नथा | फिर देहली की हिन्दू आबादी के ठीक 
बीच नया-बाजार में वैसी दुर्घटना का घटना विश्वास से कुछ परे 
की चीज़ था | फिर भी लोग दौड़े चले आये । ग्रन्तिम दशेनों की 
लालसा ने लोगों को विव्हल कर दिया | नया-बाज़ार में जनता 
की बाढ़ आ गई | बडो रात तक वहां वसा ही दृश्य बना रहा | 
देहली की सड़कों, बाजारों, गलियों, geet, दुकानों ओर घरों 
में--सब जगह और सब के मुह पर एक ही चर्चा थी। वह 
दुघेटना क्या थी, देहली पर कल्पनातीत भयंकर बज्रपात था | 
यह (२३ दिसम्बर सन्‌ १६२६-८ पौष सम्बत्‌ १६८३-- 
गुरुवार ) वह दित था, fre दिन सूये-भगवान्‌ ने दक्षिण की | 
| ओर से उत्तर को प्रस्थान किया था और कोई पांच हज़ार वषे | 
पहिले महाभारत के भोष्म पितामह ने शर-शय्या पर पड़े हुए 
स्वेच्छा से प्राणों का विसजन किया था ओर श्रब देइली के 


७... डी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६४२ स्वामी श्रद्धानन्द 


भीष्म पितामह, जनता के हृदय-सम्राटू स्वामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज ने भारत की प्राचीन आयसंस्कृति के asa में छाती 
पर गोली खाकर अपने प्राणों का विसजेन किया था | 

gio चिम्मनलाल किक्क्रानी, डा० अन्सारी और डा० 
अव्दुरंहमान आदि ने परीक्षा की और शरीर के बिलकुल ठंडा 
होने की सूचना दे दी । रोगी देह तो पहिले ही ठंडा होचुका 
था, गरम दवाइयों की गरमी से उसको ज़बरन गरम रख कर, 
यमराज के साथ लडाई लड़ते हुए, प्रकृति की अवश्यम्भावी घटना 
को टालने की व्यर्थ कोशिश की जारही थी । वह टल कैसे सकती 
थी ? पर, उस कमेशील जीवन को उस बुढ़ापे में भी श्रन्तिम दिन 
अन्तिम सांस बीमारी के बिस्तर पर ही सिसकते हुए नहीं लेना 
था | अपितु, जीवन की श्रवश्यम्भावी उस अन्तिम घटना को 
जीवन से भी अधिक स्फूतिदायक बना जाना था और इस 
संसार से जाते-जाते भी कुछ करते हुए ही जाना था | मुंहमांगी 
मुराद की तरह आपको बीर गति प्राप्त हुई | उकसाये हुए मतान्ध 
बेचारे अव्दुल रशीद को क्या मालूम था कि जो कुछ वह करने 
आया था, उससे ठीक उलटा ही होगा । वह नहीँ जानता था 
कि वह अपने उस अधम कृत्य द्वारा इस्लाम की चादर पर कभी 
न धुलने वाला एक काला दाण लगा जायगा और जिसको वह 
इस संसार से मिटाने आया था, उसको सदा के लिये अमर बन' 
जायगा? निश्चय ही स्वामी जी को वह अमर-पद प्राप्त ह्य़ा 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A $ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है | 


क्ट 
i 
Z 
a 
g 
ha 
g 
व्ष 
तज 
2 
H 


I 
E 
k 
हि. 
न 


श्रडानन्द-वाजञार से अर्थी के विराट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रमरपद की प्राप्ति ६४३ 


जिसकी खोज में दुनिया पत्थर-पहाड़-कन्दरा, मन्द्र-मसज़िद- 
Tat और मथुरा-काशी-काबा आदि में भटकती फिरती हैं । 

गोली चलने के आध घरंटा बाद पुलिस घटनास्थल पर | | 
पहुँची | उसके थोड़ी देर बाद सीनियर सुपरिटेणडेयर-पुलिस ' | 
मागेन और शेख नजरुल हक oy | हत्यारे को सिपाहियों के | | 
सुपुर्द कर जांच. शुरू की गई । कुछ दिन मुकहमा चलने के बाद 
हत्यारे को फांसी की सज्ञा हुई | प्रीवी-कॉसिल तक मुक़दमा 
लड़ा गया | पर, वहां से भी फांसी की सज़ा बहाल रही । | \ 
इस्लाम को नापाक़ करने वाले मुसलमानों ने तो हत्यारे को है 
cus? के पद से सुभूषित किया और प्रीवी-कौंसिल में की गई | 
अपील के रद्द होजाने पर भी स्वामी जी के Jas नाते प्रो? | 
इन्द्र जी ने उसको फांसी न देकर इस्लाम के हाथों में 
किस्मत का फेसला छोड़ देने की सम्मति प्रगट की | | 

स्वामी जी के शव का देहली में भूतो न भावी स 


के बल दौड़ा चला आया । EREI से गुरु ते गुर 


र 
iq 
LF 


E 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६४४ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 


7 म णाचा पाका 


था । जनसमूह का उस दिन देहली में समाना कठिन था | दो-ढाई 
मील पर नरमुण्ड ही नरमुयड दीख पड़ते थे । अर्थी इतर-फुलेल 
ओर फूलों की वर्षा से इतनी भारी होरही थी कि उसको सम्हा- 
खना केठिन होरहा था | शहर के मुख्य-मुख्य भागों में घुमता 
EM जलूस सवेरे का चला हुआ दुपहर बाद जमुना के किनारे 
पहुंचा | अपने हृद्य-सञ्जाट्‌ के नश्वर शरीर को अग्नि-देव 
की EN देहली के निवासी श्रपने घरों को ऐसे खाली हाथ- 
लौटे, जैसे उनका सर्वस्व ही लुट गया था, जैसे sata बालक 
e SERE से बिलकुल अनाथ होगया था 
लखपति बन में बे 
दिबाला ही पिट गया था : eer 


१४, सिंहावलोकन 
स्वामी जी को जौवन की जिस अन्तिम घटना से श्रमर-पद 
आप्त हुआ और जिसने श्रापकी मृत्यु को कमेशील जीवन से भी 
अधिक स्फूर्तिदायक बना दिया, उसी से आपके सम्बन्ध में एक 
निराधार भ्रम भी पैदा हो गया और अपके उत्कृष्ट सावेजनिक 


इसी दृष्टि से आपका देहावसान 
“lg था और मृत्यु ने आपके लिये “अच्दुल- 
wie को श्रपना साधन बना कर स्पष्ट ही अपके साथ छल- 


= NA दि 


गि 
| 


j 
cAi 


५५0 मळ 


cya 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सिंहावलोकन ६४५ 


कपट से काम लेते हुए विश्वासघात किया था । जिस देश में 
सनुष्य-जीवन का श्रौसत २३ बषै हैं और नेताओं के लिये आयु 
की अवधि अधिक से अधिक ५० वष है, उस देश में ७०-७२ 
वर्ष की आयु प्राप्त करना और जीवन की अन्तिम घड़ी तक भी 
लॉकसेवा करते हुए ही प्राण न्यौल्ावर करना एक श्रसाधारण 
घटना हे; ऐसे जीवन का अन्त असामयिक नहीं है। फिर 
4 रशीद? सरीखे दीवाने siz मतान्ध किस समाज, जाति 
तथा देश में नहीं हैं ? भाषा तथा भावों को अनाचार का साधन 
बना कर अपने धमे की सेवा कौन कर पाया है श्रौर किसने इस 
प्रकार अपनी जाति का सिर ऊंचा किया है ? शुद्धि-संगठन ओर 
तबलीग-तेजीम की se में भारत के इतिहास, मारत के महा- 
त्माओं और मनुष्य जाति के पथप्रदशकों की जो छीछालेदर की 
गई थी, उससे किसी उच्च sax की प्राप्ति क्या हो सकती थी ? 
उससे तो इस देश में “अब्दुल रशीद? सरीखे दीवाने ही पैदा हो 
सकते थे । मृत्यु ने अब्दुल रशीद? को श्रपना साधन बना कर 
मज़हबी-पागलपन की ओर sta मुद कर दौड़ते हुए भारतीयों 
के पैर में भयानक ठोकर लगा उनको सचेत ही किया था । मृत्यु 
के मुख से स्वामी जी को सुरक्षित बाहर निकाल लाने वाले 
डा० अन्सारी के मुकाबले में 'अव्दुल whe’ को खड़ा करके 
मृत्यु ने जो Raa दृश्य उपस्थित किया था, sto इन्द्र जी 
विद्यावाचस्पति ने उसका कितना सुन्दर चित्र अंकित किया था ! 


नमन ळे. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri —— Haridwar ae we = 


| 


| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६४६ स्वामी श्रद्धानन्द 


आपने लिखा था--“भाग्यों का चक्र यह्‌ है कि एक मुसलमान 
ने उन्हें मौत के मुह से बचाया और दूसरे ने तमंचे के घाट उतार 
दिया। परमात्मा की age लीला ऐसे ही रूपों में sa को 
प्रगट किया करती है । sro अन्सा री और अब्दुल रशीद मनुष्य 
जाति के रोशन ओर ee पहलुओं के दो नमूने हैं । श्राने वाली 
सन्ताने दोनों से उपदेश ग्रहण किया करेंगी |” “अब्दुल रशीद! के 
पीछे समस्त मुसलमान जाति को डा० अन्सारी फे रहते हुए केसे 
'वहृशी? या 'बरबर' कहा जा सकता है ? जो मुस्लिम-सभ्यता 
Slo अन्सारी, मौलाना आज़ाद, स्वर्गीय हकीम साहब आदि 
को जन्म दे सकती दै, उसको जानने तथा सममने की सहृदयता, 
क्षमता और निरपेक्षता अपने अन्दर पैदा किये बिना, कैसे एका- 


एक उसकी निन्दा की जा सकती है ? sata बालक जमीन से . 


ठोकर खाकर गिरने के बाद जमीन को ही मारता siz दुगुनी 


चोट खाता दै। कया हम को भी वैसा ही अबोध बन कर दुगुनी ` 
चोट खाने की मूखता करनी चाहिये ? ‘soga रशीद? तो मृत्यु | 


का साधन या बहाना ही था, इसलिये सब रोष, द्वेष अर क्रोध 
मृत्यु पर ही पूरा करना चाहिये | -- और मृत्यु भी क्या हे ? 
मनुष्य की अपनी कमजोरी का नाम ही मृत्यु है । वह पेड़, जिसकी 
जड़ इतनी कमज़ोर पड़ जाती हैं कि वे तेज हवा का मोका सहन 


नहीं कर सकतीं, गिर कर नष्ट हो जाता है । हिन्कु-समाज 
दुगेति, अधःपात और मृत्यु से वचना चाहता है तो उसको | 


b 


p 


xt 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सिहावलोकन ६४७ 


अपनी एक-एक कमजोरी को परख-परख कर दूर करना होगा | 
नहीं तो मृत्यु नहीं टलेगी | वह अवश्य आयेगी | भले ही वह 
कौरव VS के युद्ध, याइव-दल के सर्वनाश, महमूद गज़नवी 
के श्राक्रमणा आर विदेशी राजसत्ता में से किसी नी रूप में क्यों 
न अराय ? स्वामीजी के संगठन तथा शुद्धि के ्रान्दोलन कः यही 
सन्देश था | मुस्लिम-ट्रेष के शब्दों में उसका अर्थ करना सत्य 
की स्र्ष्ट हृत्या और वस्तुस्थिति का जान-वृक कश विपर्यास 


करना है | 


मनुष्य के बाहर के कार्य उसके भीतर की भावना के निदशक 
हैं । अनुकरण भीतर की भावना का होना चाहिये, बाहर & 
कार्यों का नहीं | भावना स्थिर वस्तु है, बाहर के काये नश्वर हैं | 
भावना शुद्ध और पवित्र है, बाहर के कार्यो पर परिस्थिति का 
मेल चढ़ा रहता है | भावना ही sau है, कार्य तो उसकी ओर 
केवल संकेत करने वाले हैं | स्वामीजी की जीवनी का पारायण 
करने वालों को उनक्री भावना की तह तक पहुंचने का यत्न करना 
चाहिये और उसी को अपने जीवन का श्रादश बनाना चाहिये | 
स्वामीजी के व्यक्तिगत और सावेजनिक जीवन की भावना को | 
ब्रह्मचर्य, सत्य, श्रद्धा, तप तथा,त्याग के शब्दों में व्यक्त किया ज 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


> ४८ स्वामी श्रद्धानन्द 


STO रायाला या 7 


सार ‘Tepe कांगड़ी? है | उनके सत्य और श्रद्धा क. सम्बन्ध में 
बिश्‍व-कावि रवीन्द्र ने ठीक ही लिखा था--“सत्य क प्रति निष्ठा 
का आदर श्रद्वानन्द इस दुल देश को दे गये हैं | सत्य के प्रमि 
श्रद्धा क उस श्रद्धानन्द को उनके चरित्र के nea हम साथक 
Bat में देख सकते दैं।” तप और त्याग क) दी यह परिणास 
था कि बवासीर, खांसी, जुकाम तथा हरनिया और श्वन्तिन 
वर्षो में न्राइड डिसीज से घिरे हुए होने पर भी आप १२ महीने 
आर २४ घयटे कमर कस कर तैयार रहते थे | ३.4 तपस्त्री जीवच 
से ही चा आपको ऐसा डील-डोल और स्वास्थ्य प्राप्र हआ था 
कि 'पोस्ट मार्टेम! करने वाले डाक्टर भी आपकी wade 
करके हैरान रह गये थे । शरीर का अङ्ग-प्रतथङ्ग ढुए-एए कोः 
मज़बूत था | व्यक्तिगत जीवन का यह्‌ चित्र ल ऊ लिये शादी 
न सकता | 
oe सर 
; ० 
चरित्र तथा zur को HRA बनाया जञा सकता asirai 
; साइस के अवतार, सचाई के धनी, संयम + उप सक्र, 


a मम सर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| sities ९२४ में म्पद्वासस-प्रांत्त कडी 
SIKAT 2s वो शान्त 


बाई ओर से सवंश्री आर० नटसन, To केशवदेव ज्ञानो 
सिद्धांतालंकार, काहनचन्द वर्मा, सेवक धर्मसिह, जेठाभाई 


— = ar 2222-53 ES. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अपस्कर अ अस्य ae | के जब चर चा > ay 
| eer POPPY SHE Sy aly Praag सफाया । 
| = 
| 
| 

वा से दाए पं० पूर्णानन्द महोपदेणक, लाला रामकृष्ण 

Alo To सभा पंजाब), लाला लव्भूराम नैयर, 

sto PRETEN, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर qo सूयंदेव 

+: | 
k LB ह. 


वलिदान के वाद अमरणटी 
दान क वाद अमरणहीद स्वामी श्रद्धानन्द 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 ee शशश. as नट द . ७ बन जा 
T 


} Digitized by Arya Samaj Fquadation Chennai ang,eGangotri 
SID CS oo Taco -AH H उपन्य्तल्तम्प 


Beaton ua set fiers 


आचाय गंगादत्त ५० भीमसेन शर्मा 
(प्रथम आचार्य) (साहित्य के अध्यापक) 


Yo नरदेव शास्त्री आचायं रामदेव 
(अध्यापक) प्रथम मुख्याध्यापक, प्रिन्सिपल 
एवं आचार्य 


“mses “ह. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


get 
पं र पद्मसिह शर्मा Alo maaa बी. ए. 
(साहित्य के अध्यापक) (विज्ञान के अध्यापक एवं 
मुख्याध्यापक) 


श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 


~ fi डॉ f: = 
. (कला के शिक्षक) ० चिरंजीव भारद्वाज 


(चिकित्सक) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


/ To लक्ष्मीशंकर ae आदित्यराम भट्टाचायं 
| (बनारस कॉलिज में अध्यापक) (म्योर कालेज इलाहावाद में 
संस्कृत के अध्यापक) 


guot 


Go अम्बिकादत्त व्यास 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Ka 


ee . . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


neice gelam as anfasas faa 


t0454 


पंडित गुरुदत्त आर्येपथिक Fo लेखराम 


महात्मा गांधी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


/ 6८ 
| 4 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| | 


== iling 
Pera AR 


था वाद RR TSE - "स्य 
_ — Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सत्यदेव विद्यालंकार 


१ अवटूबर, १८६७ को नाभा (Jo पंजाब) में जत्म । 
विद्यालंकार (गुरुकुल, १९२०) । दैनिक fasu 
(दिल्ली), “राजस्थान केसरी' (नागपुर), दैनिक 
मारवाडी', 'प्रगवीर' (नागपुर), 'नवयुग' (अकोला), 
दैनिक saaa (कलकत्ता), दैनिक faafaa 
(कलकत्ता), दैनिक faafaa (दिल्ली), अमर 
भारत” (दिल्ली) में संपादन; दैनिक (हिन्दुस्तान 
(दिल्ली) और दैनिक 'नवप्रभात' (उज्जैन, इन्दौ, 
भोपाल) के आदि संपादक । | 


| प्रमुख रचनाएँ : गांधी जी का मुकदमा, दयानन्द 
दर्शन, जतरंल अवारी, आर्यसमाज किस ओर, स्वामी 
श्रद्धानन्द, आये सत्याग्रह, जयहिन्द (तीन खण्डों में); 
लालकिले में, टोकियो से इम्फ़ाल, जीवन-संघर्णे 
(महाशय कृष्ण का जीवन-चरित्र), धुन के धनी 
(जयनारायण व्यास का जीवन-परिचथ), बसंतलान. 
मुरार का स्मृति-ग्रन्य, आज का मध्य भारत, परदा, 
राष्ट्रधर्म, हमारे राष्ट्रपति, लाला देवराज, राष्ट्रवादी, 
दयानन्द आदि | 


छात्रावस्था से ही पत्रकारिता के प्रति रुचि होने के 
कारण गुरुकुल में 'राजहंस', 'अद्भुत', 'विजयदशमी' 
\ (दैनिक) तथा 'समालोचक' (दैनिक) हस्तलिखित 
\ पत्रों का संपादन । स्वामी श्रद्धानन्द जी के 'सद्धर्म- 
प्रचारक' एवं 'श्रद्धा में कार्य करते हुए पत्रकारिता 
की दीक्षा प्राप्त । १९२० में गांधी जी और जमना: 
लाल बजाज के निकट संपर्क में आकर वर्धा-आाश्रम 
में निवास । राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने के कारण 
कई बार जेल-यात्राएँ । १६५४ में प्रज्ञाचक्ष होने के | 
बावजूद धुन के धनी होने के कारण अपना लेखनः | 
कार्य निरन्तर जारी रखा और जीवन पर्यन्त इसी मैं | 
लगे रहे । ३१ मार्च, १६३५ को पंजाब सरकार द्वा र 
“जय साहित्य” नामक अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट १ 
सम्मानित | निधन २५ जून, १६६५ को दिल्‍ली में। | 


७ fur ul Kangri Collection, Haridwar 


ennai an 


श्री श्रद्धानन्द अनुसंधान प्रकाशन केंद्र 
/ 


के नये प्रकाशन 


, सं० विष्णुदत्त राकेश 
| L. वैदिक साहित्य, संस्कृति एवं समाज दर्शन 500.00 


| 2. शोध-सारावली (संपादित) | 220.00 


प्रियव्रत वेदवाचस्पति 


3. वेद और उसकी वैज्ञानिकता 3000.00 
\ 
4. श्रुतिपर्णा 95.00 


Sto विषणुदत्त राकेश 
| सं० सुर्यकांत श्रीवास्तव, जगदीश विद्यालंकार 
5. क्लासिकल राइटिंग ऑन वैदिक एण्ड संस्कृत 
लिट्रेचर (अंग्रेजी) ; : 800.00 
प्रियव्रत वेदवाचस्पति ; ; : 
, वेद का राष्ट्रीय गीत ` 200.00 


s Y 
tion, Haridwa 


